हिन्दी काव्य में निर्ग॑ण संप्रदाय 


मध्ययुगीन भारतीय सन्‍्तों के रहस्यवाद का एक अध्ययन । 


लेखक--- 
स्‍्व० डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, 
एम० ए7०, एलएल ० बी०, डी० लिट ० 


अनुवादक--- 


श्री परशुराम चतुव॑ंदी 


सम्पादक--- 


डा० भगोरथ मिश्र; एम्‌० ए०, पी-एच० डी० 
लखनऊ विश्वविद्यालय 


सं०.२००७ वि० ] | मूल्य ७) 


प्रकाशक । 
अवध पव्लिशिंग हाउस 
पानदरोबा, लखनऊ 


प्रथम संस्करण 


> म॒द्रक 
० नेव-ज्योति प्रेस 
पानदरोबा, लखनऊ 


/ ह न 
हिन्दी काव्य पें निगण संप्रदाय 


श्री विद्यागुरुत नमः 


प्रेम और विश्वास के पातज्षञात रूप 
पं० मदनमोहन मालवोय जी को 


सादर | 


ू ध्ह् की तो , # 
साई मेंती साँच चलि, ओराँ से सुध भाई । 
भाव लाँबे केस रखि, भावे घुरड़ि मुड्ाय ॥ 
- कबीर 


जे पहुँचे त कहि गये, तिनकी एके बाति । 
सबे सयाने एक मति, तिनकी एके जाति ॥। 
+दीद 


वक़व्य 


ईइवर को अनेक धन्यवाद हैँ कि श्राज हम स्वर्गीय डा० बड़थ्वाल 
की प्रधान एवं ख्यातनामा अंग्रेजी कृति 'दि निर्गण स्कूल आफ हिंदी 
पोएट्री' ([॥6 'साइपा $000] ् जार 706४9) का 
हिंदी रूपान्तर प्रकाशित करने में समर्थ हो सके हें | मूल पुस्तक डाक्टरेट 
की उपाधि के निमित्त थीसिस के रूप में लिखी गई थी जिसकी उसके 
परीक्षक़ों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा को थी। स्वयं डा० बड़थ्वाल अ्रपनी 
इस प्रिय कृति को हिंदी में अत्यन्त, मौलिक रूप में निकालना चाहते 
थे जिसमें विषय से सम्बंधित पीछे के शोधों-हारा उपलब्ध समस्त 
तथ्यों का भी समावेश रहता । इसी कारए उन्होंने मल पुस्तक के 
केवल पहले, दूसरे और छठ अ्रध्यायों का ही अनुवाद करके आगे के 
अनेवाद-कार्य को अनुकूल एवं उपयुक्त समय तक के लिए स्थगित 
कर दिया था । उक्त तोन अध्यायों का अनुवाद “हिंदी काव्य में निर्मणण 
संप्रंदाय” नाम से हुआ था और वह अंत के थोड़े से अंश को छोड़कर 
उस समय तुरन्त ही ागरी प्रचारिणी पत्रिका' के पंद्रहवें भाग में 
छुपा था । इस छूपे अंश से ही पता चल जाता है कि अनुवाद को 
सौलिक बनाने में किस प्रकार संशोधन और परिवर्द्धन का कार्य हो. 
रहा था । अस्तु । मूल पुस्तक के साथ-साथ इस अनवाद की भी बड़ी 
ख्याति हुई और हिंदी प्रेमियों की ओर से पुस्तक के हिंदी संस्करण 
की भी माँग होने लगी । डा० बड़थ्वाल इस माँग की पूर्ति को ओर 
सर्वेष्ट तो बहुत*थे पर अन्य कार्यों ने उनको इस प्रकार व्यस्त रखा 
कि वे. उत्कट इच्छा रखते हुए भी जीवन पर्यत इसको आगे नहीं बढ़ा 


सके । इस प्रकार होनहार के आगे कुछ न चल सकी और मौलिक 
अनुवाद की बात सर्दर्व के लिए जाती रही । 

प्रस्तुत हुदी संस्करण का नामकरण और उसके अथम तोर्य 
श्रध्यायों ( मूल पुस्तक के प्रथम, द्वितीय और षष्ठ श्रध्यायों ) का 
अनुवाद जेसा कि पूर्वोक्त विवरए से स्पष्ट है डा० बड़थ्वाल का दिया 
हुआ हूं । शेष का अनु वाद और सम्पादन विद्वद्यय पंडित परशुराम जी 
चतुर्वेदी (बलिया) और डा० भगीरथ मिश्र (लखनऊ विश्वविद्यालग्र) 
ने किया हूं। श्री चतुर्वेदी जी प्रस्तुत विषय के प्रेमी तो हैं ही, साथ ही 
साथ इस विषय का उनका गंभीर श्रध्ययन हें । मीरा के पदों के सम्पादन- 
द्वारा और हिंदुस्तानों श्रादि पत्रिकाओं में निकले संत-साहित्य विषयक 
उनके निबन्धों से उनका नाम सर्वेविदित हूँ । प्रस्तुत संस्करण में शेष 
अनुवाद और भूसिका-लेखन उन्हीं का है । डा० सिश्र लखनऊ विदव- 
विद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक हें श्रौर सुकवि होने के श्रति- 
रिक्त “हिंदी काव्यज्ञास्त्र का इतिहास” नामक साहित्यशास्त्र-संबंधी 
अपनी सुंदर एवं प्रधान रचना-द्वारा विशेष ख्याति प्राप्त कर चुके हें। 
वे डा० बड़थ्वाल के पदु शिष्यों में से हें और उनकी भाव, भाषा और 
शली से अश्रच्छी तरह परिचित हैं। इन्हीं दृष्टियों से उन्होंने संपादन- 
कार्य किया है । नवीन अनुवाद को सुव्यवस्थित रूप में सजाकर और 
उसमें उचित संशोधन तथा परिवर्द्धन करके उसको डा० बड़थ्वाल के 
अनुवाद के-अनुरूप बनाने का उन्होंने प्रयत्त किया है। सम्पादन का 
विशेष अभिप्राय भी यही था । क्योंकि एक तो अनुवाद दो तरह के 
हो गये थे जिनमें भाव, भाषा और शोली की दृष्टि से सामंजस्य 
स्थापित करना आवश्यक था दूसरे नवीन अनुवाद में मूल के भावों 
को रक्षा करता भी था। संपादत- कार्य एक कला «हे जिसका 
काम यही है। अतः सोभाग्य से इस कारये में डा० मिश्र की सहा- 
यता हमें प्राप्त हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि डाक्टर 


8... 


बड़;वाल की मूल कृति को उसके तुल्य ही हिढो में भी उत्तम बनाने 
का भरसक उद्योग किया गया हें । आशा है विज्ञ पाठक इसका ऋादर 
कर हुमारा परिश्रम सफल करेंगे । 
पुस्तक को श्राकषक सजधज के साथ प्रकाद्षित करने में और 
उसको मुद्रणकला के आधुनिकतम उच्चस्तर पर शुद्धतापुर्वक छापने 
में अवध पब्लिशिंग हाउस' के श्रध्यक्ष श्री भगुराज जी भार्गव ने 
जो परिश्रम किया हें वह अत्यन्त सराहनीय हे । इसके श्रतिरिक्त 
उन्होंने डा० बड़थ्वाल की समस्त अ्रप्रकाशित पुस्तकों और लेखों को 
भी प्रकाशित करने का भार अपने ऊपर लेकर और उनन्‍्तके परिवार 
को बिना किसो संकोच के अ्रप्रिसम आथिक सहायता प्रदान कर जिस 
उदारता का परिचय दिया है वह कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। डा० 
बड़थ्वाल के स्वगंस्थ हो. जाने पर उनकी अ्रप्रकाशित रचनाओ्रों को 
छापने का एक कठिन उत्तरदायित्व हमारे ऊपर आ पड़ा था, परन्तु 
श्री भार्गव जी की कृपा से उसे निभाना अब हमारे लिए बहुत सरल 
हो गया हे * 
प्रस्तुत पुस्तक के प्रूफ देखने तथा अनुवादित लेख को शुद्धतापुर्वक 
प्रतिलिपि करने में श्री रामसहाय पाण्डेय “चन्द्र! ने विशेष परिश्रम 
किया हैं, श्रतः वे भी हमारे धन्यवाद के पात्र हे । 
यहाँ थोड़ा सा उल्लेख “डा० बड़थ्वाल स्मारक टृस्ठ” का भी 
कर देना आवश्यक हे। उसके विज्ञापनों से बहुत से लोगों में अभी यह 
धारणा बनी हुई है कि डाक्टर बड़थ्वाल की श्रप्रकाशित रचताओओं को 
प्रकाशित करने का भार उसने अपने ऊपर ले लिया है, परन्तु वास्तव 
में बात ऐसी नहीं हे । डाक्टर बड़थ्वाल की मृत्यु के पद्चात झ्ीघ्र हो 
उनके परम" विश्वासपात्र और तिकठस्थ सम्बन्धी श्री ललिताप्रसाद 
जी नैथानी ने उक्त टस्ट की एक अगकर्षक योजना उनके कुदुंबियों के 
सम्मुख प्रस्तुत की थी जिसने उन्हें मोह लिया था। उसमें डाक्टर 


2 820 


बड़थ्वाल की अ्प्रकाशिज्ष रचनाओ्रों को प्रकाशित करने, उनके द्वारा 
संगृहीत, मुद्रित एवं प्राचीच हस्तलिखित पुस्तकों को सुरक्षित रखने 
और उनके परिवार की श्राथिक सहायता करने की वें सभी बहतें, थीं 
जिन्हें वे लोग सहषे चाहते ये । श्रतः श्री नेधानोजी ने श्री भक्‍तदशेन 
जी के साथ उपयुक्त समस्त सामग्री को टटोलकर उसकी सूची बनाई 
और संगहीत मुद्रित-ग्रंथ तथा डाक्टर बड़थ्वाल की बहुत सी रचनाएँ 
साथ लेते गये । उन्होंने टुस्ट का काम आरंभ कर दिया था और 
कुछ निबन्ध बाबू सम्पूर्शानन्द जी को सम्पादन करने के निमित्त दें 
दिये थे जो काशी विद्यापी5ठ से “योगप्रवाह” के नाम से प्रकाशित हुए । 

इतना सब बिना किसी लिखा-पढ़ी के हुआ था परन्तु कुछ दिनोंपरांत 
जब हिंदी साहित्य सम्मेलन से अपने के लिए “जोगेश्वरीवाणी' की साँग 
ग्राई और यह बहुत खोजने पर भी न मिली तो हमारे कान खड़े हुए 
तथा हमें संदेह हुआ । डा० बड़थ्वाल की वह भी एक महत्वपूर्णा कृति 
थी जिसको उन्होंने गम्भीर श्रध्ययन और बहुत खोज के पश्चात्‌ लिखा 
था । उसको ढू ढ़ सबसे पहले सामग्री की जाँच पड़ताल “करने और 
उसकी सूची बनाने के संगय ही कर ली गई थीं। उस समय उसके खो 
जाने की कोई भी चर्चा इन लोगों ने नहीं की थी, परन्तु जब उनसे , 
उस पुस्तक को सम्मेलन में' भजन के लिए कहा गया तो वे इधर-उधर 
की बात मिलाने लगे । इससे हमें श्रत्यंत निराशा हुई और हमें उनकी : 
उत्तरदायित्व-हीनता का परिचय सिला । ऐसी दश्षा में हम यह भी. 
नहीं कह सकते कि डा० बड़थ्वाल को कितनी सामग्री नष्ट हो गई 
है । हमने तब से उक्त ट्रस्ट की आशा छोड़ दी और डा० बड़थ्वाल 
की शेष सामग्री को अलग से ही प्रकाशित करने का निईचय किया । 
“योगप्रवाह” के सम्बन्ध में भी काशी विद्यापीठ से पत्र-व्यवहार किया 
गया जिसके फलस्वरूप वहाँ के सहृदय अधिकारियों 'ते डा० बड़थ्वाल 
की पत्नो का ही उस पर स्वत्व स्वीकार किया। इतना सब लिखने 


| ५ | 


का हमारा अभिष्राय केवल यह है कि एक अंत्ष धारणा का, जिसका 

उल्लेख ऊपर हो चुका हे, निराकरण हो जाय । हम यह भी स्पष्ट कर 
देते हूँ कि उक्त ट्स्ट से डा० बड़थ्वाल के परिवार को किसी प्रकार 
की कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिली यद्यपि वह. उस समय भ्रत्यंत 
झाथिक संकट में था । उस गाढ़े ग्रवसर पर तो डा० बड़थ्वाल के 
बाल्यसखा उनके मामा के पुत्र--शभ्री महेशानन्द जी थपल्याल ही ऐसे 
व्यक्ति थे जो उनके काम श्राये । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकाशन का उक्त 
टुस्ट से कोई सम्बन्ध नहीं । हमारा यह्‌ प्रयत्व हे कि धीरे-धीरे डा० 
बड़थ्वाल को समस्त रचनाएँ सुसंपादित होकर निकल जायें, जिससे 
उनकी नवीन सामग्री और विचारों से साहित्यिक, साहित्यकार और 


विद्यार्थी लाभ उठा सकें । श्राश्ञा है हम लोगों की इस योजना का 
क कर आए 
सभी लोग स्वागत करंगे। 


खर्गीय डाक्टर बड़थ्वाल के परिवार की धोर से--- 
दोलतराम जुयात् 
'साहित्यान्वेषक ' 
( काशी नागरीप्रचारिणी खभा ) 


प्राक्ृथन 


प्रस्तुत रचना हिंदी-सम्बन्धी अध्ययन के क्षेत्र में एक भारी 
आवश्यकता की पूति करती हे । इसका विषय हिंदी के उन रहस्यवादी 
कवियों की एक निदिष्ठ शाखा हूँ, जिन्हें साधारए प्रकार से हम 
'निर्गुण कवि कहा करते हें। अभी तक इन कवियों का अ्रध्ययन 
सुव्यवस्थित रूप से नहीं हो पाया था। अ्रभी तक साधारएतः यही 
विश्वास किया जाता रहा हूँ कि इनका कोई अपना दाशेनिक सिद्धांत 
नहीं है और भिन्न-भिन्न आ्राध्यात्मिक विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली 
इनको धारणाएँ श्रस्पष्ट एवं कऋ्रमरहित हें। डॉ० बड़थ्वाल ने इस 
शाखा के साहित्य का विस्तृत रूप से गंभार अनुशोलन किया हैँ और 
श्रनेक- महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथों से भी सहायता ली हु । यह उनके 
लिए एक बड़े गौरव की बात हे कि इन संत कवियों के उपदेश्ों में 
उन्होंने दार्शनिक एवं नेतिक विचारधाराओं का एक निश्चित कम 
ढूँढ निकाला है। उन्होंने एक ऐसे तत्त्वज्ञान की सुन्दर व्याख्या की हूं 
जो बहत उच्च व सुक्ष्म होता हुआ भी स्वभावतः व्यावहारिक हूं। 
उन्होंने हिंदी काव्य के इस क्षेत्र पर अत्यधिक प्रकाश डाला ह अ न्‍(र 
हमारे तह्विषयक ज्ञान में भी वद्धि की हैं । - 


झपने विषय की चर्चा करते समय उन्होंने उसे अनावइंयक 
विस्तार वहीं दिया हे और उसका निरूपएा भी सरस किया हैँ । 


में उनकी सफलता पर उन्हें बधाई देता हूँ । 


की: 


श्यामझुन्दरवास 


अस्तावना 


इस रचना के अंतर्गत उन हिंदी कवियों की साम्प्रदायिक विचार- 
धारा को प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है जिन्हें यथोचित न होने 
पर भी साधारणतया निर्गुण संतकवि कहा जाता है और इसी कारण 
इसके शीर्षक का स्पष्टीकरण हो जाना भी नितांत झावश्यक है ॥ 
संतकवियों के इस संप्रदाय के विचारों को निर्दिष्ट करने के लिए 
अधिकत र 'संंतमत' एवं “निर्गणमत' नामक दो शब्दों के प्रयोग होते हैं । 
(“संत शब्द की संभवतः दो प्रकार की व्यूत्पत्ति हो सकती है ॥ या तो 
इसे पालिभाषा के उस शांत” शब्द से निकला हुआ मान सकते हूँ 
जिसका श्रर्थ निवृत्ति-मार्यी वा विरागी होता है अभ्रथवा यह उस 'सत्‌ 
शब्द का बहुवचन हो सकता है जिसका प्रयोग हिंदी में एकवचन जेसा 
होता हैं और जिसका अभिप्राय एकमात्र सत्य में पिश्वास करने- 
वाला अथवा उसका पूर्णतः: अनुभव कर लेनेवाला व्यक्ति समझा जाता 
है 9 इन दोनों ही दष्टियों के अनप्तार इस शब्द का प्रयोग इन 
संतकवियों के लिए उपयुक्त ठहरता है, यद्यपि इन दोनों में से दूसरे 
को 'संत' शब्द का मूल साधारणतः मान लिया गया हें परन्तु 'सत' 
शब्द, सत्य का आशय प्रकट करने के अतिरिक्त सद्भाव की भावना 


क_नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः । 
“--भगवदूगीताः (१-१६) । 
ऐ--सक्लावे साधथुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । 
प्रशस्ते कमर्णि तथा सच्छुब्दु पार्थ युज्यते ॥ _: 
वही ( १७-२६ ) । 


( ग ) 


का भी द्योतक है और इस प्रकार 'संत' शब्द एक ग्रत्यन्त व्यायक 
“अशभिप्राय का सूचक बंन गया है और इसे दुर्जन पुरुष के विपरीत 
एक संत्पुरुष वा सज्जन का समानार्थक्ष भी समझा जाता हैं ।* धार्मिक 
जीवन के क्षेत्र में भी इस शब्द के अन्तर्गत वे स्पष्ट सगुणोपासक 
संत भरा जायेंगे जो सूरदास एवं तुलसीदास की भाँति इन संतकवियों 
से नितांत भिन्न विचारधारा के समर्थक हें। 'निर्गणमत' नाम भी 
बहुत उपयक्त नहीं है । इनकी सांप्रदायिक बातों को यदि छोड़ भी दें 
तो भी हम देखते हूँ कि ये संत न तो परमात्मा के सोपाधि रूप का 
पूर्णात: वहिष्कार करते हें ओर न उसके निरुपाधि स्वरूप को ही अपना 
अंतिम आश्रय निश्चित करते हें । क्योंकि वास्तविकता इन दोनों से 
भिन्न है और वह तभी उपलब्ध हो सकती है जब इन दोनों से ही ऊपर 
उठा जाय | जब इस संप्रदाय के पिछले संतों में उक्त दोनों से ऊपर 
उठने की यह प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट हो जाती है और एकप्रकार कौ 
स्थल साम्प्रदायिकता का रूप ग्रहण कर लेती है तो इस शीषेंक की 
अनुपयुकक्‍तता और भी स्पष्ट हो जाती है । कितु, इससे अधिक उपयुक्त 
शब्द के अभाव में मे इसी का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके 
लिए परम्परागत व्यवहार का समर्थन प्राप्त हो चुका है और जान 
पड़ता है कि कबीर आदि।| ने इसे ग्राह्म समझकर स्वीकार भी कर 
लिया था। फिर भी इतना स्मरण रहना चाहिए कि इन संतों को भी 





+_. बंद संत असजन चरणा | 
तुलसीदास---रामचरितमानस” ( १-४ ) । 
त॑ सन्त; ओतुमहन्ति सदुसद्व्यक्तिहेतव३। 
कालिदास--रघुबंश” ( १-१० ) । 
--सखंतन जात न पूछी निगनिय । 
कबीर शब्दावत्ती भा० १, ए० १९० । 


( घ ) 


हम सगणोपासना के स्थल रूपों जैपे मत्तियों तथा भ्रवतारों आदि के प्रति 
श्रद्धा प्रदशित करने के विरोध के कारण ही निर्गुणी कह सकते हैं। 


यहाँ पर यह भी उचित जान पड़ता है कि निर्गण संप्रदाय की 
विभिन्नता हम, हिंदी काव्य के उन दो अन्य संप्रदायों के साथ भी 
समझ लें जो कुछ मात्रा तक इसके समान हें और जिन्हें निरंजनी* तथा 
सूफी संप्रदाय कहते हैं इनमें से पहला तत्वतः हिंदू है और दूसरा 
इस्लामी है । ये दोनों निर्गण संप्रदाय से इस बात में भिन्नहँ कि ये 


७ मा 


निज कली भिजी--+ 3 लत 





कल रत 8७-- ++नवनन--म--न-»ओाानक ५ ९५३५५३ «नम 


जानसि नहिं कस कथसि अयाना | 
हम नि्गंण तुम सरगुन जाना ॥| कबीर अंथावली, ए० १३० ॥ 
निगन मत सोइ चेद को अंता । 
ब्रह्म सखप. अध्यातस संता ॥ 
गुलाल, ( म० वा०, ए० ११४ )। 
खट द्रसन को जीति त्ियो है। 
निरगुन पंथ चल्ाथे नाम जो कबीर कहाये ॥ 
अंथ शब्दावज्नी ( ह० लि० ) में किसी सुरत गोपाल के 
अनुयायी का कथन । 
+_निरंजनी संग्रदाय के प्रमुख कवि;--अनन्ययोग के रचयिता श्रनन्य- 
दास (ज० सन्‌ ११६८) निपट निरंजन (संत सरसी, निरंजन 
संग्रद इत्यादि के रचयिता) (ज० सन्‌ १४६३) भगवानदास निरंजनो 
( प्रेमपदा्थ व अम्हृतधारा के रचयिता ) आविर्भाव काल सन्‌ 
१६२६ हं० इस संप्रदाय के सम्बन्ध सें अभी तक लस्तुत: कुछ 
भी नहीं किग्रा गया है। इस संबंध में डॉ० बड़थ्वाल का एक अलग 
लेख उनके निबन्ध संग्रह सें देखिये | -- सम्पादक | 
(--खूफियों के लिए पं० रामचन्द्र शुक्र का 'हिंदो साहित्य का इतिहास” 
(ए० ६४, ११६) (तथा प्रस्तुत अंध के १७ से १० तक) पृष्ठ देखिये । 


( छ ) 


अपनेध्य्पने मूल धर्मों की ओर से शांतिपूर्वक संतुष्ट जान पड़ते हैं, 
ध्यचपि इनका स्पष्ट उद्देश्य भी हैं कि संसार को विभिन्न मतों के रहते 
हुए भी एक व्यापक भ्रातृभाव के साथ रहना चाहिए । निरंजनी लोग 
सारे हिंदू देवगणों के प्रति प्रदर्शित किय जानेवाले सम्मान को उदार 
भाव के साथ देखते हें, यद्यपि उनकी धारणा है कि ये विभिन्न देवता 
और अवतार निरंजन ब्रह्म के साधारण अवभास मात्र हैं। वे इनकी 
पूजादि की आवश्यकता से अपने को ऊपर उठा हुआ बतलाते हैं और 
परंपरागत सामाजिक अनुशासन के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित करना 
नहीं चाहते । सूफ़ी लोग भी भिन्न-भिन्न नवियों व रसूल आदि के लिए 
पूरा सम्मान प्रदर्शित करते हें और सारी इस्लामी बातों से प्रेम करते 
हैं यद्यपि उन्होंने कुछ न कुछ रामानजीय ढंग के श्रन-इस्लामी वेदांत 
को भी अपना लिया है । 


सूफी लोगों की दार्शनिक प्रवृत्ति उन्हें निर्गुण संप्रदाय के विशिष्टा- 
देती शिवदय[ाल श्रादि के साथ सम्मिलित करती है, जहाँ निरंजनी लोग 
इस विषय में कबीर जैसे जान पड़ते हें । (निरिंजनी संप्रदाय नाथ संप्रदाय संप्रदाय नाथ संप्रदाय 
का एक विकसित रूप है जिसमें योग पूर्णतः वेदांती प्रभाव में श्रा गे 
है । यह एक प्रकार से नाथ संप्रदाय एवं निर्गुण संप्रदाय का मध्यवर्ती हैं 
गौर कबीर, कमाल एवं दादू जेसे कतिपय पूर्वेवर्ती निर्गणी संतों के साथ 
इसकी बहुत कम असमानता है, जिस कारण इन्हें हम रामानंद की श्रेणी 
में गिन सकते हैं। असमानता तब अधिक स्पष्ट हो जाती हैं जब कबी- 
रादि के धमंदासी तथा राधास्वामी जेंसे अनुयायी निरंजन की, मृत्यु के 
अधिष्ठाता वा कालपुरुष के रूप में चर्चा करने लगते हैं। निरंजनी लोगों 
की रचनाएँ था तो विस्तृत निबंधों श्रथवा लघुकाव्यों के रूप में पायी 
जाती हें जो अ्रभीः तक अप्रकाशित हैं जहाँ सूफियों की अधिकतर प्रेम- 
गाथाएँ ही मिलती हैं जिनमें कहीं कहीं अन्योक्तियाँ भी पायी जाती हें 

मेरे विचार में मेरा यह प्रयास अपने ढंग का सबसे पहला है। 





|. 


तिर्गुण संप्रदाय के कविदों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न लेखकों ने लिखा 
है, किन्तु, किसी ने भी इन सभी पर एक संप्रदाय के रूप में सुव्यवस्थित 
ढंग से विचार नहीं किया है। निर्मुशु संप्रदाय के उपदेशों का सुव्यकस्थित 
अ्रध्ययन गंभीर भारतीय संस्कृति के समभने में सहायक हो सकता है। 
हमारे सांस्कृतिक विकास की छंखला की यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 
परन्तु आज तक यह खो गई सी जान पड़ती रही और इसका शअ्रभाव 
इसके अंतिम होने के कारण उतना खटकता नथा। लोग साधारणत: 
यही समझते रहे कि इन अश्रशिक्षित संतों के दार्शनिक विचार अस्पष्ट 
अपरिणमित क्रमरहित और शअसंबद्ध हें । किन्तु यह स्थिति वास्तविक 
नहीं हैं। इसके विपरीत निर्गुण संप्रदाय एक ऐसी विचारधारा प्रस्तुत 
करता है जो सुसंगत है और उसके उपदेशों के आधार पर एक विशिष्ट 
पद्धति का निर्माण किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि मेंने इस . 
बात को भली भाँति स्पष्ट कर दिया है। फिर भी ऐसा दावा नहीं 
किया जाता कि इन संतों ने जान बूक कर किसी सुव्यवस्थित पद्धति 
वा पद्धितयों की रचना की थी। क्योंकि ये दार्शनिक न होकर ऐप्े 
आध्यात्मिक महापुरुष मात्र थे जिनकी श्रज्ञात विचारधारा ने इनके 
धामिक भावों के लिए एक पृष्ठभमि प्रस्तुत कर दी थी।. 

इनके द्वारा व्यक्त किया गया धामिक भाव सीधा सादा आ्राडम्बर- 


हीन एवं व्यापक हूँ । परंपरागत धर्मों की व्यर्थ बातों की उपेक्षा करते 
हुए इन्होंने वास्तविक धर्म के मूल तत्व को सुस्पष्ट कर दिया है 
जिसका सार कबीर के दाब्दों में इस प्रकार विया जा सकता है। 
“परमात्मा के प्रति सच्चे रहो और दूसरों के साथ सीधा व्यवहार 
करो |? इसी सारग्रहिता की भावना के कारण कबीर, ने विभिन्न 


-साँई संती साँच चल्नि, औरा सू सुध भाई | 


भाव जॉब केस करु, भाषे घुरड़ि मुढ़ाइ ॥ 
कबीर अंथावत्ी: (४६-११ )। 





( छ ) 


धर्मों की उन वाह्म विडंबनाम्रों का विरोध किया था जो घ॒र्म के वास्त- 
ईविक अभिप्राय से नितांत दूर रहा करती हें और उनकी ऐसी भावना 
के ही उपलक्ष्य में तुकाराम ने उनकी गएाना उन चार” में की थी जो 
वस्तुत: अनुकररणीय हें ( चौधां ची तरिधरि सोमरे )$ तथा पीपा 
एवं रदास ने उन्हें क्रशः नवखंड व त्रिलोक में विख्यात हुआ। बतलाया 
था। कितने खंद की बात है कि सारग्राहिता की उक्त भावना को न 
समभ पाने के कारण कुछ विद्वानों ने कबीर को एक प्रच्छन्न मुस्लिम 
प्रचारक के रूप में मान लिया है। 


मेरी यह भी धारणा है कि निर्मुण संप्रदाय के अंतर्गत प्राय: उन 
सभी बातों का सनन्‍्दर समावेश पाया जाता हें जो भारतीय आध्यात्मिक 
विचारों में मल्यवान्‌ समझी जाती हेँ। अपने सारग्राही स्वभाव के ही 
कारण इसने भारत की सभी आध्यात्मिक पद्धतियों के सारतत्व को 
अपना लिया है । भारत के विभिन्न आंदोलनों ने, समय-समय पर 
जाग्रत होकर, आध्यात्मिक संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी उसे प्रदान: 
किया है वह, कबीर के आविर्भाव के पहले से ही, निर्गण विचारधारा 
में सम्मिलित हो चुका था। अ्जपा जाप के साथ-साथ योगाभ्यास, तंत्रों 
से उधार ली गई उसकी रहस्यमयी दशरीर-रचना प्रणाली, उसके द्वारा 
प्राण औदि का उपयोग, शंकराचार्य का अद्वेतवाद, भक्ति की साधना- 





---अन्य तीन सें नामदेव, श्वानदेव तथा एकनाथ के नाम किये जाते 
हैं ( दे० रानाडे, 'मिस्टिसिज़्म इन महाराष्ट्र! ) । 
“४० २६४ | 
+--तिहूँरे लोक परसिध कबीरा | 
» --अंथ०? पू० धृश्८ | 
नाँव नव खंड परसिच्र कबीरा।॥॥ 
--सर्वांगी ( पोड़ी हरतलेख ४० ३-७३ ।) 


( ज ) 


पद्धति और तंत्रवाद दें दीख पड़नेवाले उपासनात्मक भावों की इंद्रिय-' 
स्पशिणी तीत्रता जिसम.-विषयी जीवन के उस घुणास्पद अंश का अभाव 
रहा करता हैँ जो तांत्रिक साधना का अभिशाप है, ये सभी यहाँल्माकर' 
एक सुसंगत व्यापक रूप में संह्लिष्ट हो गये हें |» 


इस रचना के पाँचवें अध्याय में दिखलाया गया है कि दो भिन्न- 
भिन्न आध्यात्मिक विचारधाराश्रों का यह सम्मिलन, एकांतिक धर्म 
एवं बोद्धधर्म से आरम्भ होकर, उनके अठारह हाताब्दियों तक पृथक्‌ 
पृथक विकसित होते रहने पर भी, अंत में क्रमशः वैष्णवधर्म एवं 
नाथमत में परिणत हों जाने, पर, किस प्रकार संभव हो गया 


| उ. निर्ग यों के शब्द संग्रह में कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द क्षाते हें 
'जो-उक्त दोनों धाराओं के पारस्परिक मिलन के पूर्वकालीन पथक्‌ 
विकास का स्मरण दिलाते हें। 'हरि', नारायण” “नारदी भक्ति 
शब्द हें जो एकांतिक धर्म की ओर से प्रवाहित होनेवाली धारा को सचित 
करते हँ और, उसी प्रकार, शब्य', विज्ञान, व “निर्वाण' जैसे शब्द 
वे हूँ जो बौद्ध धर्म की धारा की ओर संकेत करते हैँ । पहली धारा की 
ओर से आनेवाले दाब्दों के अर्थ में उतना घोर परिवर्तन नहीं हुआ है 
जितना कि दूसरी धारावाले शब्दों के संबंध में हो गया है ।'श्न्य' 
एवं 'विज्ञान' शब्द, बौद्ध दर्शन के निश्चित संप्रदायों से सम्बन्ध रखते 
हैं। नामाजुन का शून्य उस 'शून्यमण्डल' में सुरक्षित है जो योग-पद्धति 
से होकर आता हुआ निर्गुण संग्रदायों के अंतर्गत ब्रह्मरंध” का द्योतक 
हो गया है ।ई इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि शून्य वहाँ पर ब्रह्म 
का वाचक हूँ। किन्तु निर्गणी लोग शन्‍्य का वर्रान कभीनकी परम 





[--सुनि मंडल में सोधिले, परम जोति परकास | 
'कबीर अंथावज्ञी', प० १२७, पद १२१ । 


ललित 35ा535:555555 ली तन ि:ती_न्‍न्ल्ल्लललनलनतलसलनलननन- ना+ 5८८० 43८ न>>>>क>मतन++८+3 ०4 नलनननम-+-ऊ- "००२... 
ह न्क] 


६ के ) 


तत्व्के रूप में भी करते हैं || परमतत्व को शृष्य कहने में नागार्जुन 

छत यह अभिप्राय था कि वह पूर्णतः: सारहीन है और उसके लिए 'सत्‌' 
अ्रथवाश्असत्‌ दब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता । परन्तु शंकराचार्य 
का अनुसरण करके ( जिन्होंने नागार्जन के सूक्ष्म तर्कों का प्रयोग 
ग्रौपनिषदिक उपदेशों के अंतिम लक्ष्य-स्वरूप अ्रपने शात्मवाद के समर्थेन 
में किया था ) निर्गणियों ने परमतत्व को सत मान लिया । कुछ जीवित 
निर्गगी जिनके साथ मेने इस शब्द के विषय में चर्चा की हैँ इसका 
संबंध योगियों की उस निःसंज्ञ ता के साथ जोड़ते हें जो उन्हें समाधि 
की दशा में स्थूल विषयों के प्रति हुआ करती हैँ | राधास्वामी-साहित्य 
में शून्य एवं महाशून्य के प्रयोग उन रिक्त स्थानों के लिए किये गये 
हैं जहाँ किसी का निवास नहीं हैं और जिनसे होकर प्रत्येक साधक 
को श्रपनी आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर होना पड़ता है 


इसी प्रकार आसंग का 'विज्ञान' शब्द भी शंकराचार्य के अद्वेतवाद 
से प्रभावित होता हुआ विवर्त का भअ्र्थ देने लगा है। निर्वाण शब्द 
भी इसमें आकर अपने मूल बौद्ध भाव विनाश को नहीं व्यक्त करता, 
प्रत्यृत मुक्ति का समानार्थक हो गया है । 


यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता हैं कि इसका कारण कुछ सीसा तक 
वेष्णव आंदोलन रहा होगा, कितु इस बात को लोग श्रभी तक नहीं 
समझ पाये हैं कि इसका सीधा सम्बन्ध 'नाथपंथियों की योगपद्धति 
से भी था। बात यह हू कि कबीरपंथी लोग गोरखनाथ आदि योगियों 
के प्रति विरोध का भाव प्रकट करते हूँ और यह विरोध ईसा की सोल- 


हवीं शताब्दी से भी पीछे का जान पड़ता है, जब कि गोरखनाथ के 


--सहज सुन्नि०सब ठोर हें; सब घट सबही माँहि। 
तहाँ निरंजन रमि रहा, कोड गुण ब्यापे नाहि॥ 
दादू बानी, भा० १, ए० १९, सा« ४६। 


( मे ) 


प्रति सम्मान प्रदर्शित* करनेवाले दादू-पंथ एवं साधु-सम्प्रदाय #*की - 
स्थापना हुई थी | एक नतिबन्ध में जो काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा , 
के ( दिप्म्बर सन्‌ १६३० वाले ) अधिवेशन में पढ़ा गया थाब्यौर 
जो पीछे से उसकी पत्रिका ( तागरी-प्रचारिणी-पत्रिका' भा० ११, 
सं० ४, माघ वि० सं० १६८७ ) में प्रकाशित हुआा था, मेंने पहले- 
पहल दिखलाया था कि इस प्रकार का सम्बन्ध इन दोनों के बीच 
प्रवसश्य रहा होगा । मुझे इस बात की प्रसन्नता हें कि इस सम्बन्ध 
के विषय में प्रकट की गई मेरी सम्मति के साथ हिंदी के विद्वान व्यापक 
रूप से सहमत हैं। प्रस्तुत ग्रंथ में मेने उस सम्बन्ध को पूर्ण रूप से 
प्रतिपादित कर देने की चेष्टा की है । 


५ इस बात के कारण यह कदाचित्‌ सरलतापूर्वक समझ लिया 
जा प्कता हें कि निर्गशमत और विशेषकर कबीर की विचारधारा 
के निर्माण में स्वामी रामानन्द का हाथ कम रहा होगा और काल- 
गणना के कारण उपस्थित होनेवाली कठिनाई से लोग इस अम में 
पड़ सकते हें कि इस संप्रदाय के साथ उनका कुछ भी सम्बन्ध न था। 
कितु ऐसा मान लेना सत्य के नितांत प्रतिकल जाना होगा, क्‍योंकि 
रामानन्द में ही आकर नाथमत एवं वेष्णव संप्रदाय का स्पष्ट सम्सिलन 


हुआ था ।] 


“[--साँस घरयो कर बोध दियो गुर | दादू ] 
जो मन गोरख सेसा ॥ 
दादू-शिष्य साधोदास का 'सद्गुणसागर! ( ८-२३ ) देखिये प्रस्तुत 
पुस्तक का परिशिष्ट तीसरा | . 6 

$--इस बात के प्रमाण में रामानन्द रचित समझे जानेवाले और 
डाकोर से प्रकाशित हुए सिद्धांतपटल्ष!' का उद्धरण दिया जा 
सकता है जिसमें वेष्णवों के सालिग्राम की स्थापना ब्रिकुटी में 


( ४ ) 


शिर भी रामानन्द का महत्व केवल इसी» बात में नहीं है कि 
ऋछुन्होंने निर्गणसंप्रदाय के किसी अंग्रविशेष को प्रभावित किया था; 
अपितु, अन्होंने तो निर्गुणुसंप्रदाय को अपना रूप धारण करने की 
प्रेरणा देनेवाले संश्लिष्ट विकास के क्रम को ही पू्णुंता प्रदान 
की थी। 


निर्गणसंप्रदाय ने कबीर के हाथ में पड़कर कुछ बातें इस्लामी: 
आधारों से भी ग्रहरा कीं कितु, इस सम्बन्ध में इस्लाम की देन जितनी 
निषेधात्मक है उतनी विधेयात्मक नहीं । इस्लाम-द्वारा इसे हिंदू घार- 
णा्रों तथा परम्पराश्रों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ ॥/ 
मू्तिपुजा तथा अवतारबवाद के वहिष्कार का मूल इस्लाम धर्म में 
ही दीर पड़ेगा । फिर इस्लाम ने वत्तंमान स्थिति के विरुद्ध सामाजिक 
असमानता के अन्याय को दूर करने के प्रयास में भी सहायता प्रदान 
की । सूफी मत ने विचारधारा से अभ्रधिक उसे व्यक्त करने की होली में 
ही सहयोग दिया। केवल <दवाम्पत्य प्रेम के प्रतीकों के लिए ही निर्गुणी 


सूफियों के ऋणी कहे जा सकते हैं । 


जान पड़ता हे कि कबीर के अनन्तर मुस्लिम भावना ने और 
भी भ्रघधिक प्रभावित करता आरम्भ कर दिया और कबीरपंथ की 
धर्मदासी शाखा तथा वीरभान-द्वारा प्रवत्तित साधूसंप्रदाय में भी कबीर, 
मुहम्मद के अनुकरण में एक धर्मदूत जैसे मारने-ज्ाने लगे। 
7" निर्गुसियों का प्रेमभाव सूफियों की देव नहीं, जेसा कि कुछ 
'लोग समझ लेने के धोखे में पड़ सकते हें। यह तो वही था जिसे. 
| रामानन्द के द्वादश शिष्यों ने अपने गुरू से पाया था जैसा कि रामानन्द : 
7.88 


बतलायी गडढे छे |--- 'शब्द्‌ स्वरूपी राघवानन्द जी ने श्री रामानन्द्‌ 
जी कूं सुनाया। भरे भण्डार काया बाढ़े ब्रिकुटी स्थान जहेँ बसे 
, श्री सालिग्नाम ।? अ्रमर बीजमल्त्र ॥१७॥ 


( 65 ) 


के विषय में लिखी गई नाभा जी की कुछ पंक्तियों से भी प्रकऊ है । 
उस पद्य के अनुसार वे सभी लोग दशधा' भक्त के 'आगर' थे ।* भक्ति ४ 
साधारण प्रकार से नवधा माती जाती है, कितु ऐकांकित क्षर्म का 
जो रूप रामानन्द को उपलब्ध हुआ था उसके अनुसार प्रेमाभक्ति, भक्ति 
के अन्य सभी अंगों से श्रेष्ठ मानी 'जाती थी और वह इसी कारण 
दावा कहलाती थी । ऐकांकित धर्म के प्रचारक नारद केनाम से 
प्रचलित “भवितिसूत्र” में भक्ति की परिभाषा परमप्रेम रूपिणी ( सातु 
अस्मिन्‌ परम प्रेमरूपा ) दी गई हैं। रामानन्द ने अपने शिष्यों को 
प्रेमाभवित ही दी थी और इसी में कबीर आदि निगुणी मग्त रहा 
करते थे। कवीर स्वयं उपदेश देते हैं कि “नारद द्वारा प्रवरतित भक्ति 
मगन होकर भवसागर पार करो । के 





2 कममलोच्रीर फ्रलअआ| ० हे... क्‍ल ज-नरन-०433. मजा पा विक अनमतानोफततसानाबन+न. 38 अनमपाकतीनक-++नजनना- “न ननन-न-न-त नी न न न नमीभ न ५" > जनननननननषनन ननिनावम 3 वनन«वनमन»%ंनममनत_पनमननना 


*..अनंतानन्द कब्रीर सुखा सुरघतुरा पह्वावति नरद्वरि। 
पोपा भवानन्द रदाल धना सेन सुरसरि की घरददरि ॥ 
ओरों शिष्य प्रशिष्य एकते एक उजागर । 
विश्व मंगल आधार सवौनन्द दसधा के आगर ॥ . 
बहुत काल वषु घारिके प्रणशत जनन को पार दियो। 
श्रो रामानन्द रघुनाथ ज्यों दुतिय सेत जग तरन कियो ॥ 

भक्तप्राल ( लखनऊ » श्रो सीतारामशरण भगवानग्रसाद-द्वारा 

संपादित, पएृ० श्य८ तथा पृ० २६७ । उसी का प्राचीन बनारस 
संस्करण पृ० १११ , औ्री वकटर्वर प्रेस ( बम्बई सन्‌ १६०५ ) 
वाले संस्करण के प्ृ७ ६६ सें पाँचवीं पंक्ति का उत्तराड्ध भक्ति 
दशधा के आगर?” है । 


(--सात्वस्मिन परम प्रेमरूपा । 


+--मभेगति नारदी मगन सरीरा 
इहि विधि भवतिरि कह कबीरा ॥ क० झ०, ( १६८-३२४ ) । 


( ड ) 


(ल७००क/ न 


और उसने भावों को व्यक्त करते हें जिनका मूल सम्बन्ध नारद से था 
नारद ने उन्हें सनत्कुमार से सीखा था जो ब्रह्मा के विमल पृत्र थे। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सातवें भ्रध्याय में आया है कि सनत्कुमार नारद 


करा ह4॥॥0&/महा। (40 किवकककीर रा १४ 


बढ़ाते हुए आगे ले जाते हें और जब वे इस प्रकार बहुत ऊँचाई तक 
पहुंच जाते हें तो उन्हें अपनी क्रमिक आध्यात्मिक पद्धति की शिक्षा देते 
हैं और धीरे-धीरे स्मृति ( समर ) आशा, आत्मा ( प्राण ) तथा सत्य 
से लेकर आनन्द ( मूमा) तक पहुँचा देते हें । सनत्कुमार ने जिन्हें 
समर, झाशा एवं भूमा कहा है वे ही क्रमशः निर्मणियों की सुरति, विरह 
व निरति हूँ। समर के विषय में सनत्कुमार कहते हें कि “जो कोई 
समर का ब्रह्मवत्‌ ध्यान करता है वह समर की दूरी तक स्वतंत्र हो जाता 
हैँ । और समर की उपलब्धि हो जाने पर उसके सारे बंधन ढीले पड़ 
जाते हें ।* यही लगभग कबीर भी सुरति के विषय में कहते हैं जिसकी 
ब्युत्पत्ति मेंने स्मृति से की है । आशा की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य 
कहते हें कि “आशा उन वस्तुओं की इच्छा को कहते हैं जो उपलब्ध 
नहीं रहती और वह तृष्णा व काम जेसे पर्य्यायों से भी निरूपित की 
जाती है तथा वह समर वा स्मृति से बढ़बर है क्योंकि अंतःकररा में 
स्थित हुई आशा से ही मनृष्य अपने स्मरणीय विषय को स्मरण करता 
है । | विरह वस्तुतः: आशा का ही एक सरस रूप है। भूमा को 


जल तल 





व मनन->क--+क43०4० ० ८ कक. फान्‍नने, 


(लनत333++> न» मनन न न वन “नननननननतवना नल +: कपल. अकतन जन» ८-+ 2ननननपनानन«+ झ-ःा०+22/8--त ०; 


+__स य; ख्मरं बह्येत्युपाते यावत्स्मरस्य गत॑ तत्रास्य यथा कामचारो 
सवति--छान्दोग्य (७-१३-२) स्मृति लग्से स्वअन्धीनां विप्रमोक्त: 
“वेही, ( ७-२३-२ )। 
[--वही ( ७-१४-१ ) डा० गड्ानाथ मा के अनुवाद से उद्धृत । 


( ढे॑ ) 


सनत्कुमार ने उस सुख की संज्ञा दी हे जो इन्द्रियों को उनके वाह्म 
विषयों से खींच कर अपनी शोर केद्रित कर देता है।* यही निर्गरियुं॥ 
की वह निरति है जिसमें सरति के जाग्रत हो जाने पर अंतिम खक्ष्य 
की प्राप्ति हो जाती है । 

दोनों नारद एक ही व्यक्ति हों वा न हों फिर भी प्रमा भक्ति 
एवं प्रध्यात्मविद्या, ये दोनों एक ही वस्तु के दो पक्ष जान पड़ते हें। 
प्रेमाभक्ति भी कामनाओं पर वस्तुत: रोक लगा देती है और एक ऐसे 
प्रेम की ओर हमारा ध्यान ग्राक्ृष्ट करती है जो सांसारिक वासनाश्रों 
के विरुद्ध है ।[ ये दोनों परस्पर एक दूसरे की विरोधिनी नहीं हें 
और निर्गरणियों के यहाँ हम देखते हूँ कि इन दोनों का सम्मिश्रण सुसं- 
गत रूप में हुआ है तथा उसकी भ्न्य पद्धतियों व संप्रदायों-ह्वैरा भी 
श्रीवृद्धि हुई है ।+ और इसके लिए वे रामानन्द के ही ऋणी हैं । 

रामानंद के आज तक उपलब्ध दो पदों [ जिनमें से एक ग्रादि 
ग्रंथ में है और दूसरे को डा० ग्रियर्सन ने प्रो० ब्यामसुन्दरदास को 
भेजा था और इन्होंने उसे नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( भा० ४ 





+_योवे भूमा तत्सुख नाल्‍पे सुखमस्ति मूमैंच सुखम । 
वही, ( ७-२३-१ » १ 
यत्र नान्यत्यश्पति नान्यच्चुणोति नान्यद्विजानीयात्‌ स भूमा । 
वही, ( ७-१४-१ । 
--झुरति निरति परचा भया, तब खूले स्यंभ दुआर ॥ 
कबोर अंथावली, ( १४-२१ ).। 
[-सा न कासयमाना, निरोधरूपत्वात ॥ --नारदीय'भक्तिसूत्र, ७ । 
+-प्रेम भगति ऐसी कीजिए, सुखि अ्रम्नृत बरखे चुंद । 
ओपहिं आप विचारिए, तब केता होइ अनंद रे ॥ 
कबोर अंथावली! ( ८६-५ » | 


है. पा 


पृ० ३४१ ) में छपाया था ] तथा नाभा जी के उन दो पद्चोंनद्वारा 
छैज़ो उन्होंने रामानद की प्रशंसा में लिखे थे, यह बात भली भाँति सूचित 
हो जाती है कि निर्ग॒ण संप्रदाय के मिर्माण में उनका कितना हाथ है । 
कितु, मुझे इस बात को सूचित करते भी हर्ष होता है कि मेंते उनके 
दो छोटे-छोटे पद 'सर्वांगी' में पाये हें और मुझे उनकी दो “रामरक्षा . 
तथा 'योगावितामरणि' नामक छोटी-छोटी रचनाएँ भी मिली हैँ जिनसे 
. इस सम्बन्ध में उनका महत्व पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है । 
प्रस्तुत रचना का प्रधान अंश, गत पाँच वर्षों से मुद्रित रूप में 
पड़ा था और जहाँ-तहाँ साधारण संशोधन को छोड़ कर यह ठीक उसी 
' झ्राकार-प्रकार में प्रकाशित होने जा रहा है जिसमें वह काशी हिंदू 
विश्व बिद्यालय में डी० लिट्‌० की उपाधि के निमित्त थीसिस के रूप में 
दिया गया था । उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तत कबीर के परिचय का 
दुबारा लिखा जाना है जो रामानंद एवं कबीर के काल- विषयक मेरी 
सम्मति में परिवर्तत झा जाने के कारण गझावश्यक हों गया था। मूल 
ग्रंथ सूची' को वर्तमान 'ग्रंथ-टिप्पणी' के रूप में विस्तृत कर दिया 
, गया. है और पुस्तक में उठाये गये जिन प्रश्नों के समाधान की आवश्यकता 
थी उन्हें विशेष बातें' ( परिशिष्ठ ३ ) के अंतर्गत दे दिया गया है । 
अंत मेंमेरा यह कतेंव्य हैं कि में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 
हिन्दी विभाग के अध्यक्ष अपने गुरु प्रो० इ्यामसुन्दरदास को अपने 
क्ृतज्ञतापूएं धन्यवाद समपित करूँ जिन्होंने मेरा खोज के काम में 
_ पथ-प्रदर्शन किया है। मैनें कतिपय उन सुझावों से भी लाभ उठाया 
: है जिन्हें डा० टी० ग्राहम बेली ने मुझे दिये थे और जिनके लिए में 
उन्हें अपना ब्हादिक धन्यवाद देता हूँ। में उन सब सज्जनों को भी 
; धन्यवाद देता हूँ. जिनकी उदारता से ही मुझे कई महत्वपूर्ण हस्तलेखों 
को देखने का सुयोग संभव हो सका। 
पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल 


भू |#गण 
सका 
१--हिंदी-काव्य की 'निगुणधारा” व “निगुण-संप्रदाय' 


हिंदी-काव्य के इतिहास का पूर्व-रूप हमें पहले-पहल उन काव्य- 
संग्रहों में दीख पड़ता हे जिन्हें समय-समय पर, कुछ व्यक्तियों ने, अपनी 
रुचि के अनुसार प्रस्तुत किया था और जिनमें, कवियों से अधिक 
उनकी कृतियों पर ही ध्यान दिया गया था। इसके अनन्तर कविताओं 
के साथ-साथ उनके रचयिताओं के संक्षिप्त परिचय भी दिये बाने लगे 
ओर उक्त प्रकार से संगृहीत रचनाएँ, क्रमशः केवल उदाहरणों का रूप 
ग्रहण करने लगीं | एसे कवियों का नामोल्लेख, उस समय अधिकतर 
वर्णुक्रमानुसार किया जाता था तथा उनके समय व स्थानादि का 
निर्देश कर दिया जाता था। उनकी- कविताओं में उपलेब्ध साम्य वा 
उनके वर्गीकरण को ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था.। इस 
दूपरे प्रकार के विवरणों का देना, उस समय से आरम्भ हुआ, जब कुछ 
प्रतिनिधि कवियों के अनुसार काल-विभाजन की भी प्रथा चल निकली 
श्रौर प्रत्येक वर्ग की चर्चा उसके कालक्रमानूसार की जाने लगी। ऐसा 
करते समय उन कवियों की विशेषताएँ बतलायी जाने लगीं, उनकी 
पारस्परिक तुलना की जाने लगी और कभी-कभी उनकी रचनाग्रों का 
झ्रूलोचनात्मक परिचय भी दे दिया जाने लगा । इस प्रकार उक्त कोरे 
काव्य-संग्रहों का रूप क्रमश: काव्य के इतिहास में परिणत होने लगा 
झौर कवियों के साथ-साथ गद्यलेख को की भी चर्चा आ जाने के कारण 


इस श्रकार को रचनाएं पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास बनकर 
प्रसिद्ध हो चलीं। 


( २ ) 


परैन्तु नामानुसार किया गया उक्त काल-विभौजन भी आगे चल- 
देर उतना उपयुक्त नहीं समझा गया । कवियों एवं लेखकों की विभिन्न 
रचनाओं*का तुलनात्मक अध्ययन करते समय अ्रब उनके रचना-काल 
की परिस्थितियों पर भी कुछ भ्रधिक विचार किया जाने लगा और 
तात्कालिक समाज के भीतर उनकी भावधारा तथा रचनाशैली की 
विशेषताग्रों के कारणों की भी खोज की जाने लगी। तदनसार एक 
. समान रचनाओं के किसी कालविशेष में ही उपलब्ध होते के कारण 
क्रमशः उनके रचनाकाल की प्रमुख विचारघाराशों का भी पता लगाना 
आवश्यक हो गया और इस्त प्रकार उक्त काल-विभाजन के आधार 
में भी आमूल परिवततत कर दिया गया। स्व० आचार्य पं० रामचन्द्र 
शुक्ल नेन्सवेप्रथम अपने “हिंदी साहित्य का इतिहास! की रचना बहुत 
कुछ इसी दृष्टिकोए के अनुसार सं० १६८६ में की थी और तब से 
वसे अन्य इतिहासकार भी अधिकतर इसो नियम का पालन करते 
आये हैं। वे, प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर उनकी विभिन्न धाराओं 
के अंतर्गत भिन्न-भिन्न कवियों का वर्गीकरण करते रहे हैं और उनका 
वर्रान करते समय उनकी कृतियों की समीक्षा पर भी विशेष ध्यान 
देते आये हैं। “फलत: हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल के 
अंतर्गत निर्गुणधारा' एवं 'सगुणधारा' नाम की दो भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों 
की कल्पना की गई हें और 'निर्गुणधारा' को भी ज्ञानाश्रयी तथा 
प्रेमाश्यी' नामक दो शाखाओं में विभाजित कर, कबीर, नानक आदि 
कवियों का परिचय ज्ञानाश्रयी शाखा' के अंतर्गत किया जाने लगा है ।” 

कबीर, नानक, रंदास, दादू जसे संतों के नामों से लोग बहुत 
दिनों से परिचित थे और उनकी विविध बानियों का प्रचार भी 
अनेक वर्षों से बढ़ता ही चला जा रहा था। स्वयं उन संतों ने अपने 
पूरववर्ती संतों के नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिये थे और बहुधा उन्हें 
सफल साधकों व भक्तों की श्रेणी में गिनते हुए उनका स्मरण क्रिया 


( है)? 


था। इसी प्रकार भक्तमालों के रचयिताश्रों ने भी अपने पूर्वकालीन 
संतों के चमत्कारपूर्ण जीवन की भाँकियाँ दिखलाई थीं और कर्मा- 
कभी उनकी विशेषताओं की ओर लक्ष्य करते हुए उनके महत्व का 
मूल्यांकन करने की भी चेष्टठा की थो। परन्तु, इस प्रकार के वर्णन 
अधिकतर पौराणिक पद्धति का ही अनुसरण करते झाये और इसी 
कारण इनमें उनके सर्वागपूर्ण परिचय के उदाहरण नहीं पाये जाते । 
इसी प्रकार हम उन आलोचनात्मक परिचयों को भी एकांगी ही कह 
सकते हैँ जो योरप तथा भारत के कतिपय विद्वानों-द्वारा विविध धर्मों 
के इतिहासों में दिये गये मिलते हें और जिनमें इन संतों की सांप्रदायिक 
प्रवत्ति और इनकी सुधार-पद्धति की ओर ही विशेष ध्यान दिया गया 
हैँ । संतों की कृतियों का अध्ययन उनमें केवल धार्मिक दृष्टिकोण से 
ही करने का प्रयत्न किया गया हैं और इनके नामों के आधार पर 
निकले हुए पंथों का इतिहास भी बतलाया गया है । इस कारण ऐसी 
पुस्तकों में विशेषकर प्रचलित भेषों और उपासना-पद्धतियों का विस्तृत 
वर्णन ही पाया जाता है । 

उपर्यक्त साहित्यिक अथवा सांप्रदायिक परिचयों में इन संतों का 
वर्णान सामूहिक रूप में किया गया नहीं दीख पड़ता । पहले प्रकार के 
ग्रंथों में इन्हें अ्रन्य कवियों की ही भाँति पृथक्‌ पृथक परिचित करा कर 
इनकी रचनाग्नों के कुछ विवरण दे दिये गये हें और इसी प्रकार, उक्त 
धामिक इतिहासों में भी इन्हें निरा. धामिक प्रचारक मानकर इनका 
वर्णन अलग-अलग कर दिया गया हैं। संतों को एक वर्ग-विशेष में 
गिनते हुए उनके सिद्धांतों तथा साधनाञ्रों का सामूहिक परिचय देने 
अथवा उनक्री कथनशैली व प्रचार-पद्धति पर भी पूरछां प्रकाश डालने 
का काम उक्त दोनों में से किसी प्रकार की भी पुस्तकों में किया गया 
नहीं दीख पड़ता । वास्तव में इन संतों के विश्रय में स्व साध्नारण की 
धारणा पहले यही रहती भ्राई थी कि ये 


अं 
५. हलक 
0७... अरन्‍म४८र 2# कलाम *»४० 


? अनिल अल 


है 5 « 


के भक्‍तमात्र थे, इन्होंने अपने-अपने समय के धार्मिक आंदोलनों 
भाग लेकर अपने-अपने नामों पर नवीन पंथ चलाने की चेष्टदा की थी 
और अपनी विचित्र प्रकार के रहव-सहन एवं अ्रटपटी बानियों के 
कारण इन्होंने अपने लिए बहुत से अनयायी भी बना लिये थे | इनकी 
अन्य भक्तों से भिन्चता, इनके सिद्धांतों की एकरूपता, इनकी साधनाओं 
की विलक्षणुता अथवा इनकी मख्य देन के प्रति किसी ने विचार नहीं 
किया था। 

: संतों की इस परंपरा को एक सूत्र में ग्रथित करने तथा उनके 
मत का व्यापक रूप निश्चित करने में कई कठिनाइयाँ भी पड़ती थीं । 
केवल दो-एक को छोड़कर इनमें से अन्य संतों का कोई साधाररा 
परिचय भी उपलब्ध नहीं था | इनकी बानियाँ या तो इनके अनुयावियों 
के पास हस्तलिखित रूप में सुरक्षित पायी जाती थीं श्रथवा विक्ृत 
होकर यत्र-तत्र बिखरी पड़ी हुई मिल जाया करती थीं । इसके सिवाय 
इन संतों के नाम्रों पर चलनेवाले विविध पंथों के रूप और प्रचार- 
पद्धति में भी महान अन्तर आ गया था। जिस उद्देश्य को लेकर 
उनका सर्वप्रथम संघटन हुआ या उसे, काल पाकर, वे भूल से गये थे 
ओर. भ्रन्य प्रकार के प्रचलित संप्रदायों के अनकरण में अधिक लग 
जाने के कारण, वे क्रमश: -साधारणा हिंद समाज में ही विलीन होते 
जा रहे थे। इन पंथों के श्रन॒यायियों ने, अपने जल प्रवत्तकों को देवी 
शक्तियों से सम्पन्न मानकर उनकी पोराशक चरितावली भी बना 
डाली थी और उनके मौलिक सिद्धांतों के सच्चे अ्रभिप्राय को समझने 
की प्रायः कुछ भी चेष्टो न करते हुए उनपर अपने काल्पनिक विचारों 
का आरोप कर दिया था। इस कारण उनका वास्तविक रूप जान 
लेना भ्रथवा उनके महत्न का समुचित मूल्यांकव करना कोई सरल काम 
नहों था । 

उक्त बाधाओं के बने रहने के कारण इन संतों के सम्बन्ध में 


(६ +# ) 


अनेक विद्वानों की भी धारणा श्रांतिपर्ण हो गई थी । इनकी बानियों 
को ऐसे लोग अत्यन्त साधारण व नीरस पद्यों में गिना करते थे $,र 
इनमें उन्हें कोई संगीत वा नवीनता भी नहीं दीख पड़ती*थी । संत 
लोग इनके समक्ष कतिपय निम्नश्रेणी की जातियों में उत्पन्न अशिक्षित 
व्यक्ति थे जिन्हें प्राचीन धर्मग्रंथों प्रथवा दास्त्रालि, का कुछ भी ज्ञान 
नहीं था और जिन्हें इसी कारण, सच्चे मार्ग की पहचान तक नहीं हो 
सकती थी। ये उनके लिए सर्वेसाधारण में घूम-किर कर ऊटपटाँग 
बातों का प्रचार करनेवाले निरे साधू वा फक्ीर-श्रेणो के लोग थे और 
इनके उपदेशों का कोई सुदृढ़ आधार वा उद्देश्य भी नहीं था। संतों 
की बानियों में बिखरे हुए विचारों की संगति वे, किसी पूर्वागत 
विचारधारा से, लगा पाने में प्रायः अश्रसमर्थ रहा. (करते श और इस 
करण, उन्हें इनमें कोई व्यवस्था नहीं दीख पड़ती थी और इनकी 
सारी बातें उन्हें किन्‍्हीं अस्पष्ट व क्रमहीन बातों का संग्रहमात्र प्रतीत 
होती थीं | अतएव, संतपरम्परा, संतसाहित्य वा संतमत की झोर उनका 
ध्यान पहले एक प्रकार की उपेक्षा का ही रहता चला आया था। 
इस दिशा में उनके ध्यान का सर्वेप्रथथ उस समय से आक्कष्ट होना 
आरम्भ हुआ जब संतों की बानियों का यक्र-तत्र संग्रह किया जाने 
लगा और इस प्रकार के ग्रंथ कभी-कभी प्रकाशित भी होने लगे । 
विक्रम की बीसवीं शताब्दी के उत्तरा्ध से ही वास्तव में संतों 
ओर उनकी कृतियों की क्रमश: प्रकाश में आना आरम्भ हुआ । उस के 
पहले डा० विल्पन के 'ए स्केच आव दि हिन्द सेक्ट्स' “(“& 5(6०॥ 
0 (6 पता 5९०६5 )/ सं० श्यद८ में उनके विषय में 
थोड़ा-बहुत लिखा जा चुका था, “गार्सा द तासी ने अपने *इस्त्वार दे 
ला लितरेत्योर एऐंद्रई ए इंदुस्तानी , सं० १८६६ ) में कुछ संतों व 
उनकी रचनाओं की चर्चा की थी और डा० ग्रियर्सन ने भी अपने 
#माडन वर्नावयूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान / (/0067 ५८ ॥४- 


में 
से 


( ६६ ) 


दपांध [वॉशाधापार8ठ णएी प्रीातावार्ईध्ा ) सं० १९४६ में 
उनका एक आलोचनात्मक परिचय दिया था जो अधिकतर 'शिवसिह 
सरोज परे आश्चित था। इन लेखकों ने अपने विचार बहुत कुछ 
ग्रधूरी सामग्रियों के ही आधार पर निश्चित किये थ। उस समय तक 
न तो स्व० पं० चंद्विकाप्रसाद त्रियाठी के “अगवंध्‌” वा स्वामी दादहू- 
दयाल की वाणी, ( सं० १६६४ ) स्व० बा० बालेद्वरप्रसाद की 
संतवानी पुस्तक माला' ( सं० १९६५ ) व स्व० डॉ ० व्यामसुन्दरदास 
की 'कबीर ग्रंथावली' जैसे मूल साहित्य का प्रकाशन हो पाया था 
ग्रौर न डाक्टर मेकॉलिफ के “दि सिख रिलीजन' ( 06 शादी 
(िटा907 ) सं० १६६५ डॉ० रवींद्रनाथ ठाकुर की “वन हण्ड्रेड 
पोयम्स आव कबीर” (086 लिष्मात/660 ?0०703$ ० ६ 209॥7) 
सं० १६८० डॉ० तारादत्त गेरोला के 'साम आफ दादू' ( $8/॥75 
0 280607 ) ( सं० १६९८६ ) अथवा प्रो० तेजासिंह के “दि जपजी” 
(4॥8 3820] जैसे सुन्दर अनुवाद ही निकल पाये थे जिनका 
श्रध्ययन कर कोई निर्णय किया जाता । रे० वेस्टकाट / सं० १६६४ ) 
डॉ० फकहर ( सं० १६७७ ) डॉ० भांडारकर ( सं० १६८५ ) डा० 
कीथ (सं० १६८८) ज॑ंसे विद्वानों की घारमिक इतिहास सम्बन्धी रचनाएँ 
रे० प्रेमचन्द्र ( सं० १९६८ ) व रे० अहमदशाह ( सं० १६७२ ) द्वारा 
किये गये बीजक के अनुवाद तथा “भिश्चबंधु' का विनोद (सं० १६६७) 
पं० रामचंद्र शक्ल ( स० १६८५६ ) व डा० सूर्यकांत शास्त्री 
( सं० १६८७ ) साहित्यिक इतिहास भी इसी काल में निमित व 
प्रकाशित हुए और प्रायः इसी समय से इस विषय पर अच्छे-अच्छे 
निबंध भी लिखे जाने लगे । 

इस प्रकार डा० जड़थ्वाल के इस क्षेत्र में थ्राने के पहले भिन्न-भिन्न 
संतों व उनके पंथों के भ्रध्ययन का आरम्भ हो चुका था। उनकी कृतियों 
के प्रामाणिक संस्करण निकालने तथा उनके अ्रनुवाद तक करने की 


( ७ 9 


परंपरा चल निकली थी और उनसे क्रमदा: परिचित होते लजानेवाले 
व्यक्तियों की जिज्ञासा उन्हें ग्रधिक से अधिक जानने की झोर बढ़ती 
जा रही थी। फिर भी इन सभी संतों को एक वर्ग-विशष, में गिनते 
हुए टसके सामूहिक अध्ययन की ओर कोई भी प्रवृत नहीं हो रहा था । 
सर्वप्रथम डॉ० बड़थ्वाल ने ही इस कार्य को अपने हाथ में लेने का 
प्रयत्त किया और उपलब्ध संत-साहित्य का एक साथ अ्रध्ययल कर, 
संतों के समूचे वर्ग वा “निर्गण संप्रदाय के विषय में अपने विचार 
प्रकट किये । 


२, डा० बड़थ्वाल का जीवन-वृत्त 

पीतांवरदत्त बड़थ्वाल का जन्म सं० १९४८ के १७ वें मार्गशीर्ष 
को पाली नामक एक साधारण से ग्राम में हुआ था। यह ग्रश्म गढ़वाल 
प्रांत के प्रमुख केंद्र लंसंडाउन से तीन मील की दूरी पर हिमालय की 
थाटी में बसा हुआ है । इनके पिता का नाम पं० गौरीदत्त बड़थ्वाल 
था और वे एक उच्च कुलीन ब्राह्मण, विज्ञ ज्योतिषी तथा पौराणिक 
विद्वान थे। बालक पीतांबर को इसी कारण सर्वप्रथम अमरकोश 
जसे कुछ संस्कृत ग्रंथों को कंठस्थ करने की शिक्षा मिली थी और 
उसका श्रक्षरारंभ भी अपने घर पर ही कराया गया था। अपने जन्म- 
स्थान के निकट वर्तमान किसी पाठशाले में हिन्दी वर्संस्क्ृत की कुछ 
जानकारी प्राप्त कर लेने पर पीतांबरदत्त श्रीनगर ( गढ़वाल ) के 
गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रविष्ठ हुए कितु वहाँ से भी हटकर उन्हें 
पीछे लखनऊ के कालीचरण हाई सकल में अपना नाम लिखाना पड़ा । 
इस स्कूल | के हेडमास्टर उस समय प्रसिद्ध वाब इ्यामसुन्दरदास जी 
थे। जिनके हिंदी प्रेम व साहित्यनिष्ठा ने विद्यार्थ पीतांबरदत्त को 
बहुत अधिक प्रभावित किया और जिनके साथ बढ़ता हुआ इनका 
परिचय क्रमशः भावी साहित्यिक सहयोग में भी परिवर्तित हो गया । 
पीतांबरदत्त ने अश्रपनी स्कूल लीविंग परीक्षा सं० १९७७ में पासकर 


३ के: | 


सं० १९७६९ में कानपुर के डी० ए० वी० कालेज झे, एफ्‌ू० ए० कर 
लिया और आगे का भी अध्ययन चलाते रहने के उद्दव्य पे काझी 
हिन्दू-विज्नविद्यालय में जाकर अपना नाम लिखाया । 

परन्तु इसी बीच में इनका स्वास्थ्य बहुत कुछ विगड़ गया और 
उसे सुधारने के प्रयत्न में, इन्हें, कुछ काल के लिए, अपनी पढ़ाई छोड़ 
देनी पड़ी ।ये, लगभग दो वर्षों के लिए, काशी से अपने गाँव पाली 
' चले श्राये और वहीं रहकर प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग करने लगे । 
विद्यार्थी पीतांवरदत्त की प्रवृत्ति, श्रीनगर के सकल में विद्योग्रा्जंन करते 
समय से ही कुछ लिखने-पढ़ने की शोर भी उन्मुख हो चुक्री थी और 
कहा जाता हू कि, वहाँ रहकर इन्होंने मनोरंजनी नाम की किसी 
हस्तलिद्वित पत्रिका का संपादन भी किया था। उस समय ये वहाँ 
की साहित्यिक सभाओं में भी सक्रिय भाग लिया करते थे और, कानपुर 
था जाने पर, इन्होंने वहाँ के 'हिलमेन' पत्र को संपादित किया था । 
तदनुसार इनका साहित्यिक कार्य, पाली गाँव में रहते समय भी 
निरंतर चलता "रहा और, अपने अध्ययन व अनुभवों के अनुप्तार, इन्होंने 
कुछ अंग्रेजी पुस्तकों के आधार पर, प्राशायामविज्ञान' और कला तथा 
ध्यान से आत्मचिकित्सा' नामक दो पृस्तक्क लिख डालीं । अपने प्रांत 
के सावंजनिक्र जीवन में जागृति लाने के उद्देश्य से इन्होंने गढ़वाल 
नवयुवक् सम्मेलन! की स्थापना की और समय-समय पर सर्वसाधारण 
की महायता के लिए भी प्रशंसनीय कार्य किये१ उस समय ये वहाँ के 
स्थानीय पत्र 'पुरुषार्थ' में भी बहुधा लिखा करते थे और अपनी कवि- 
ताझ्नों को प्रकाशित करते समय अपना उपतवाम 'अम्बर' अथवा 
व्योमचन्द्र' दिया करते थे । 

घर पर उक्त प्रकार से स्वास्थ्य-सुधार कर लेने के श्रनन्तर ये 
फिर काशी-हिंदू-विश्वविद्यालय चले श्राये और वहीं रहकर पढ़ने लगे। 
वहाँ से इन्होंने, बी० ए० की परीक्षा प्रासकर सं० १९८४५ में एम्‌० ए.० 


" ( «६ ) 


तथा सं० १६६६ में एल-एल्‌० बी० भी कर लिया। एम्‌०ए० की 
परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम आये और इसके लिए जो इन्होंने एक 
विस्तृत निबन्ध 'छायावाद' शीर्षक से लिखा था वह बहुत विद्वत्तापूर्ण 
सिद्ध हुआ । बा० व्यामसुन्दरदास जी उससे इतने प्रभावित हुए कि 
उसके पुरस्कार में उन्होंने इन्हें अपने हिंदी-विभाग के अन्तर्गत शोध 
कार्य पर नियुक्त कर लिया । तबसे यह साहित्यिक खोज का कार्य भी 
बड़े मनोयोग के साथ करने लगे । फिर सं० १६९५७ में इन्हें उसी 
विभाग में लेकचरर भी बना दिया गया। अ्रध्यापक पीतांबरदत्त को 
अब, हिंदी-साहित्य के गम्भीर अध्ययन के साथ-साथ उसके विवेचन' 
का भी सुयोग मिलने लगा और इनके विचारों में क्रमशः प्रौढ़ता आने 
लगी। हिंदी-साहित्य के विद्याथियों के समक्ष ये कभी-कभी अफनी नवीन 
खोजों के ग्राधार पर भी व्याख्यान दिया करते थे और इनकी नित्यप्रति 
बनती जानेवाली साहित्यिक धारणा क्रमशः निखरती चली जाती थी । 
इसी समय, इनकी खोज-सम्बन्धी लगन को देखकर, “काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा ने भी इन्हें अपने खोज-विभाग का संचालक नियत 
कर लिया। वहाँ पर इनके तत्त्वावधान में महत्वपूर्ण हस्तलिखिन ग्रंथों 
का पता लगा और उनकी रिपोर्ट तैयार करते समय, इनके साहित्यिक 
ज्ञान के विस्तार में और भी सहायता मिली । 

अपने उपर्यक्‍त झोध-कार्यों से प्रोत्साहन पाकर ही इन्होंने हिंदी- 
काव्य की “निर्गुणधार। पर एक थीसिस लिखने का विचार किया । 
यह कार्य एक ऐसे क्षेत्र में करता था जो उस समय तक भी बहुत कुछ 
उपेक्षा की ही दृष्टि से देखा जा रहा था-और इस कारण, उसे हाथ 
में लेना एक प्रकार का नवीन प्रयत्न भी कहा जा सकता था | फिर भी 
इन्होंने उक्त विषय पर पूरे परिश्रम के साथ काम किया और अपनी 
सच्ची लगत व अध्यवसाय के कारण,. इस कार्य में सफल भी हो गये । 
इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये निबन्ध से इनके परीक्षक भी बहुत प्रभावित 


३ के | 


हुए और उन्होंने इसे एक उच्च कोटि की रचना के रूप में स्वीकार कर 
'लिया। इस प्रकार सं० १६९० में इन्हें “दि निर्गत स्कूल आव हिन्दी 
पोइट्री*ई ( [6 'साइशफा 8०00 ० जाएता ?०थ४ाए ) 
शीर्षक थीसिस के आधार पर डी० लिट॒० की डिग्री मिली | तबसे 
इनकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक हो चली और इनका समादर भी होने लगा | 
गढ़वाल साहित्य परिषद्‌ के ये स्थायी प्रधान चुन लिये गये, हिंदी 
साहित्य प्रम्मैलन के सं० १६६४ वाले अधिवेशन की साहित्य-शाखा में 
निबन्ध पाठ के लिए विश्येष रूप से आमंत्रित किये गये और प्राच्यविद्या 
सम्मेलन के तिरुपति ( भद्रास ) वाले सं० १६६७ के अधिवेशन में 
इन्होंने हिंदी-विभाग के सभापति का आसन ग्रहण किया । इस बीच 
में, 'काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अध्यापनकार्य छोड़कर सं० १६६५ 
में, थे लखनऊ विश्वविद्यालय चले गये और वहीं के हिदी-विभाग में 
प्राध्यापक होकर, अपनी साहित्य सेवा करते जा रहे थे | वहाँ पर भौ 
विद्वत्ता के कारण विद्यारथियों और सहयोगियों के बीच इनकी बड़ी 
अच्छी प्रतिष्ठा थी। किन्तु विधि का विधान कि उनका स्वास्थ्य धीरे- 
धीरे गिरता गया । सं० २००० वि० के फाल्गन मास में इन्होंने अव- 
काश ग्रहण किया और घर आने पर सं० २००१ के श्रावण मास की 
शुक्ला चतुर्थी को इनका देहावसान हो गया । 
डॉ० बड़थ्वाल की मनोवृत्ति उनके जीवन भर, सदा साहित्यिक 
कार्यों को शोर ही उनन्‍्मुख रही । उनके निर्जी' पुस्तकालय की ग्रंथ-सूची 
के देखने से पता चलता है कि उन्होंने अनेक बहुमूल्य हस्तलेखों का 
एक अच्छा सा संग्रह जटा रखा था। वे बराबर हस्तलिखित प्राचीन 
हिंदी ग्रंथों की खोज में रहते, उन्हें परिश्रम के साथ पढ़ा करत, उन 
पर मनन करते और अपने विचारों की टिप्पणियाँ तेघार किया करते । 
ऐसे साहित्य का गम्भीर अध्ययन और अनेक प्रकाशित ग्रंथों का आ्ालो- 
'चनात्मक विवेचन. ही उनके जीवन का प्रमुख उहृश्य रहा। तदनुसार 


; ॥ ० ॥| 


अपने ग्रंथानुशीलन के फल स्वरूप, उन्होंने कई निबन्ध भी लिख जो 
समय-समय पर हिंदी के पत्र-पत्रिकात्रों में प्रकाशित होते रहे । उनके# 
बहुत में छोटे-बड़े लेख अभी हस्तलिखित रूप में ही पड़े हें श्लनौर कई 
पुस्तर्क जिन्हें वे सम्पादित करना चाहते थे और पाठों के सुधार-क्रमादि 
को व्यवस्थिति करके प्रकाशित करना चाहते थ, श्रभी ज्यों की व्यों 
रखी हुई हैं। उनकी सभी प्रकाशित व श्रप्रकाशित रचनाओं पर 
विचार करके देखा जाय तो, विदित होता हैं कि उनका विशेष ध्यान 
हिंदी-साहित्य के उस अंश की ओर ही रहा, जो उसके इतिहास में 
नाथों की सबदियों एवं संतों की बानियों के नाम से प्रसिद्ध है और 
इन दो के क्षेत्रों में उन्होंने अपना कार्य बड़ी लगन के साथ किया था। 
इन विषयों पर लिंखे गये उनके निबन्धों का एक संग्रह बा० सूम्पूर्णा- 
नन्‍्द जी द्वारा सम्पादित होकर ज्ञान मण्डल कार्यालय काशी' से, योग 
प्रवाह के नाम से, सं० २००३ में निकल चुका है और शेष में से कुछ 
और भी यथाशी घ्र उनके प्रिय शिष्य लखनऊ विश्व-विद्यालय में हिंदी के 
प्राध्यापक डॉ० भगीरथ मिश्र के द्वारा संतरादित होकर प्रकाशित होने जा 
रहे हैं । उनके अन्य विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले लेखों में से कुछ तुलसी- 
दास, केशवदास, भूयण, भारतेन्दु हरिव्चन्द्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
रामचन्द्र शुक्ल, र्यामसुन्दरदास आदि पर लिखें गये हें, कुछ में हिंदी- 
भाषा-सम्बन्धी कई प्रहनों पर व्यक्त किये गये उनके विचार दीख पड़ते 
हैं और शेष का सम्बन्ध रधिकतर भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक विषयों के साथ 
जान पड़ता है । उनकी प्रकाशित हिंदो पुस्तकों में, प्राकृतिक चिकित्सा 
विषयक दो रचनाझ्रों के अतिरिक्त, रूपक रहस्य गोस्वामी तुलसीदास" 
गोरखबानी' “रापचंद्रिका' आदि के नाम लिये जा सकूते हें। उनकी 
सबसे प्रसिद्ध प्रकाशित कृति “दि निर्गुणा स्कूल आफ हिंदी योइट्री' है 
जो उनकी थीसिस के रूप में, पहले अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी । 


डा० बड़थ्वाल जो- कुछ भी ,लिखते थे उसे गम्भी रतापूर्वंक ,और 


१ 5२ ) 


पूरी झावधानी के साथ लिखा करते थे, उनके ज़्ड़ से बड़े ग्रंथों से 
लेकर छोटे से छोटे निबन्धों तक की रचना के पीछे उनके गहरे 
अध्ययज्ञ व अनुशीलन की छाप लगी हुई है । वे किसी भी विषय पर 
सदा स्वतन्त्र रू से विचार करने की चेष्टा करते थे, उस पर नया 
प्रकाश डालना अपना लक्ष्य बना लेते थे शौर, उसे लेकर लिखते समय 
अपने वाक्‍्यों में युक्तियों के साथ-साथ रोचकता व सजीवता भी भर 
देते थे । कहते हैं कि अपने लेखों की अनेक पंक्तियों को उन्होंने, प्रकाशित 
करने के पूर्व, 'बीस-बीस-तीस-तीस” बार तक सुधारा होगा । उनका 
सुरति-निरति' वामक निबन्ध जो उपर्यक्त योगप्रवाह' पुस्तक के केवल 
ग्यारह पष्ठों में ही छपो है “उनके ग्यारह वर्षों के परिश्रम का फल 
हैं” । किसी विषय की धारणा बना लेना, उसे सर्वप्रथम थोड़े में ही 
व्यक्त करना और पीछे उसे समुचित विस्तार देकर, सुव्यवस्थित रूप 
देना उनकी प्रमुख विशेषता के अंग थे | वे एक शुद्ध साहित्यिक जीव 
थ और उनकी अनन्‍न्तःप्रेरणा, उनकी सच्ची लगन का उपयोग सदा 
स्थायी कार्यों में ही किया करती थी । उन्हें अपने पांडित्य का प्रभिमान 
न था फिर भी उनकी क्ृतियों में उनके आ्ात्म-विद्वास, दृढ़ता एवं 
निर्भवता के उदाहरण सर्वत्र लक्षित होते हँ। साहित्य-सेवा ने उनके 
लिए एक पूरे व्यसन का रूप धारण कर लिया था और उनकी एकांत- 
निष्ठा व अनवरत पन्श्रिम, उनकी मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों 
में क्रश: विकार एवं हास उत्पन्न करते हुए, उन्हें असामयिक मृत्यु 
की ओर बरबस खींच ले गये । 


३, दि निगंण स्कूल बम £ हिंदो पोइटी 


डा० बड़थ्वाल ने हिंदी के संतकवियों की बानियों का अध्ययन 
कर उनकी वाह्य_विभिन्नताओरों में समन्वय व समानता के आधार ढू छ 
निकालने के प्रयत्न किये । उन्होंन इनके उपदेशों की, दाशेनिक पृष्ठ- 


; ( ३ 9 


भूमि का पता लगाया और उनके सांप्रदायिक सिद्धान्तों के स्वर्रू का 
भी दिगदर्शन कराया । इसके सिवाय इन संतों की मुख्य देन की ओर 
संकेत करते हुए उन्होंने इनकी बानियों में प्रकट होनेवाली वर्शनशेली 
का भी परिचय कराया तथा उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर इनकी 
जीवनी पर भी प्रकाश डाला। डा० वड़्थ्वाल को उपर्युक्त थीसिस 
का विषय इन सारी बातों से सम्बन्ध रखता था। निबंध को पुम्तक 
का आकार देते हुए उस्ते उन्होंने ६ भिन्न-भिन्न श्रध्यायों में विभक्त कर 
दिया था जिनका विवरण इस प्रक्रार दिया जा सकता है--- 

१--उसके प्रथम अध्याय के अंतगगंत उन्होंने उन विभिन्न प्रवृतियों 
का परिचय दिया है जो संतमत के प्रमुख प्रवतेंक कबीर के समय वा 
उनके भी क्रुछ पहले से काम करती आा रही थीं । भारत की अंदरात्मा 
सदा से आध्यात्मिक भावनाओं की ओर ही प्रवृत्त रहती झ्राई है और 
उसकी भावधा रा शताब्दियों से निरंतर अबाधित रूप से प्रवाहित होती 
हुई समयानसार भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होती रही है | तदनूसार 
भारत पर इस्लाम का आक्रमण हो जाने के अ्नंतर पंद्रहवीं शताब्दी में 
जो रूप इस धारा ने ग्रहण किया वह निर्गुण संत-संप्रदाय के नाम से 
प्रसिद्ध है। मुस्लिम विजेता पहले लूटपाट करके चले जाते थे और 
सिवाय कतिपय ध्वंसावशेषों के उनके आगमन का कोई श्रन्य चिह्न 
नहीं रह जाता था। परन्तु आगे चल कर उन्होंने भारतीय जनता के 
ऊपर अपने 'मजहब' को भी लादना आरम्भ कर दिया । देश में उस 
समय वएं-व्यवस्था जेप्ती सामाजिक विषमताएँ वर्तमान थीं और उनका 
प्रभाव दर करने के लिए भक्ति मार्ग का आंदोलन ग्रधिकाधिक सचेष्ट 
होता झा रहा था। उसके वैष्णव-संप्रदाय तथा इस्लाम के सूफ़ी संप्रदाय 
' ने इस ओर बहुत कुछ काम किया । परन्तु उन दोनों का भी काय॑ प्राय: 
अधूरा था। कबीर ने इसी समय स्वा० रामानंद से प्रेरणा पाकर 
अपने उपदेश देने झारम्भ किये और हिंदुश्रों एवं मुसलमानों की नत्रुटियों 


( (४ ) 


को प्रैकाश में लाकर उन्हें एक दूसरे के प्रति सहूँदयता प्रदर्शित करन 
का मार्ग सुझाया । उनके प्रयत्नों द्वारा पारमाथिक साधना एवं सासा- 
जिक व्यवहार के क्षेत्रों में भी पूर्णा ऐक्प और समानता की लहर उमड़ 
चली ओर संतों के विशिष्ट वर्ग की एक पृथ्क्‌ परंपरा ही चल निकली 
जिसे “निर्गुण संप्रदाय” कहा करते हैं।. 
२>डा० बड़थ्वाल ने निबंध के दूसरे अध्याय में इन निर्गुणी 
संतों के दाशनिक सिद्धान्तों का विवेचन किया है। उन्होंने सर्वप्रथम 
इनके एकेद्वरवाद की व्याख्या की है और बतलाया हैं कि वह किस 
प्रकार हिंदूधर्म एवं इस्लाम दोनों में समन्वय स्थापित करनेवाले उस 
एक व्यापक तत्व का प्रतिपादन करता है जो इस विद्व का कर्ता, 
नियंतन तथा शासक भी हैँ। इसी प्रकार उस तत्व की पूर्णता को भी 
उन्होंने स्पष्ट किया है और बतलाया है कि किस प्रकार बह संतों के 
अनूसार विश्व के भीतर सर्वव्यापक होता हुआ भी सर्वातीत हैँ जिस 
कारण उसे निरपेक्ष कहना ही श्रधिक समीचीन होगा । संतों ने उस 
तत्व को निर्गण एवं सगूरा इन दोनों से परे की वस्तु माना है और 
उसे चौथा पद “गअलख' 'अनामी' अथवा 'सत्त' जसे छब्दों-द्वारा 
ग्रभिहित किया हैं | संतों के आझात्मा-परमात्मा एवं जड़पदार्थ-सम्बन्धी 
विचारों का निरूपण करते समय इसी प्रकार डॉ० बड़थ्वाल ने उनका 
तीन प्रकार की दाशेनिक विचारधाराञों के अनुसार वर्गीकरण किया 
है और कबीर, दादू, भीखा, मलूक आदि को श्रद्वेिती, नानक को भेदा- 
भेदी तथा शिवदयाल, प्राणनाथ आदि को विशिष्टाद्वेती ठहराया हें । 
प्रथम के भ्रनुसार परमात्मा व जीवात्मा पूर्णतः एक हें दूसरे के प्रनुसार 
दोतों में एक“प्रकार से बडे व छोटे का अंतर है, और तीसरे के अनुसार 
दोनों में श्रंश व झृंशी का सम्बन्ध है | डा० बड़थ्वाल ने इसके साथ ही 
यह भी दिखलाया है कि संतों की विचारधारा किस प्रकार प्राचीन 
आपनिषदिक सिद्धान्तों से मेल खाती है। उनके विचार में ये. संत 


६ १४ ) 


सहज-साधना के समर्थक थे और मूर्ति पूजा अ्वतारवाद आ्रादि में विश्वास ,“ 
न रखते हुए, मर्मियों की प्रेम-पद्धति का अनुसरण करते थे । 

३--इसी प्रकार इसके तीसरे अध्याय में इन संतों की सांप्रदायिक 
मान्यताओं के स्पष्टीकरण की चेष्टा की गई हैँ। इसके अंतर्गत इनके 
उस प्रत्यावर्तत की साधना का वर्सान किया गया हैजो आत्मा को 
उसके अपने मल ख्रोत की ओर पुनः लौटने में सहायता प्रदान करती 
हूँ । उस मध्यममार्म का निर्देश किया गया है जिसे संत लोग निवृत्ति एवं 
प्रवृत्ति मार्गों के बीच का माच कर उसका अनुसरण करते हैं और फिर 
उस आध्यात्मिक वातावरण की भी चर्चा की गई हैं जिसके प्रभाव में 
रहकर उक्त प्रकार की साधनाओं में सफलता प्राप्त की जा सकती है । 
वातावरण के अ्रंगों में सबसे अधिक प्रधानता सत्संग को दी जाती है 
झोर उसके लिए भी सच्चे संत वा साधु ही अपेक्षित हें | डा० बड़थ्वाल 
ने इसके अनन्तर उस सतगुरु की भी व्याख्या की है जो उक्त आध्यात्मिक 
साधना के लिए सबसे श्रावश्यक हुआ करता है और तत्वृर्चात्‌ उसके 
द्वारा बतलाये गये नामस्मरण की साधना के महत्व की ओर संकेत 
करते हुए उसे भक्तियोग का ही एक अंग स्वीकार किया हूँ । संतों की 
सर्वप्रधान साधना शब्दयोग व 'सुरति शब्दयोग” का वर्णान फिर पूरे 
विवरण के साथ करने का प्रयत्न किया गया हैँ श्र इसके ग्रनंतर उन 
दो प्रकार के लक्ष्यों की भी चर्चा कर दी गई हूँ जिन्हें संत लोग अपनी 
सारी चेष्टाओ्रों का अ्रंतिम उद्देश्य माना करते हें।डा० बड़थ्वाल ने 
इस अध्याय के अंत में यह भी बतला दिया है कि संतों की उक्त 
आध्यात्मिक साधना के कारण समाज की उपेक्षा नहीं हुआ करती, प्रत्युत 
उसमें उसके कल्याण का भी ध्येय सदा बना रहता है । पुस्तक का यह 
अध्याय सबमें बड़ा है और इसमें भी शब्दयोग वाला ऋंश अ्रधिक विस्तृत 
व महत्वपूर्ण हैँ । 

४--पुस्तक के चौथे अध्याय में डा० बड़थ्वाल ने कुछ ऐसे 


५६ ६४६) 


आवश्यक प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा की है जो संतों वा उनके मत 
के सम्बन्ध में चर्चा करते समय बहुधा आपसे भ्राप उठ जाया करते 
हैं। सबसे पहला प्रशइत इस विषय का है कि क्‍या ये संत लोग केवल 
सारग्राही मात्र ही थे और क्‍या इनमें कोई अ्रपनी विशेषता नहीं थी ? 
इस प्रइन का उत्तर लेखक ने यह कह ॒ कर दिया है कि इन संतों ने 
अपने समय में वर्तमान सामग्रियों का उपयोग अपने निजी सिद्धान्तों 
के समर्थनमात्र के लिए ही किया था और इसके कारण इनकी महत्ता 
में किसी प्रकार की कमी नहीं आती | फिर एक दूसरे प्रव्न श्रर्थात्‌ क्या 
इन संतों का वर्ग वास्तव में सांप्रदायिक हैं ? का उत्तर इस बात को 
स्पष्ट करते हुए दिया हें कि सांप्रदायिक बातें केवल इनके वाह्य 
कृत्यों मं ही पायी जातो हैं और और वे अभ्रधिकतर उन अनेक प्रचलित 
संप्रदायों के कारण घस आई हैं जिनके वातावरण में संतमत के 
अनुयाद्रियों को अपना प्रचार करना पड़ता रहा । संत-संप्रदायों के मूल 
प्रवत्तकों का प्रधान उद्देश्य कभी वाह्य साधनाओं को श्रधिक महत्व 
देने का नहीं था और जो-जो बातें उनके मूल विचारों के विरुद्ध जाती 
हैं वे केवल गौणमात्र हैं । उनका न तो कोई वास्तविक महत्व हे और 
न उनके द्वारा हम संतों के मत का उचित मल्यांकन ही कर 
सकते हूं । 
५--इसके पाँचवें अध्याय में डा० बड़थ्वाल ने संतों की रचनाओ्रों 
के स्वरूप उनकी कथन शैली एवं भाषादि के विषय में लिखा है। 
उनका कहना हूँ कि संतों ने अपने भावों को व्यक्त करते समय इस 
बात की विशेष परवा नहीं की हैं कि वे किस प्रकार प्रकट किये जा रहे 
हैं । इन्होंने न॑तो हिंदी के प्रचलित व्याकरण के नियमों का पालन 
करने की चेष्टा कीनऔर न उसके छंंदों ग्रथवा अलंकारादि की उप- 
युक्‍तता की ही ओर विशेष ध्यान दिया। अपनी बातों को स्पष्ट करते 
समय वा उपदेश देते समय जिन पद्यों का इन्होंने सबसे अधिक प्रयोग 


[ हैछ ) 


किया है उन्हें बानी व 'साखी' कहते हें जो क्रमशः पदों व दोहों 
के ही पर्यायवात्री चव्द हें। अपने गूढ़ भावों की अभिव्यक्ति इन्होंने 
ग्रधिकतर उन प्रतीकों के सहारे की है जो साधारण जीवन के क्षेत्रों से 
चुने गये हैं । परन्तु इसके लिए इनके काम मे सबसे भ्रधिक आनेवाले 
वे रूपक हैं जो द्ाम्पत्य-माव को प्रकट करते हें और जिनके प्रयोग वे 
जीवात्मा व परमात्मा के सम्बन्ध में करते हैं । इनके ये प्रयोग उच्चकोटि 
की प्रेममावनाओं के द्योतक हें और इनमें लक्षित होनेवाले विरह के 
भावों में संतों के सच्चे व शुद्ध हृदय का परिचय मिलता हू । संतों की 
रचनाओं की एक विशेषता उनकी उलटबाँसियों में भी पायी जाती है 
जो उनके कथन को आकर्षक बनाकर हमें उन पर विचार करने को 
विवश कर देती हैं । “ 
६--पुस्तक के अंतिम अध्याय में लेखक ने इन संतों का कुछ 
परिचय देने का भी प्रयत्न किया ह़ै। सर्वप्रथम उसने उनकी ओर 
संकेत किया है जो इनके पथ-प्रदर्शक थे और जिनमें से कुछ के नाम 
इन्होंने बड़ी श्रेद्धा के साथ लिये हं। तदनंतर कबीर, नानक, दादू, 
प्राशनाथ, बाबालाल, मलूकदास, दीनदरवेश, मारीसाहब, जगजीवन- 
दास, पलट, धरनीदास, दरियाइय, बुल्लेशाह, चरणदास, शिवनारायण 
तुलसी साहब एवं शिवदयाल साहिब के संक्षिप्त परिचय देते हुए 
उप्तमें उनकी रचनाओं एवं पंथादि की भी चर्चा की गई हूँ । इन संतों 
के परिचय स्वभावत: संक्षिप्त हें और उसकी कई एक कमियों की पूर्ति 
डा० बड़थ्वाल ने पुस्तक के अंत में दी गई विशेष टिप्पणियों-द्वारा 
करने की चेष्टा की है। अंत के तीन परिशिष्टों में से पहले में कतिपय 
गूढार्थवाची शब्दों की एक तालिका दे दी गई है और दूसरे में उस 
साहित्य की भी एक आलोचनात्मक चर्चा की गुई है जिससे लेखक ने* 
अपना निबंध प्रस्तुत करते समय सहायता ली थी । तीसरे में, मूल पुस्तेक 
में आई हुई कुछ बातों और तथ्यों पर विशेष टिप्पणियाँ हैं। 


६ हक 3४8 


.._- ७, निबंध विषयक विशेष बाते 

डा० बड़थ्वाल के निबंध के शीर्षक “दि निर्गुणग स्कूल आफ़ हिंदी 
पोए दी भ्रर्थात्‌ (हिंदी काव्य का निर्गुण संप्रदाय से स्पष्ट है कि वे संतों 
के उस संप्रदाय का परिचय देने जा रहे हें जिसमें गिने गये लोगों की 
रचनाएँ, हिंदी कविताओं में पम्मिलित की जाती हैं । तदनुसार, इन संतों 
पर विचार करते समय हमारा ध्यान सर्वप्रथम इनके साहित्यिक परिचय 
की ही ओर प्राकृष्ट होता है। कविताएँ या तो भावप्रधान या विपय- 
प्रधान होती हैं। अथवा भापाप्रधान कहलाती हैं जिनमें रचनाशेली 
वा काव्यकला की ओर विद्येप ध्यान दिया गया रहता हैँ । हिंदी साहित्य 
के इतिहास में हमें इत दोनों प्रकार की कवित,ओं के उदाहरण यथप्ट 
रूप में बमिलते हूँ । रीति-काल कौ प्राय: सभी कविताएं उक्त भाषा 
प्रधान' की कोटि में ग्राती हैं और भक्तिकाल के संतों दी कविताएँ उक्त 
दोनों ही कोटियों में रखी जा सकती हैं। डा० बड़थ्वाल ने अपने निबंध 
में इसी कारण संतों के भाव अ्रथवा विषय को ही प्रधानता दी है 
और उनकी भाषा को गौणा स्थान प्रदान किया है। उन्होंने इन संतों- 
द्वारा रची गयी कविताओं को वस्तुत: कविता की कोटि में न मानकर 
हैं इनकी भावाभिव्यवित का एक साथन-मात्र माना है। उनके 
निबंध का एक्र बहुत बड़ा अंश ( दो तिहाई से भी कहीं अधिक ) इन 
संतों के सिद्धांतों, साधनाओं तथा विशषताओोों की ही चर्चा म॑ लग गया 
हैं । उसके छ: में से केवल एक अध्याय के ही अंतर्गत, इनकी भाषा 
वा रचना-शैलियों का वर्णान है और, अ्रंत में, १रिशिप्ट के भीतर इनके 
कतिपय ग्रंथों की एक परिचयात्मक सूची भर दे दी गई है । निबंध के 
शेष भाग में का तो संतमत के उदय-काल की परिस्थितियों का 

दिग्दर्शन है अथवा इनका थोड़ा-बहुत परिचय दिया गया है। 
धहिदी-काब्य का निर्गगा संप्रदाय प्रस्तुत निवनन्‍्ध का विशेष 
उपय॒क्त शीर्षक नहीं है और इस पर डॉ० बड़थ्वाल ने निवन्ध को 


( १६ ४ 


अत्दावना' में विचार भी किया है। हिंदी काव्य, वा वस्तुतः किसी 
अन्य भाषा के काव्य के क्षेत्र में भी रिसी ऐसे संप्रदाय की चर्चा करता 
जो साहित्यिक न हो, उयय॒क्तत नहीं जान पड़ता। वेसी दशा में 'हिंदी 
काव्य की निर्गुण धारा संभवत: कुछ अधिक उचित शीर्षक होता, 
कितु उप्तमें भी अधिकतर साहित्यिक बातों का ही समावेश हो पाता 
और 'निर्गणमत' की विभिन्न साधनाग्रों और सिद्धांतों का विस्तृत 
विवरण देने के लिए उसमें पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता, जो डा० 
बड़थ्वाल को अभीष्ट था और जिसके लिए ही उन्होंने प्रस्तुत निबन्ध की 
रचना की थी। निवंध के कुछ अंशों का हिंदी में स्वयं अनुवाद करते 
समय उन्होंने, इसी कारण, उसके जीर्षक “हिंदी काव्य का निर्गण 
संप्रदाय को “हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के रूप में पश्णित कर 
दिया है । फिर भी उन्होंने निबंध के अंतर्गत एक अश्रध्याय इन संतों 
की रचनाशली के सम्बन्ध में भी दे दिया है और उसका नामकरण 
“एक्सपीरियंस एक्स्प्रेस्ड' अर्थात्‌ अनुभूति की ग्रभिव्यक्ति! के रूप में 
किया है जो, उनके दृष्टिकोण से, पूर्णतः: उचित था | डा० बड़थ्वान्र 
ने अपने निबंध के इस पअ्रंश में संतों की सत्यानुभूति तथा उसके व्यवती- 
कररा की कठिनाइयों से आरंभ किया है । इस प्रकार का व्यक्तीक रण 
ही, वःस्तव में, उस रहस्यवाद का भी आधार हे जिसके उदाहरण 
इन संतकवियों की रचनाओं में प्रायः सब कहीं मिलते हें । अतएव इस 
स्थल पर यदि निर्गुण संप्रदाय के लोगों को रहस्या तभति की एक 





'अनमनननननीना- भी नन लि भा 


+ पुस्तक के कुछ भाग के छुप जाने पर प्राप्त हुईं, डा० बड़थ्वाल के 
हिंदी अनुवाद की, उनके द्वारा संशोधित एक प्रति में, इसका नाम 
'हिंदी काव्य की निगण घारा? ही दिया गया है उनके इस संशोधन 
को हस अगले संस्करण में ही अपना सकगे । 

संपादक! 


( ६४६9७ 9 


स्स्तृत आलोचना भी कर दी गई होती तो बहुत अ्रच्छा ही गया होता । 
इन संत-कत्ियों के रहस्प्रवाद का स्वरूप और हिंदी के अन्य ऐसे 
कवियों को तुलनायें, उसकी विज्येषता का निरूपरो यहाँ अपेक्षित रहा । 
संतों की रचनाश्रों में प्रयुक्त छंदों और उनके संबंध में की गई उनकी 
भलों के विवरण देने की यहाँ उतनी ग्रावश्यकता नहीं थी | डा० 
बड़थ्वाल ने इसके तथा उनकी व्याकरण-संबबी त्रुटियों के विषय सें 
इसी कारण, बहुत विस्तार नहीं किया है । उल्टवाँसियों की चर्चा भी 

नेबहत कम की हैं 

डा० बड़्थ्वाल के निबंब लिखने का सर्वप्रवान उद्देश्य इन संतों का 
साम्प्रदागिक परिचय देना ही प्रतीत होता हैँ । उन्होंने 'संत' छब्द एवं 
निर्गण इकद की व्युत्यत्तियों पर पहले ध्याव दिया है और कहा हैं कि 
ये दोनों ही समानार्थंक बनकर प्रचलित हैं । फिर भी उन्होंने पहले का 
परित्याग कर दसरे को ही अपनाया है और ऐसा करने का कारण 
उन्होंने अधिक उपयक्त दब्द का अभाव ही बतलाया हैँ । डा० वड़थ्वाल 
ते 'निर्गण शब्इ-संबंधी इस प्रकार के प्रयोगों के उदाहरण, कबीर गूल,ल 
व किती कबीरपंथों की एकाध रचनाग्रों क उद्धरण देकर उनमे छू इन के 
प्रयत्न किये हैं । कितु इन रचनाओं में से “संतत जात न पूछी निर्मुनिया 
का कबीरकृत होना सदेहरहित नहीं कहा जा सकता और हम निगुए 
तुम सरगग॒ जाना' में व्यक्त होतेवाला कबीर का कथन भी वस्तुतः 
सगुणावादियों से प्र-ती भिन्‍नता सिद्ध करने के लिए ही फिया गया कहा 
जा सकता हु । हाँ गुलाल साहब की पंक्ति “निर्गुणमत सोई बंद को 
अंता तथा 'निरगूनपंथ चलाये में प्रकट होनेवाली किसी कबीरपंथी 
की उक्ति ग्रवश्य ,विचारणीय है । 

बात यह हैं कि संतमत का प्रादर्भाव उस समय हुआ था 
जब सगरणवादियों को साकारोपासना प्रचलित थी और उसे निः:सार 
वा कम से कम निम्न कोटि की पद्धति सिद्ध करके के लिए कबीर 


के 


जैसे संतों को भीग्रपती विशेषताएँ सर्व॑ साधारण के सामने 


( रई ) 


प्रदशित करनीं पड़ी थीं। इस कारण यद्यपि-उनके भक्तिभाव का 
लक्ष्य निर्गण एवं सगुरा दोनों से परे का परमतत्त्व था फिर भी, सगुण* 
वादी पक्ष के विरोध में वे “निर्गुण' शब्द का प्रयोग करना कदाचित्‌, 
अधिक उपयुक्त समभते रहें और इस बात में उनका अनुकरण बहुत 
पीछे तक होता चला ग्राया । परंतु जब संत-संप्रदाय का एक विशेष वर्ग 
क्रमश: प्रतिष्ठित हो गया तब उक्त विरोधसूचक शब्द की बसी उपयो- 
गिता नहीं रह गयी और हम देखते हें कि विक्रम की श्रठारह॒वीं शताब्दी 
के अ्रनंतर और विशेषकर संत तुलसी साहब के समय से, उसके स्थान 
पर संत' छाब्द का ही प्रयोग भ्रधिकाधिक होने लगा। तब से कबीर 
आदि को भी साधा रण प्रकार के भक्ततों वा महात्माश्रों से भिन्न एक संत 
संप्रदाय के अंतर्गत माना जाने लगा। उनके इम्त नामकरण का कारण 
एक यह भी हो सकता है कि उनकी विचारधारा एवं दक्षिण के संत 
ज्ञानेश्वर, संत नामदेव प्रभृति मराठी कवियों की विचारधारा में बहुत 
साम्य था और संभवतः, इस प्रक्रार की सूक ने भी उक्त शब्द के प्रयोग 
में ग्रधिक सहायता पहुँचाई । जो हो, 'संत' 'संतमत' 'संतपरंपरा' 'संत- 
साहित्य' जैसे शब्दों ने अब क्रमश: “निर्गुनिया' “निर्गणमत' “निर्गणपंथ' 
वा “निर्गुण संप्रदाय” एवं “निर्गणधारा का साहित्य' के स्थान ले लिये 
हैं, इस कारण इसके प्रयोगों की सार्थंकता अ्रव आंरभिक काल की भाँति 
नहीं समझी जा सकती । | 
डा० बड़थ्वाल ने निर्गुए संप्रदाय श्रथवा संतों के उपर्युक्त वर्ग के 
गंतर्गत उन लोगों की ही गणना की है जिनके सिद्धात व साधना-पद्धतियाँ 
एक विशेष श्रकार की रहीं और जिन्होंने हिंदी भाषा को अ्रपना माध्यम 
बनाते हुए, उसकी कविता में एक विशेष शैली का श्रयोग भी किया । 
तदनूसा र,. उन्होंने कबीर से लेकर शिवदयाल तक के समय श्रर्थात्‌ लगभग 
पाँच सौ वर्षो के भीतर उत्पन्न हुए प्रमुख संतों और उनके पंथों के विषय 
में विचार किया है। भिन्न-भिन्न समय तथा परिस्थितियों में रहते हुए 


६ 0 


भी इन संतों ने आत्मा, परमात्मा एवं जगत-संबंधी गढ़ प्रश्नों को एक 
विशेष प्रकार के दृष्टिकोण से सुलमाने की चेष्टा की, परमात्मतत्व के 
स्वरूप के विषय में ग्रपनी विशिष्ट घारणाएँ निद्दिचत कीं और उसकी 
उपलब्धि के निमित्त विशेष साधनाएँ भी स्थिर कीं । डा० बद़््थ्वाल ने 
उक्त सभी बातों की दृष्टि से इनमें कुछ न कुछ साम्य भश्राधार पाकर 
इनको “निर्गण संप्रदाय के वर्ग में सम्मिलित कर लिया है और अपने 
निबंध के अंतर्गत उन्होंने अ्रधिकतर उन्हीं बातों का विवेचन किया है जो 
प्राय: सभी में पायी जातो हैं तथा जिनके विषय में इनमें कम से कम 
मतभंद प्रतीत होता है । इन संत कवियों की अठपटी बानियों में उन्होंने 
एक दाशनिक व नंतिक प्रणाली का क्रम भी ढूँढ निकाल। है और इन्हें 
एक पथक सम॒दाय के रूप में मानते हुए, इनके मत विशेष की एक रूप- 
रेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है उन्होंने इसी प्रकार संतों की 
आ्ाध्यात्मिक साधना का परंपरागत सम्बन्ध नाथपंथ की योगसाधना के 
साथ स्थापित किया हैं और इन दोनों के बीच की लड़ो निरंजनी 
संप्रदाय को माना हें । 

संतों के आत्मा, परपात्मा एवं जड़ पदार्थ-सम्बन्धी मत का विवेचन 
करते प्मय डा० बंडथ्वाल ने उनमें कम से कम तीन प्रकार की दार्शनिक 
विचारधाराग्रों के उदाहरण पाये हैं और उन्हें परंपरागत वेदांतीय 
नामानसार अद्वत, भंदाभंद व विशिष्टाहत कहात है । इस वर्गीकरण के 
ग्राधार पर उन्होंने कबीर, दादू, सुन्दरदास, जगजीवनदास, भीखा व 
मलक के नाम प्रथम वर्ग में, नानक व उनके अनयायियों के नाम दणमरे 
वर्ग में श्रोर शिवदयाल तथा उनके ग्रनयायियों के नाम तीसरे वर्ग के 
भीतर गिनाये हू और प्राणनाथ, दरियाद्रय, दीनदरवेश, बललेशाह 
इत्यादि को भी इस तीसरी कोटि में ही रखा है। परन्तु झ्रागे चलकर 
उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इन अ्रद्वतवादियों में सर्वप्रथम 
होते हुए भी कम से कम कबीर ने इन सभी दृष्टियों से विचार किया 


( २३ ) 


है । इसके सिवाय उनका यह भी कहना है कि जीवात्मा एवं परमात्मा 
के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में दानक का भी मत बहुत स्पष्ट नहीं 
हैं । हाँ, वाबालाल, प्राणशनाथ, धरणीदास एवं शिवदयाल केमतों में 
उन्होंने विशिष्टाद्रेतमत का प्रभाव झ्रवद्॒य निर्दिष्ट किया है जो इनकी 
अनेक पंक्तियों-द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है और जिस पर आपत्ति 
करने की श्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती । फिर भी इतना स्पष्ट हैँ कि 
ये संत तकंपट दार्शनिक होने के पहले स्वतंत्र साधक थे और इन्हें किसी. 
भी वाद से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध भी नथा। सुन्दरदास जैसे कुछ संतों 
न प्रचलित दाशंनिक ग्रंथों का अ्रध्ययन ग्रवद्य किया था, बावालाल, 
प्राशनाथ, यारी, दीनदरवेश व वल्लेशाह पर सुफ़ी विचारधारा का 
प्रभाव था ओर धरणीदास व चरणुदास जैसे कुछ संत विशिष्टाह्ेत व 
शुद्धाहत को परंपरात्रों से प्रभावित थे। परन्तु जहाँ तक इनका सम्बन्ध 
संतमत की मौलिक बातों के साथ था, ये पूर्ण स्वतंत्र थे और उस दृष्टि 
से ये किसी वाद के अंतर्गत नहीं लाये जा सकते । इन संतों के विषय 
में इस प्रकार का अनुमान करने का कारण केवल यही जान पड़ता है 
कि इन्होंने अपने मत का प्रतिपादन करते समय, किन्हीं भ्रपने पारिभाषिक 
दब्दों की रचना बहुत कम की है और इस कारण इनके दारा प्रयुवत 
किये गये श्रोपनिषदिक शब्दसमूह अथवा नाथों, सूफियों, भागवतों श्रादि 
के सांप्रदायिक शब्द इस विषय में बहुधा भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। यद्यपि 
सभी ने अपने समय के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते समय विसी 
प्रकार की सावधानी से काम नहीं लिया हैं फिर भी उनकी विचारधारा 
पूर्व॑वर्ती दाशेनिक सिद्धान्तों एवं भक्ति-पद्धतियों में, जिसके साथ अधिक 
मेल खाती है उस सिद्धान्त और पद्धति का निदंश कर देना आवश्यक 
ही था। और इस दृष्टि से डॉ० बड़थ्वाल के ये निदेश आगे आनेवा ने 
विशिष्ट अध्ययनों के लिए बड़ ही महत्वपूर्ण हे । 

प्रमुख संतों तथा उनके नाम पर प्रचलित होनेवाल पंथों की 


( २४ ) 


विचार#राओं में, डा० बड़थ्वाल, कोई विशेष अन्तर मानते हुए नहीं 
दाख पड़ते और कभी-कभी तो इसके विपरीत एक ही सम्प्रदाय के 
अनुयायी «विभिन्न संतों को उसके प्रवत्तक की मौलिक विचारधारा से 
नितांत भिन्न सिद्धांतों का समर्थक समझते हुए भी जान पड़ते हें । 
उदाहरण के लिए निबन्ध के एकाघर स्थलों पर एसा प्रतीत होता है कि 
कवीर के मू+ सिद्धान्तों और कबीरपंय की साम्प्रदायिक खातों में 
उन्होंने किसी प्रकार की असमावता का अनुभव नहीं किया है दौर इसी 
प्रकार दूसरी ओर भीखा, पलट तथा यारी साहब को उन्होंने एक 
दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न मार्ग ग्रहण करनेवाला मानव लिया 6 । 
वास्तव में यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इस प्रकार का अन्तर नितांत 
स्वाभाविक्रु है क्योंकि संतमत के व्यापक सिद्धान्तों में जहाँ एक प्रमुख 
संत की दूसरे के साथ समानता हू, वहाँ साधना के सम्बन्ध में एक 
दूसरे से सुक्ष्म मतभंद भी लक्षित होता है और उनके नामों पर 
प्रचलित किये गये प्रायः सभी पंथों में अपने प्रवत्तंकों-द्वारा निर्दिष्ट 
मत का न्यूनधिक विकसित और कहीं-कहीं बहुत कुछ भिन्न रूप भो 
दिखलायी पड़ता है किन्तु समस्त सम्प्रदाय की विशेषताओं के निर्देशन 
में हम पंथ के प्रवत्तेक की बातें ही अधिक रूप से ग्रहण करते हें 
यद्यपि किसी भी सम्प्रदाय के स्वरूप को पूर्णा स्पष्ट करने के लिए इस 
प्रकार के ,अन्तर और सूक्ष्म भेदों की ओर भी संकेत कर देना ग्रावदयक 
होता हैं। कबीर के मलमत एवं कबीरपंथ के शाम्प्रदायिक सिद्धान्तों 
में जहाँ कुछ अन्तर है, वहाँ वावरीपन्थ के संतों में ऊपर से लेकर 
पलटू साहब तक एक प्रकार के क्रम्रिक विकास की धारा अबाघर लि 
से प्रवाहित होती हुई चली आई है और उसके अनुयाय्ियों को 
किसी प्रकार पृथक कर लने का कोई वसा कारणा नहीं दीख पड़ता । 
“निर्गगा सम्प्रदाय” के संतों की जितनी विद्येषताएँ उनकी उपलब्ध 
रचनाओं में लक्षित होती हैं उनसे कहीं अधिक, उनके वास्तविक जीवन 


( २५ ) 


की अवधि के भीर्तर उनकी प्रत्यक्ष रहती में पायी गई होंगी। परल्तु 
उनके विवरण अलम्य हें । ये संत अधिकतर सर्वसाधारण के रू मार्जी 
में ही रहा करते थे और सदा गाहुस्थ्य जीवन व्यतीत करते थे। 
इनके निकट ऐसे लोगों की उतनी पहुँच नहीं थी जो झ्राथिक, राजनी- 
तिक वा ठेठ सामाजिक दृष्टियों से उच्चश्रेणी के समभे जाते थे और 
जिनके “्रक्क में आने पर ही, इनके व्यक्तित्व की विशेषताप्रों का 
प्रचार /ह4क संभव हो सकता था। इनके व्यक्तिगत प्रभाव का क्षेत्र 
बहुधा ईवके शिष्यसमुदाय तक ही सीमित रहा करता था जो इनके 
महत्व का मूल्यांकन, अंदपक्ति के श्रावेश में भी कर सकते थे । इन 
संतों के जीवनवृत्तों का ऐतिहासिक रूप हमें इन्हीं कारणों से बहुत 
. कम उपलब्ध होता है। जो कुछ विवरण हमें आज तक मिले-हें उनका 
अधिकांश या तो चमत्कारों से भरा है अथवा पौराणिक गाथाग्रों का 
संग्रहमात्र बन गया है। ऐसे प्रसंगों वा जीवनियों में ग्रधिकतर 
उन्हीं बातों की चर्चा को गईं मिलती है जो इन संतों को एक ग्रलौकिक 
व्यक्तित्व प्रदान करती हैं | उनमें वैसी बातों का प्राय: अभाव सा« 
ही दीख पड़ता है जो कथनी एवं करनी में पूर्णा सामंजस्य प्रतिष्ठित 
करनवाल सत्यनिष्ठ महापुरुषों के देनिक्र जीवन की . प्रत्येक साधारण" 
सी चेष्टा मे भी लक्षित हो सकती हैं और जो .ब्रास्तव में इन रुतों की 
विशेषताएँ कही जा सकती हैं | ५... आह: ४ 
डा० बड़थ्वाल नइन संतों का जीवन-परिचयें शंद्ध ऐतिहासिक 
दृष्टि से देने की चेष्टा की है और वह इसी कारण स्वभावत: संक्षिप्त 
एवं अपूर्ण है जिससे इनके व्यक्तित्व पर कोई महत्वपूर्ण प्रकाश नहीं 
पड़ता । वहुत से संतों के सम्बन्ध में तो उन्होंने भ्रपद्दे अनमान से हो 
प्रधिक सहायता ली है और कहीं-कहीं उपलब्ध सामग्रियों का उल्लेख 
मात्र कर दिया हैं । काशी की “नागरी प्रचारिणी पत्रिका' के पंद्रहवें 
भाग में अपने इस अंग्रेजी तिबन्ध के कुछ अंशों का हिन्दी अनुवाद 


( २६ ) 


करते *समय उन्होंने इस परिचय-सम्बन्धी अंश को+कुछ अधिक विस्तृत 
*ब व्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न किया है और वही विस्तृत रूप ही 
प्रस्तुत #ंथ में सम्मिलित है, कितु वह भी यथेष्ट नहीं कहा जा सकता | 
इस निवन्ध में उनके प्रमुख व्ण्ये विषय 'निर्गुण सम्प्रदाय के ऋ्रमवद्ध 
परिचय की भी कमी खटकती है और जान पड़ता है कि लेखक का 
ध्यन जितना इन संतों की विचारधारा और इतकी साम्प्रदायिक 
' मान्यताओं की ओर था, उतना इनके उक्त समुदाय के स्वरूप वा 
' उसके विकास की ओर नहीं था । संतों के व्यक्तिगत जीवन तथा उनके 
उक्त सम्प्रदाय के संघटन व ऋमिक-विकास की पूर्व-पीठिका उनकी 
विचारधाराओ्ं के स्पष्टीकरण में भी बहुत कुछ सहायता प्रदान 
करती श्लौर उसके द्वारा हमें उनकी वास्तविक देन का भी एक सुब्यव- 
स्थित रूप दीख पड़ता | अस्तु । 
कबीर के सम्बन्ध में अनेक लखकों ने बहुत कुछ लिखा है और 
डा० बड़थ्वाल ने भी उन पर विशेष ध्यान दिया है। उनके कुल को 
उन्होंने मुपलमान माना है परन्तु इतना और भी जोड़ दिया हैँ कि वह 
कुछ ही दिनों पहले से धर्मातरित होकर आया था| आलोंच्य निबंध 
में तो उन्होंने इसके क/रणों का कोई स्पष्ट उल्लेख नदों किया है, कितु 
अन्यत्र कहा हे कि कबी र-द्वारा अपने को 'कोरी' भी कहने से हमें इसकी 
झोर संकेत मिलता है । इसी बात के आधार पर उन्होंने बंगाल की ओर 
पाये जादेवालें' कतिपय वयन-जीवी जुगियों वा जोगियों के साथ भी 
उसका पूर्व सम्बन्ध जोड़ा है और कबोर की रचनाश्रों में गुर गोरखन'थ 
के प्रति प्रदशित की गई श्रद्धा से भी कुछ समर्थन पाकर उन्होंने यह 
परिणाम निक्राछा है कि * मेरी समझ में कबीर भी किसी प्राचीनतया 
कोरी किन्तु तत्कालीन जुलाहा कुल के थे जो मुसलमान होने के पहले 
जोगियों का अनुयायी था ।” इसी प्रकार उन्होंने कबीर के जन्मस्थान 
को भी काशी न माच कर उसे प्रचलित मत के विरुद्ध मगहर बतलाया 


( २७ ) 


है और कहा है कि इस बात की पृष्टि कबीर की पंक्ति 'पहले-दरसन 

मगहर पायो फुनि कासी बसे आई से होती है । कबीर को स्वा० 
रामानंद का शिप्य मानने के प्रति दृढ़ भआस्था भी डा० बड़थ्वाल 

के निबंव की एक विशेषता है क्योंकि इसका समर्थन भी उन्होंने व्यास 

जी के एक पद एवं “बीजक' की कुछ पंक्तियों के उदाहरण देकर उनकी 

व्याख्या-द्वारा किया है । 


कहना न होगा कि डा० बड़थ्वाल ने उपर्युक्त तीनों ही बातों के _ 
लिए अपने परिणामों को निश्चित रूप देते समय किन्‍हीं पृष्ठ प्रमाणों से 
सहायता नहीं ली है । प्रत्यृत, अपनी कल्पना से ही श्रधिक काम लिया 
है । काशी से गोरखपुर के आस पास तक के प्रदेश में कहीं का भी रहने- 
वाला कबीर का जुलाहा कूल हिंदुश्नों, बौद्धों अथवा नाथपंथियों के 
प्रभाव में यों भी आ सकता था । काशी, हिंदू संस्कृति का एक प्रधान केंद्र 
है और उससे लगे हुए सारनाथ से लेकर गोरखपुर के निकटवर्ती 
कई स्थलों तक का प्रदेश बौद्धधर्मं एवं नाथपंथ का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र 
बहुत पहले से ही माना जाता ग्राया है और ऐसी दश्शा में उपर्यवत बातों 
को कहीं श्रन्यत्र दूृढने की वैसी आवश्यकता नहीं जान पड़ती । इसी 
प्रकार “पहल दरसन मगहर पायो फूरति कासी बसे आई” में भी 'दरसन 
पायो' का श्रर्थ 'जन्म लेना' लग ने के स्थान पर किसी महापुरुष वा 
परमात्मा का साक्षात्कार करना ही अधिक समीचीन होगा । केवल इसी 
के बल पर वा कतिपय ग्रन्य ऐसे ही संदिग्ध पंक्रितयों के भी सहारे 
मगहर को कबीर का जन्मस्थान मान लेना उचित नहीं जान पड़ता । 
डा० बड़थ्वाल ने 'बीजक' के एक पद की “आपन आस किया बहुतेरा” 
पंक्ति के आस को इसी प्रकार अस' मानकर उसमें व्यांगे आानेवाली 
“रामानंद रामरस माते” पंक्ति के 'रामानंद' को स्वा० रामानंद का नाम 
मान लिया है श्रौर इसके द्वारा उन्होंने कबीर व रामानंद के दिष्य-गुरु 


सम्बन्ध की पुष्टि की है। परन्तु इन दोनों पंक्तियों के अनंतर आनेवाली 


3 जा 2 


क्रमश: *“काहु न मरम प.व हरि केरा/ तथा “कहूहि कबीर हम कहि 
कहि थाके” पंक्तियाँ ऐसा करने में स्पष्ट वाधा डालती हैं और पूरे पद 
का ग्रथ्थ, * व्यक्तिपरक न रहकर सर्व साधारण के प्रति किये गये उपदेश 
का रूप ग्रहण कर लेता है । 


डॉ० बड़थ्वाल ने संत दादृदयाल के शिप्य जगजीवनदास को 
भी सत्तनामी संप्रदाय की नारनौल शाखा का प्रवर्तक मान लिया है 
कितु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया है और न उस जगजीवनदास 
के जीवनवत्त पर कोई प्रकाश ही डाला है। दादू-शिष्य जगजीवनदास 
के विषय में ग्रभो तक केवल इतनाही पता चलता है कि वे काशी में. 
विद्योपार्शन कर चुकनेवाले एक धूरंघर विद्वान थे जो देशाटन करते- 
करत बैलों पर लदी हुई अपनी पुस्तकों के साथ राजस्थान प्रदेश के 
ढूढाहण की ओर जा निकले थे । वे कट्टर वेष्णाव थे; इस कारण आमेर 
में संत दादूदयाल की प्रसिद्धि का पता पाकर उनसे श्ञास्त्रा्थ करने 
चले आये । शास्त्रा्थ करते समय संत दादृदयाल की मधुर वाणी एवं 
सुन्दर स्वभाव का उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि उनके विचारों 
में घोर परिवर्तन भा गया और वे उनके शिष्य तक बन गये । कह 
जाता है कि, अपना गयं दूर होते ही उन्होंने अपने सारे ग्रंथ वहाँ 
के महावदे तालाब में डुबो दिये और गृरुसेवा में लग गये। उन्होंने 
अपने गुरुभाई छोटे सुन्दरदास को बहुत प्रोत्साहित किया था और उन्हें 
भी काशी में रहकर विद्याध्यन करने की प्रेरणा दी थी। वे टहलड़ी' 
ड्गरी में निवास करते हुए कुछ दिनों तक भजन करते रहे थे और 
महाराजा मानसिंह ने तथा उदयपूर के महाराणा ने भी उनका बड़ा 
सम्प्रान फ्िया था | टहलड़ी में उनकी परंपरा का केन्द्र श्राज भी 
वत्तमान हे और उनके शिष्यों में कई अच्छे-अच्छे ग्रंथकार भी हो चके 
हैं । उनकी वाणियों का भी एक संग्रह ग्रंथ “बहुत बड़ा ग्रंथ/ बतल।या, 


8, 


जाता है, किन्तु उसमें अथवा उनके शिप्यों की भी किसी रचना में सत्त- 
नामी संप्रदाय का कोई तभाव अभी तक सिद्ध नहीं हुआ्ा हैं । 


सत्तनामी संप्रदाय” की नारनौल शाखा के मूल प्रवत्तंक के सम्बन्ध 
में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सका हैं । उस शाखा 
के अनुयायियों की चर्चा औरंगजेव बादशाह के शासन-काल का इतिहास 
लिखते समय, की जाती है | कहा ».ता है कि इन सत्तनामियों ने उक्त 
बादशाह के विरुद्ध सं० १७२६ में विद्रोह खड़ा किया था जो बलपूर्वेक 
दबाया गया था । ये सत्ततामी उस समय में भी अ्रच्छी संख्या में 
बतलाये जाते हैं, कितु न तो इनके किसी प्रमूख नेता का परिचय मिलता 
है और न इनके संघटन का ही पता चलता है। विद्रोह के विवरणों- 
द्वारा केवल यही विदित होता है कि ये लोग, संभवतः, किसाये थे और 
अपना विद्रोह इन्होंने बादशाह के स्थानीय कर्मचारियों के किसी विद्येष 
टुव्यंवहार वा अत्याचार के कारण किया था। इनके मत वा किसी 
धामिक संस्था का परिचय? विद्रोह के उक्त विवरणों में, नहीं पाया 
जाता । विद्रोह-सम्बन्धी युद्धों में इनका केवल सत्तनाम' का उच्चारण- 
मात्र करना कहा जाता है । कुछ विद्वान्‌ इन सक्तवामियों तथा संत-परं- 
परा के एक अन्य पंथ, साथ संप्रदाय में कोई भेद मानते हुए नहीं जान 
पड़ते और दोनों का मल प्रवर्तक बीरभान को समभते हुए दीख पड़ते हैं । 
परन्तु इस वीरभानत का भी कोई प्रामाणिक जीवन-वत्त नहीं प्राया जाता 
और उनका सम्बन्ध कभी-कभी ऊदादास और कभी-कभी जोगीदास 
के साथ जीड़ा जाता हैं जो क्रमशः, लगभग सं० १६०० और लगभग 
सं० १७१४५ में वर्तमान थे और जिनमें से वे प्रथम के शिष्य और द्वितीय 
के भाई म.ने जाते हैं । भ्रव- तक की उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर 
यह भी अनुमान किया जा सकता है कि सत्तनामिप्नों की इस नारनौल- 
वाली शाखा के एक प्रमुख प्रवत्तक जोगीदास भी थे जिन्होंने दाराशिकोह 
के साथ होनेवाले औरंगजेब के एक युद्ध में, संभवत: उसके विरुद्ध सं० 


( ३० ) 
है | + 

दै७१४५ में भोंगे लिया था | जिन्होंने सं० १७२६ में इस पंथ का प्रचार 
बड़ी लगन के साथ करना आरंभ किया था और जिसके द्वारा प्रभावित 
व्यक्तितयों ने ही कदाचित उक्त विद्रोह का झंडा भी उठाया था। फिर भी 
उक्त विद्रोह की चर्चा करते समय उनका नाम नहीं लिया जाता। 
संभव है वे पहले वीरभान के 'साथ संप्रदाय के भ्रनयायी रहे हों श्रौर 
आगे चल कर सत्तनामी मत का प्रचार करने लगे हों । जो हो, जान 
पड़ता हैं कि डा० बड़थ्वाल ने सत्तनामियों की कोटवा-शाखा के प्रवत्तंक 
जगजीवनदास के साथ केवल नाम-साम्य पर ही दादुशिष्प जगजी- 
वनदास को भी उनकी नारनौल जाखा का प्रवत्तेंक अनुमान कर लिया 
हैं। दादृशिष्प जगजांवनदास का अभी तक कोई भी प्रत्यक्ष संबंध सत्त- 
नामी संक्रदाय के साथ सिद्ध नहीं किया जा सका है, इस कारण प्रमाणों 
के ग्रभाव में, उक्त प्रक/र का निइ्चय कर लेना अ्रमात्मक ही कहा जा 
सकता हूं । 

डा० बड़थ्वाल ने, इसी प्रकार, कुछ अ्रन्य संतों व संत संप्रदायों के 
विषय में लिखते समय भी अधिकतर अनुमान से ही काम लिया है 
उदाहरण के लिए, वावरी साहिबा की परंपरा १... ( “जैसे उन्होंने यारी 
साहब का पंथ कहा है ) चर्चा करते समय, उन्होंने उसके संतों में एक नाम 
ललना' का भी पिना दिया है और बतलाया हे कि इस संप्रदाय के अब 
तक अज्ञात संत ( बीरू, शाह फकीर ग्रादि ) को बानियों के साथ-साथ 
ललना की भी रचनाएँ मिलती हैं। परल्तु जिस ग्रंथ ! महात्माग्रों की 
वाणी ) मे 'ललना' की बानियों का होना उन्होंने सिद्ध किया हैँ उसमें 
वैसी कोई भी रचनाएँ झ्राती नहीं जान पड़तीं । वास्तव में 'ललना' शब्द 
किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर, सोहर' जसे गीतों में प्रयुक्त होने- 
वाली एक “टेक व विरामसूचक शब्द मात्र हैँ और उक्त 'महात्माश्रों की 
वाणी में प्रकाशित कतिपय बानियों में भी उसका वंसा ही प्रयोग पाया 
जाता है ।'डा० वड़थ्वाल ने, इसी प्रकार, संत बलल्‍्लेशाह को परंपरागत 


( ६६ ) 


घारणाओं के प्राधार पर हो, बाहर से ग्राकर पंजाब में रहनेवाला माना, 
ह जहाँ यह प्रकाशित हो चुका है कि वे वस्तुत: लाहौर जिले के पंचोल 
गाँव में सं० १७३७ में उत्पन्न हुए थे, उन्के पिता का नाम मुहम्मद दरवे शा. 
था ओर वे दर्शनी नाम साधु के शिष्य भी रह चुके थे। उनकी मृत्यु सं ० 
१२१० में हुई थी और उनकी रचनाएँ भी अत्र कुनूर निवासी प्रेमस्विह ने 
प्रकाशित कर दी हैं । डा० बड़थ्वाल ने इसी प्रकार बाबा घरनीदास का 
भी उत्पन्न होना सं० १७१३ ( सन्‌ १६५६ ई० ) में बतलाया है जिसके 
लिए कोई आधार नहीं । इस संत ने अपनी रचना प्रेमप्रमास' के अंतर्गत 
स्वयं कहा है कि सं० १७१३ में जब दाहजहाँ का अधिकार छीना गया 
आर औरंगजेब की 'दुद्ाई'” फिरी उत्त समय मेरे पिता का भी देहांत 
हो गया श्रौर इस बात का मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि मरूममें पूरी 
विरक्ति जाग्रत हो गई और मेने वैरागी भेष' धारण कर लिया । अत- 
एवं सं० १७१३, बाबा धरणीदाप्त, का 'जन्मकाल' न होकर अ्रधिक से 
अधिक उनका 'प्रबुद्धकाल' कहा जा सकता हे। शिवनारायणो संप्रदाय के 
संबंध में लिखते हुए उन्होंने, इसी प्रकार कहा है कि उसका प्रचार प्रत्र 
नहीं रह गया है और वह आज कल प्राय: नष्ट सा हो गया है । किन्तु बात 
ऐसी नहीं है । शिवनारायणी संप्रदाय का प्रचार, इसके प्रवत्तंक के जन्म- 
स्थान जिला बलिया के अतिरिक्त, गाजीपुर, आजमगढ़, कानपुर, लाहौर 
कलकत्ता, बंबई, श्रादि नगरों में और इनके आस पास भ्रब तक भी पाया 
जाता है और इसके पृज्य 'ग्रंय अन्यास' का प्रकाशन कम से कम तीन 
स्थानों से तो हो ही चुका है । 

डा० बड़थ्वाल ने निरंजनी धारा व निरंजनी संप्रदाय को -बहुत बड़ा 
महत्व दिया है । वास्तव नें निर्गुण संप्रदाय के अंतर्गत इसकी चर्चा सर्व- 
प्रथम करनेवाले भी डा० बड़थ्वाल ही कहे जा सूकते हें। सं० १६६७ 
में तिरपति (मद्रास) में होनेवाले “्राच्यविद्या सम्मेलन” के हिंदी विभाग 
के अध्यक्ष के पद से भाषण करते समय, उन्होंने ग्रंथ का पहले पहल 


| ईैए ) 


बुर्गन किया था ।* उन्होंने वहाँ पर बतलाया था कि मिरंजती धारा के 
अनेक संतों में से हरिदास, तलसीदास और सेवादास की बहुत स्री 
बानियाँ मेरे पास सुरक्षित हें तथा खेमजी, कान्हुड्दात और मोहनदास 
की भी कुछ कविताएँ कई संग्रहों में मिलती हूँ। इप संप्रदाय के मनाहर- 
दाम, निपट निरंजन तथा भगवानदास के उल्लेख पहले सभा हात 
आ रहे थे और उनकी कुछ रचनाएँ भी उपलब्ब थीं। परंतु उपरय्यकक्‍्त संतों 
की चर्चा कुछ भक्‍तमालों के श्रतिरिकत अन्यत्र बहुत कम सुनी गई थी 
झ्रौर ऐसे सभी संतों को एक पंथ में लाकर उनका परिचय दंत का प्रयत्न 
उसके पहले किसी ने भी नहीं किया था। इन संतों की विशेषता इनके 
नाथपंथ-द्वारा अधिक प्रभावित होने तथा इनकी संगुणोपासना के प्रति 
हिष्ण ता में दीख पड़ती है श्रौर डा० बड़थ्वाल ने इन्हें इसी कारण 
नामदेव जैसे पू्वंकालीन संतों का समकक्ष माता है। परंतु, इस विचार 
से देखा जाय तो योगसाधना एवं क्ृष्ण भक्ति की ओर बहुत कुछ 
उन्मख रहनेवाले चरणएादास तथा उनके संप्रदाय के सम्ब्नन्ध में भी हमें 
'यही स्वीकार करना पड़ेगा। निरंजनी संप्रदाय की अत्र तक उपलब्ध 
रचनाग्रों के अध्ययन से ऐसी कोई भी विशेष बात लक्षित नहीं होती 
जिसके आधार पर हम इसे, ड० बड़थ्वाल के शब्दों में नाथपंथ एवं संत 
संतदाय के बीच की एक “महत्वपूर्ण लड़ी मान ले। इस सप्रदाय के 
प्रमख प्रवत्तक हरिदास प्रपती रचनाओं में कबीर को कह्दी-कहीं अपना 
आदर्श मानते हुए भी दीख पड़ते हैं श्र इन दोनों संतों के सिद्धान्तों, 
बहुत कुछ साधनाश्रों, में वैसी भिन्नता न होने के कारण भी उक्त कथन 
को अभ्रधिक महत्व देना उचित नहीं जान पड़ता । 
डॉ० बड़थ्वाल ने जिम सबसे गम्भीर विषय की चर्चा अपने निबन्ध 


जन आज भा ननाांआाााा ७४४४७ 





आप आहार 59 उ5. | 
-देखिये 'नागरी अचारिणी पत्रिका!, सं० १६६७, ४० ७१-८८ | 
-“-संम्पादक 


( ३३ ) 


में को है वह संत्तों को साम्प्रदायिक - साधना है । इसे सदा शत्यन्त गढ़ रखा 
जाता र और सम्प्रदाय के सच्चे अनयायियों के अतिरिवत, इसका 
भेद अन्य किसी पर भी कभी प्रकट नहीं किया जाता था। संतों की 
यह सावना योगाभ्यास की साधारण प्रणाली से कई बातों म मिलती 
हुई भी, उत्से बहुत कुछ भिन्न है । संतों की साधना में शारीरिक साधन 
नाओं की बसी प्रवानता नहीं जो हृठयोगियों में दीख पड़तो है । यह उनकी 
अनेक वातों को ग्रहण करती हुई भी उसके आसन एवं मुद्रा आदि का 
वैसा उपभोग नहीं करती। इसमें वेसी प्रक्रियाएँ गौणरा मानी जाती 
हैं। संतों ने पिंड के भीतर विद्यमान समझे बानेवाले पट्चक्र, त्रिकुटी 
ब्रह्मरंध्र ग्रादि को प्रायः योगियों की ही भाँप्त स्वीकार किया है और 
'कंइलिनी-योग' का भी वर्रान लगभग उन्हीं की शब्दावली में'किया है । 
परन्तु जिस प्रक्रिया को ओर उन्होंने सबसे अधिक ध्यान दिया हैँ वह 
'सुरति-शब्द-योग' हुँ जिसके अभ्यास का आरम्भ उक्त साधना की 
श्रन्तिम स्थिति में ही सुलभ कहा जा रुकता है। डॉ ० खड़थ्वाल ने 
अपने 'सुरति-निरति' वाले लेख में अन्य] बतलाया हैं कि क्िप्त प्रकार 
ब्रह्म के विवर्तन-द्वारा “ब्रह्म से शब्द ब्रह्म, त्रगण्य पञ्चभत, ग्रन्त:करण 
अहंकार और स्थल माया के सहारे “चराचर सृष्टि का बन्धान खड़ा 
हुआ हुँ श्रौर जीव उसके बन्धन में पड़ा हुश्रा है । ब्रह्म के ऊपर इस 
प्रकार पड़ी हुई परतों अ्रथवा प्रसिद्ध पंचकोशों की खोल के रहते हुए 
भो, उतरा साज्नाव्‌ कर लेता सरन कार्य नहीं हू | संत लोग इस उद्देश्य 
' की सिद्धि, सुरति के द्वारा प्राप्त करते हें जो हमारे भीतर" वहाँ की 
' स्मृति के रूप में विद्यमान है और जो वस्तुतः जीव का अ्न्यतम स्वरूप 
, ही कही जा सकती हैं । यही सुरति अनाहतनाद को अपना लक्ष्य बना -- 
: कर उम्तही ओर क्रमश: श्रगसर होती है और पनन्त में उस ब्रह्म व परम_ 


-सलननषननिनान कला अननीनिणएणििणि;भ अभिनय, ८ 





डिीलिन फिनन ऊन भा क्‍ ते. नए ५]37०+5: 


+-दखिये योगप्रवाह, ए० २३ । “-सम्पादक 


( #ैं४ ) 


है 
तत्व को प्रत्यक्ष वा आत्मसात्‌ कर लेतो हैं। सहज समाधि की दशा 
शब्द व सुरति के संयोग का ही परिणाम है । 
संतों ने पिड के भीतर की विभिन्न स्थितियों का वर्णान भी अपने 
ही ढंग से किया है । पूर्व कालीन संतों ने अधि कतर योगियों में प्रचलित 
विवरणों को स्वीकार किया था और वे उन्हीं के बतलाये हुए विविध 
खंडों वा पदों का उल्लेख कर प्नन्त में परमपद की श्रोर संक्रेत करते 
थे। परन्तु तुलसी साहब तथा विज्येषकर शिवदयाल साहब और उनके 
अनुयायियों ने उक्त स्थितियों के वर्णात बड़े विस्तार के साथ किये 
हैं श्लौर षट्चक्र को एक प्रकार से केवल ठेठ पिंड का अंग मानकर 
उसके भी आगे के प्रदेश के पदों की, ब्रह्मांड के परे के देश और उसके 
भी भागे के प्रदेश के पदों की चर्चा की हैं। इत अंतिम पदों का परिचय 
पाना उनके अनुसार सबके लिए सुलभ नहीं है, इस कारण इनका अनु- 
भव केवल उन्हीं को हो पाता है जिन्हें सतगुर सुझा देने की दया 
दिखलाते हैं। सुंत शिवदयाल ने इन पदों का वर्शान पूरे विवरण के 
साथ किया हैं और इन्हें पवंकालीन संतों की भाँति भिन्न-भिन्न लोकों 
की संज्ञा दी हैँ । परन्तु जेसा कि कबीर शआ्रादि कुछ संतों की अनेक 
रचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ने से विदित होगा, ये 'लोक' वा देश 
वस्तुत: साधकों की विविध आध्यात्मिक दक्षाओं के केवल प्रतीक मात्र 
हैं, इनकी कोई साधारण सी भौतिक स्थिति नहीं है । इनके पदों का 
उक्त वर्णन ब्रह्मांड की देशगत स्थितियों के साथ इनका पूर्ण सामंजस्य 
प्रदशित करने की चेष्टा में किया गया प्रतीत होता हैँ । सत्यलोक, 
सत्यखंड, अगमपुर, अ्रमरपुर, संतदेश आदि नाम उस अंतिम पद की 
दशा को ही सूचित करते हैं जिसे संतों ने अपने लिए परमलक्ष्य माना 
हैं। उसे प्राप्त करके साधक परमतत्त्व का पूर्ण अनुभव कर लेता हें 
और “परचा वा अपरोक्षानभूति के प्रभाव के श्रा जाने पर उसके भीतर 
कायापलट हो जाता है । 


| 


(6 हैः 


इस कायापलट को संतों ने बहुत बड़ा महत्व दिया है और यदि: 
सच पूछा जाय तो इस प्रकार के एक नवीन जीवन का प्राप्त कर लेना 
ही संतों की साधना की सबसे बड़ी विशेषता हूँ | ऐसे जीवन की दशा 
को उपलब्ध कर मनुष्य पूर्णात: और का और हो जाता है । उसका 
दृष्टिकोश श्राध्यात्मिक रूप ग्रहण कर लेता है, उसकी सारी मनोवृत्तियाँ 
संतुलित बन जाती हैं और उसके जीवन के अंतिम छोर के प्रमतत्त्व 
के मूल स्रोत के साथ सदा जुड़े रहने के कारण उसकी किसी भी चेष्टा 
में संकीणशता के भाव लक्षित नहीं होते। उसके सारे कार्य सहज 
भाव के साथ होते रहते हैं, कितु उनका मूल्यांकन नितान्त भिन्न 
प्रकार से होने लगता है। उसके सभी आत्मीय बन जाते हैं कितु 
किसी भी व्यक्ति के साथ उसका विशेष रागात्मक सम्बन्ध नहीं रह 
जाता और न उसी प्रकार किसी अन्य के प्रति उसमें विद्वेष का ही 
भाव रहा करता हैं | वह विश्व के कल्याण में अ्रपना भी कल्याण 
मानता है, सबके साथ निर्वेर भाव का बर्त्ताव करता है और प्रव्॒त्ति 
एवं निवृत्ति दोनों के बीच का मध्यम मार्ग स्वीकार कर लेता हैं। ऐसा 
संत, वास्तव में परमात्मा स्वरूप ही बन जाता है और उसके व्यवहार 
म कभी विधि-निषेध का भी कोई प्रइन नहीं उठा करता | कबीर न 
ऐसे संतों की ही परिभाषा बतलाते हुए कहा है कि “ये लोग निर्बरी, 
निष्काम तथा परमात्मा में अनुरवित श्ौर विषयों के प्रति अनासक्ति 
का भाव रखनेवाले हुआ करते हैं ।” इनके अस्तित्व के कारण समाज 
का नतिक स्तर ऊँचा उठ जाता है और इनके विचार-स्वातंत्र्य एवं 
हृदय को प्च्चाई के प्रभाव में उसके भीतर आत्मिक बल का संचार 
हो आतो हैं। ऐसे व्यक्तियों केशील व सदाचार की निर्मलता उसके 
सामूहिक जीवन को भी क्रमश: परिष्कृत करने लगती है और इस 
प्रकार उसके द्वारा भूतल पर स्वर्ग लाने का आदश भी कोरा स्वप्न ही 
नहीं रह जाता । 


६ रुक :) ि 


पूर्ण 'संत' का आदर ही वास्तव में संतों की सबसे बड़ी देन है 
जिसके महत्व को भली भाँति हृदयंगम व कर सकते के कारण हम 
बहुधा उदकी उपेक्षा कर बैठते हें । हम इस आदर्श के रहस्य को कभी 
समभते का भी पूरा प्रयत्त नहीं करते और न उसे कभी अपने लिए 
प्रनभवगम्य ही मानते हैं। हमारी मनोव्रत्ति का कुकाव किसी आदर्श 
को आ्रात्मम्रात करने की जगह उसके प्रति अ्रवतारोपासना अथवा वीर- 
पूजा के भाव प्रदर्शित करने की ओर ही अ्रधिक दीख पड़ता है और हम 
अपने श्राप को उस तक ऊार उठाते की श्रपेक्षा उसी को अपने स्तर तक 
( लाना अधिक पसंद करते है । हम ऐसे झाद्शों को अपनी कल्पना-द्वारा 
सदा सजीव एवं सक्रिय मानते हुए उसकी दयालुतावि गुणों में पूरी 
झ्रास्था रुखने लगते हैं और चाहते हैं कि हमारे सर्व प्रकार से अकर्मण्य 
रहते हुए भी, वे हमें अपनी भुजाओों-ढारा ऊपर उठाकर अपनी स्थिति 
तक पहुँचा देंगे । संतों के अनुसार इस प्रकार की मनोवृत्ति अक्षम्य 
है। उन्हें न तो इस अ्रवतारवाद पर किसी प्रकार का विश्वास है और न 
वे किसी परलोकृवाद में ही आस्था रखते हैं, अपने हाथों अपना उद्धार 
करने के वे प्रबल समर्थक हें और वें किसी काल्यनिक लोक के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करने मात्र में ही कोई कल्याण नहीं देखत । डॉ० 
बड़थ्वाल ने संतों की इन विशेषताञ्रों पर यर्थेष्ट बल देकर नहीं लिखा 
है प्रत्यत, उन्हें प्रधिकृतर धामिक सुधारकों के रूप में ही स्वीकार कर 
लिया है। संतों की भ्राध्यात्मिक देन चाहे जे कुछ भी कही जा सके 
उनकी सामाजिक देन भी किसी प्रकार कम नहीं है और उनकी 
रचनाओं पर इस धारणा के साथ विचार करने पर ही, हमें जान 
पड़ेगा कि उनका महत्व विश्वकल्याण की दृष्टि से भी बहुत बड़ा कहा 


जा सकता हैं । 


५. संत साहित्य का अध्ययन ओर डा? बड़थ्वाल 
डा० बड़थ्वाल का कार्य संत-साहित्य के अध्ययन की प्रगति मं 


( २७ ) 


एक प्रधान सीमाचिह्न ( ॥.470व0 एाक८ ) का महत्व रखता है । 
उन्होंने एक ऐसे विषय को लिया था जो उस समय के लिए, एक 
प्रकार से, नितांत नवीन था और जिसके प्रायः किसी भी अंग-संबंधी 
खोज की ओर विद्वानों का ध्यान तक नहीं जाता था। वास्तव में इस 
विषय को किसी खोज का उद्देश्य होन की गंभीरता तक भी देना अनेक 
विद्वान उचित नहीं समझते थे । कबीर व नानक जैसे दो चार संतों को 
छोड़ कर शेष के वामों तक से बहुत से लोग अ्रपरिचित थे और उनकी 
चर्चा उन दिनों केवल धर्म व समाज के साधारण सुधारकों में ही करके 
उन्हें छोड़ दिया जाता था | उनकी उपलब्ध रचनाओं की गणना या तो 
धामिक उपदेशों में की जाती थी अथवा उन्हें कतिपय साधुश्नों की अठ- 
पटी बानियों में गिना जाता था । संतों की अधिकांश रचनाएँ अनेक 
स्थानों पर हस्तलिखित रूप में ही पड़ी हुई थीं। सांप्रदायिक भावना- 
वाले उन्हें अमूल्य कितु, परम गोप्य व रक्षणीय मान कर उनकी पूजा 
किया करते थे और सर्व साधारण उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे । 
सांप्रदायिक दृष्टिवाले व्यक्तियों के लिए उन्हें प्रकाशिह़ करा कर सबके 
समक्ष लाता जहाँ उनकी प्रतिप्ठा व मर्यादा से नीचे की ओर ले जाना 
था, वहाँ प्रन्य लोगों के लिए ऐसा करना अपने द्रव्य का दुरुपयोग मात्र 
था। कुछ लोगों का उन्हें अपने पास, जैसे-तंसे हस्तलिखित रूप में 
सुरक्षित रख छोड़ना ही बहुत कुछ था, क्योंकि, यदि इतना भी न हुग्ना 
होता, तो श्राज उनका (पता लगा सकना भी कठिन हो गया होता । “काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा' जैसी एकाथ संस्थाञ्रों तथा कतिपय साहित्य-प्रेमी 
व्यक्तियों ने जब इस प्रकार की पुरतकों की खोज का काम आरंभ किया 
तो इसका भी परिचय मिलने लगा और इनमें से कई एक प्रयाग के 
विलवेडियर प्रेस' आदि से प्रकाशित होकर, क्रमशः सर्व साधारण का 


भी ध्यान प्राक्ृष्ट करने लगीं । ह ह 
डा० बड़थ्वाल ने जब ऐसे साहित्य का भ्रध्ययलत आरंभ किया उस 


.( हरे८द ) 


समय हक भी जैसा पहले कहा जा चुका है, ये फुस्तक निरी नीरस 
श्वानियों का संग्रहमात्र समभी जाती थीं और इनके भीतर किसी सुसंगत 
विचारधारा के विद्यमान रहने तक की कल्पना करता कठिन था। डा० 
बड़थ्वाल ने “काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टों तथा कुछ 
जानकारों के कथन के ग्राधार पर, ऐसे ग्रंथों को एकत्रित कर उन्हें 
आद्योपांत पढ़ डालने का प्रयत्न किया, प्रत्येक संत की उपलब्ध रच- 
'नाञ्रों के अंतर्गत उसके विचारख्नोतों का पता लगाया और उनको 
पारस्परिक तुलना के सहारे उन्हें एक वर्ग-विशेष में परिगणित करने की 
चेष्टा की । पूरी संत-परंपरा के अंतर्गत आनेवाले उसके अंग-स्वरूप 
भिन्न-भिन्न पंथों व संत्रदायों का भी उन्होंने यथासंभव पता लगाया 
भ्रौर उनकी विशेषताश्रों पर विचार किया। फिर भी संतों की वानियों 
का वास्तविक रहस्य समझ लेना कुछ सरल काम नथा और इसके 
लिए उन्हें कई विशेषज्ञों से भी सहायता लनी पड़ी । ऐसी गढ़ बातों के 
जानकार सांग्रदायिक व्यक्ति इन्हें परम गुण माना करते हैं और इन्हें 
अपने अनुयायियों के अतिरिक्त किसी अन्य पर प्रकट कर देना अपने 
कत्तंव्य से च्यूत हो जाना मानते हैं । झ्रतएव, डा० बड़थ्वाल को, इन्हें 
समभने के लिए, अधिक परिश्रम, उपलब्ध ग्रंथों के अध्ययत व अनुशी- 
लन में ही करना पड़ा और उनके ज्ञान का एक बहुत बड़ा अंश ऐसे ही 
परिशीलन व मनन का परिणाम कहा जा सकता है। डा० बड़थ्वाल ने 
इस प्रकार न केवल एक नवीन व अज्ञात क्षेत्र में काम किया, अपितु, 
उन्हें अपने उद्देश्य की पूति के लिए घोर प्रयास भी करना पड़ा । 
डा० बड़थ्वाल के निबंध के प्रकाश में झा जाने के समय से संत- 
साहित्य की खोज क्षथा उसके प्रकाशन, प्रचार व अध्ययन की प्रगति 
में एक प्रकार की शक्ति सी आ गई है। खोजी व्यक्तियों व संस्थाश्रों ने 
इधर ऐसे अनेक ग्रंथों का पता लगा लिया है जिनके केवल नामप्ात्र 
से ही हम लोग परिचित थे । हस्तलिखित ग्रंथों को देख लेने पर अब 


( रेड ) ' 


यह भी क्रमश: स्पष्ट होता जा रहा है कि अमृक रचना को सहसा 
अ्रमुक संत की ही कृति मान लेना ठीक नहीं । पंथ व संप्रदाय के 
पिछले अनुयायी, उसके मूल प्रव॒तंक के वाम से, बहुत सी पुम्तक बहुधा 
स्वयं ही लिख दिया करते थे और इस प्रकार किसी प्रमुख संत के 
विचारों के भी संबंध में श्रम उत्पन्न हो जाता रहा । ऐसी रचनाएँ कभी- 
कभी उत गोष्ठियों के रूप में भी पाई जाती हैं जिनमें गोरख, दत्त 
गणेश, महादेव आदि तक के साथ बातचीत करायी गई रहती है और 
जिनके द्वारा अनेक प्रश्नों के विषय में वाद-विवाद करा कर ऐसे संतों 
की जीत एवं पूर्वकालींन व्यक्तियों की. हार प्रदर्शित की गई रहती है। 
एसी पुस्तकों के रचयिता भ्रथवा रचनाकाल का तो ठीक पता नहीं हो 
पाता, कितु पंथ के सांप्रदायिक दृष्टिकोश पर इनसे बहुत कुछ प्रकाश 
पड़ जाता है और मूल प्रवत्तेक के विचारों के क्रमिक विकास के 
ग्रध्ययन में भी कभी-कभी सहायता मिल जाती हैँ । कबीर-पंथी साहित्य 
के अंतर्गत इस प्रकार की रचनाएँ बहुत बड़ी संख्या में पायी जाती हैं 


ग्और उनमें से कई एक का इधर प्रकाशन भी हो गया है । 


मल ग्रंथों के प्रकाशन के साथ-साथ भिन्न-भिन्न संतों तथा उनके 
नामों पर प्रचलित सम्प्रदायों के सम्बन्ध में लिखी गई पुस्तकों की 
संख्या में वृद्धि होती जा रही है। कबीर, नानक एवं दादू के जीवन- 
बृत्त और सिद्धांतों का अध्ययन इधर विशेष रूप से हुआ है । कबी र- 
पंथ, सिखधर्म, दादूपंथ, राधास्वामी सत्संग, रामसनेही सम्प्रदाय श्रादि 
के अनुयायी तथा रंदासी भी इधर ग्रंथरचना में विशेष तत्परता दिखला 
चुके हें भौर कुछ भ्रसांप्रदायिक विद्व!नों ने भो इनके तथा इनके मूल- 
प्रवत्तंकों के विषय में बहुत कुछ भ्रालोचनात्मक "ढंग से लिखन का 
प्रयास किया है । उक्त पंथों वा सम्प्रदायों क्री विविध संस्थाग्रों न 
अपने आदि संतों के नाम पर कभी-कभी मेलों और उत्सवों का भी 
आ्रायोजन किया है जिनमें निबन्धों के पठत ब्र व्याख्यानों के अतिरिक्त 


४७ | 


ख्थम्प्रदायिक प्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियों का प्रदर्शन भी किया गया 
हैं) इसके सिवाय मूल ग्रन्थों का प्रकाशन पहले बम्बई, लाहौर, लख- 
नऊ, काशी, प्रयाग झादि के कुछ प्रमुख यंत्रालयों द्वारा ही हुआ करता 
था जिनमें से कई एक भ्ब इस ओर बसी रुचि दिखलाते हुए नहीं जान 
पड़ते और न अपने पिछल प्रकाशनों के ही नवीन संस्करण निकाल रहे 
हैं| परन्तु इस कार्य का भार अब स्वयं कई सांप्रदायिक संस्थाश्रों ने 
ही भ्रपने ऊप्र ले लिया है और वे, मूलग्रन्थ, फुटकर पद संग्रह, जीवनी 
भ्रादि को निरन्तर प्रकाशित करती जा रही हें। ऐसी संस्थाओं में से 
कछ का ध्यान पत्र-पत्रिकाश्रों के निकालने तथा शिक्षालयों के खेलने 
की श्रोर भी आक्ृष्ट हुआ दीख पड़ता है । 
संत साहित्य के विविध रूपों में उक्त प्रकार से प्रकाशित होते रहने 
तथा इस विषय के साथ बहुधा सन्‍्पर्क में आते रहने से इसके प्रति 
हमारी रुचि में कुछन कुछ अभिवृद्धि का होना भी स्वःभाविक है। 
फन्नतः कई स्वतुन्त्र विद्वानों, विद्यालयों तथा यूनिवर्सिटियों एवं शोध- 
संस्थाओं ने भी इसके अ्रध्ययन को अपना विषय बनाना आरम्भ किया 
हूँ । भिन्न-भिन्न संतों, उनके सम्प्रदायों, ग्रंथों तथा सिद्धांतों के सम्बन्ध 
में इधर कई एक अश्रच्छे-अच्छे निबन्ध लिखे गये हैं और कुछ पुस्तकें 
भी प्रकाशित हुई हेँ। उदाहरण के लिए डॉ० मोहनतिह ने अपनी 
पुस्तक कबीर--हिज बायोग्राफी ( ९ 8)॥--9]5 8029]0709 ) 
स० १६६७ में प्रकाशित की और डबल्यू० एल्‌० एलिसन ने अपनी 
पुस्तक दिसाधस! ( ॥76 $880॥58 ) सं० १६६२ में निकाली । 
इसी प्रकार ग्राचार्य क्षितिमोहन सेन ने भ्रपती एक रचना “दादू नाम 
से सं० १६६३ में बंगला भाषा मे लिखकर छपायी । हिंदी में इन सबसे 
पहले डा० रामकुमारश्वर्मा ने एक पुस्तक 'कबीर का रहस्यवाद' नाम 
से सं० श६८८ में प्रकाशित की थी और फिर कई वर्षों के श्रनन्तर 
उन्होंने, 'संत कबीर वाम की एक श्रन्य पुस्तक-द्वारा, कबीर के आदि- 


( ४१ » 
| 


ग्रन्थ में संगहीत पदों वा साखियों का सं० २००० में सम्पादन किया # 
इसी प्रकार डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी एक अच्छी पुस्तक 'कबीर' 
नाम से सं० १६९६९ में प्रकाशित की और डा० धर्मनद्र ब्रह्मचारी ने 
संत दरियादास की विविध रचनाशों की खोजकर अपनी थीसिस में 
उनपर बहुत कुछ प्रकाश डाला | इधर लखनऊ विश्वविद्यालय के 
प्राध्यापक डा० त्रिलोकीनारायरा दीक्षित ने मलूकदास की जीवनी 
और रचनाओं का अध्ययन किया है जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है । 
अब तो कबीर की मूल प्रामाणिक रचनाओं तथा 'बीजक' के शुद्ध 
पाठ एवं दादू, शिवनारायण, धघरणीदास, आदि के ग्रंथों व पदों का 
भी अध्ययत आरम्भ हो गया हैं और चरणुदासी, शिवनारायणी: 
तथा रामसनेही सम्प्रदायों के मत व शिष्य-परम्परा के सम्बन्ध में 
भी खोजपूर्ण पुस्तकें लिखी जा रही हें। जयपुर के दादू महाविद्या- 
लय तथा स्व० पुरोहित हरिनारायण हार्मा के पुस्तकालयों में 
ग्रभी सैकड़ों महत्वपूर्ण हस्तलेख प्रकाशन की प्रतीक्षा में पड़े हुए 
हैं । स्व० पुरोहित जी ने सुन्ददास ( छोटे ) की रचनाग्रों 
का एक संग्रह सं० १६६३ में बड़े परिश्रम के साथ संपादित कर 
प्रकाशित किया था और उक्त (दाद महाविद्यालय के संचालक 
स्वामी मंगलदास जी सं० १६६३-४५ में ग्पनी 'संत साहित्य माला' के 
तीन सुमन प्रकाश में लाये हेँ। संतों के मूलग्रंथों वा फुटकर रचनाओं 
के पाठों का पूरी सावधानी के साथ अ्रध्ययनल कर, उन्हें संगृहीत व 
संपादित कर निकालना पहला व सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिस ओर 
इस साहित्य के प्रेमियों का ध्यान अधिकाधिक खिचता जा रहा हैं। 

संतों की विचारधारा के मूल स्रोतों पर विचार करते समय डा० 
बड़थ्वाल का ध्यान गुरु गोरखनाथ प्रभूति नाश्न-पंथियों की रचनाश्रों 
की ओर, विशेष रूप से गया था और उन्होंने उनकी योग- 
साधना का सम्बन्ध परंपरागत योगप्रवाह के साथ जोड़ने का भी 


हा 


प्रयत्त किया था। तब से इबर सरहपा आदि बौद्ध सिद्धों की चर्या- 
गीतियों तथा दोहा-कोपों पर भी ध्याव दिया जाने लगा हे और महा- 
पंडित रॉहटलसांकृत्यायन एवं श्रन्य विद्वानों को भी इस प्रकार का नि३चय 
होता जा रहा हैं कि उनकी अपभ्रंश-बहुल रचनाएँ न केवल हिंदी काव्य 
के सर्वप्रथम उदाहरण कहलाने योग्य हैं, अपितु, उनके विषय तथा 
रचनाशैली में हमें संत-प्राहित्य का आदि रूप भी लक्षित होता है । 
जान पड़ता है कि नाथों ने पहल पहल उक्त सिद्धों से ही प्रेरणा 
प्राप्त की होगी और उन पर पड़े हुए अनेक प्रभावों ने, ऋण: आगे 
चलकर, इन संतों को प्रभावित किया होगा। इधर नाथ एवं नाथ- 
साहित्य से संवन्ध रखनेवाले कई ग्रंथों का प्रकाशन हुप्ना है। डा० 
वड़थ्वालू-द्वारा संपादित गोरखबानी' सं० १६६६ में प्रकाशित हुई थी 
और उसकी भूमिका से पता पता चलता है कि इस प्रकार का प्रका- 
दान वे अभी और करने जा रहे थे । उस समय तक इस विषय पर डा० 
मोहनसिह की पुस्तक “गोरखनाथ एन्‍्ड दी मिडीवल हिंदू मिस्टिसिज़्मः 
( 50 बंका! & ४०३6०्प्ा संता ैएडघप्रंठंडा ) 
सं० १६९४ में निकल चुकी थी और डा० जी० डब्ल्यू० ब्रिग्स की पुस्तक 
गोरखनाथ ऐण्ड दि कनफटा योगीज' ((504॥#7 7 ४॥0 46 
[79879॥486/8 ४०89 ) भी सं० १६६४ में प्रकाशित हो चुकी थी । 
अरब इस विषय पर डा० हजारीप्रसाद ह्िविदी तथा डा० कल्यारणी देवी 
की भी पुस्तकें शीघ्र निकलने जा रही हे । सिद्धसाहित्य को लेकर भी 
इस समय खोज का काम अलग से चल रहा है । डा० पो० सी० वागची 
तथा डा० सुकूमार सेन ने उनकी रचनाओं के शुद्ध पाठ निकालने की 
चेष्टा की है और आशा है कि, हिंदी में भी इस पर एक पुस्तक शीक्र 
निकल जाय। इस प्रकार बौद्ध सिद्धों सं लेकर नाथों व संतों तक 
की क्रमागत विचारधारा पर इधर बहुत कुछ प्रकाश पड़ा हैं और 
डा० शशिभूषण दासगुप्त की पुस्तक आव्सक्योर रिलिजस कल्ट्स 


लक 


मु | डे 


) 


( (>55टप्राौ8 १९॥४2005 (प्र5$ 22८. ) द्वारा भ्रव यह भी 
प्रतिपादित किया जाने लगा हैं कि जो विचारधारा” सिद्धों व नाथों 
की रचनाओं में प्रवाहित होती हुई हिंदी के संत कवियों की _ बानियों 
में दीख पड़ती है वही बंगला भाषा के वैष्णव सहजिया तथा बाउलों 
की रचनाओ्रों में भी काम करती हुई जान पड़ती है। डा० बड़थ्वाल के 
समय तक इस प्रकार के विचार नहीं प्रगट किये जा सके थे । 

वत्तमान खोजों तथा अध्ययनों के आधार पर यह धारणा क्रमशः 
निश्चित होती जा रही हे कि संत साहित्य का एक अविकसित रूप 
हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक यूग॒ में भी वर्तमान था। 
विक्रम को आठवीं-नवीं शताब्दी के अनीश्वरवादी बौद्ध सिद्धों ने जिस 
सहज साधना को अपनाया था वह क्रमश: ईश्वरवादी नाथ-पंथियों की 
योगसाधना से प्रनेक बातों में, अभिन्न रही और उन दोनों पद्धतियों 
का ही “विकसित रूप हमें इन संतों में श्रा कर दृष्टिगोचर हुआ । 
इतना ही नहीं, उक्त बौद्ध सिद्धों का विचार-स्वातंत्र्य उनकी खरी 
आलोचना व विचित्र कथन-शैली भी, क्रमशः उसी प्रकादइ इन तक विक- 
सित होती आई है। सिद्धों तथा नाथों के बीच की कोई अन्य कड़ी लक्षित 
नहीं होती, कितु नाथों एवं संतों के मध्यवर्ती काल में विभिन्न वेष्णव 
संप्रदाय, सुफ़ी संप्रदाय तथा कश्मीर के दैव संप्रदाय जैसे कुछ अन्य वर्ग 
भी आते हें जिनसे उक्त प्रकार की बातों के विकास में निरंतर सहायता 
मिलती जाती है। अंव में महाराष्ट्रीय नारकटी संप्रदाय के ज्ञानदेव, 
नामदेव, आदि के समय तक उनमें प्रवाहित भावधारा बहुत कुछ निखर 
जाती है और स्वा० रामानंद तक आते-आते उसकी रूपरेखा प्रायः 
निश्चित भी हो जाती है। उस समय से कबीर उसे अपने ढंग से 
अपना कर व्यक्त करना आरंभ करते हें और उनके आदर्श पर चलने- 
वाले संतों की एक परंपरा चल निकलती हैं जो किसी न किसी 
रूप में ग्रभी आज तक वर्तमान रहती झ्राई है । कबीर के अ्रनंतर आने- 


( ४४ ) 


कर 0) 


बाले प्राऊ: सभी प्रमुख संतों ने उनका पथ-प्रदर्शन स्वीकार किया है 
और न्यूतनाधिक उनकी ही विचारधारा के आ्राददों पर चल कर उन्होंने 
अपनी रचताएं भी की हे। कवीर ने कदाचित कोई भी नवीन पंथ 
चलाता नहीं चाहा था। परंतु गुरु नानकदेव के समय से मिन्न-भिन्न 
पंथों व संप्रदायों का भी निर्माण होने लगा और विक्रम की बीसवीं 
गताव्दी तक पहुँचते-पहुँचते इन संतों के नामों पर प्रचलित उक्त 
संस्थाओं ने श्रपने मूललोतों की ओर समृचित ध्यान देता छोड़ दिया । 
इस कारण तुलसी साहब जैसे कुछ सुधारवादी संतों को इस बात की 
निंदा तक करनी पड़ो और तब से इस प्रकार के वर्ग भी, कुछ सजग 
व सावधान होते हुए से दीख पड़ते हैं 

संतों की इस परंपरा का महत्व अभी तक केवल सांप्रदायिक व 
साहित्यिक क्षेत्रों तक में हो दूढा जाता रहा और डा० बड़थ्वाल ने भी 
इसी कारण, अपने विषय को केवल उतने में ही सीमित रख कर 
“निर्गुणा संप्रदाय पर विचार किया था। परंतु संतों की क्रमश: अधि- 
काधिक संख्या में.उपलब्ध होती जानेवालीं कृतियों तथा जीवनियों पर 
कुछ विशेष ध्यान देने से, अव यह भी प्रतीत होने लगा है कि उनके 
विविध सिद्धांतों एवं साधनापग्रों पर,यदि हम चाहें तो, कुछ और व्यापक 
रूप से भी विचार कर सकते हें। कबीर इन सभी संतों के प्रतिनिधि 
समझे जाते ह और, कम से कम उनकी रचनाग्रों में व्यक्त होनेवाली 
गुद्धहदयता, स्वातुभूति, निर्भयता, विचार-स्वातुंत्य तथा सबसे बढ़ 
कर सच्चे सात्त्विक जीवन को अपनाने की प्रबल प्रवृत्ति हमें इत महा- 
पुरुषों पर अन्य दृष्टियों से भी विचार करने के लिए प्रेरित करती है 
तथा हमारे लिए इस बात का सुझाव भी प्रस्तुत करती है कि हम इन्हें 
आदर्श मानव जीवन के निर्माताओ्रों के रूप में भी स्वीकार करें। बैंदिक 
युग से लेकर हिंदी साहित्य के उपर्यकत प्रारंभिक काल तक की विभिन्न 
साधनाओं का इतिहास हमें स्पप्ट बतलाता है कि उनकी मल प्रेरणाओओं 


0 


के खत कभी वहिर्मुखी और कभी अंतर्मखी वृत्तियों में लक्षित होते 
गा रहे थे और कभी-कभी इन दोनों के बीच व्यापक सामंजस्य लाने 
के भी प्रयत्च्र होते रहते थे । संतों के पूर्ववर्त्ती सुधारकों ने अंतर्मुखी बृत्ति 
को ही अ्रधिक प्रश्नय दिया, कितु ऐसा करते समय उन्होंने रूढ़िवादिता 
से अधिक विचार-स्वातंत्य को ही अपनाया । फिर भी उनका झूकाव 
निवृत्ति मार्ग की ओर ही अधिक रहता आया था और प्रवृत्ति मार्ग को 
भी उचित महत्व देकर दोनों में सामंजस्य लाने की चेप्टा भ्रभी तक 
की गई थी । कबीर आ्रादि संतों ने, चरित्रनिर्माण एवं सदाचरण 
के आदर्श उपस्थित कर, इस कारय को भी पूर्ण करना चाहा और इस 
बात का संभव होना सिद्ध कर दिया कि व्यक्तिगत जीवन के ही सुधार 
पर, साम्राजिक जीवन का भी सुधार निर्भर है तथा स्वर्ग का निर्माण भी 
वस्तुतः भूतल पर ही हुझ्ला करता है। संतों तथा उनकी रचनाओं के 
अध्ययन का आरम्भ अव इस प्रकार का उद्देश्य लेकर भी हो चुका है 
झौर सम्भव है. कि इस ओर पूरी सफलता भी मिल सकेगी । 
डा० बड़थ्वाल ने इस क्षेत्र में काम करनेवालों के लिए एक 
साहसी पथ-पदशंक का काम किया हेँं। संत-साहित्य के गम्भीर 
अध्ययन का कार्य उन्होंने कदाचित्‌ सबसे पहले आरम्भ किया था और 
अपनी लगन व अध्यवसाय के बलपर, उसे बहुत दूर तक सफल करके 
भी दिखला दिया था । संतसाहित्य की श्रभी कल तक उपेक्षित समभी 
जानेवाली रचनाश्रों को उन्होंने उचित महत्व प्रदान करने की चेष्टा 
की है, संतों की दाशंनिक विचारधारा की गम्भीरता की ओर सबका 
ध्यान आक्ृष्ट किया है और उनकी सांप्रदायिक साथना के गृढ़ रहस्यों 
तक को ध्वके लिए सुलभ कर देते के प्रयत्न किये हैं । उन्होंने अपने 
ययन व विवेचन के द्वारा इतना पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया है कि 
इन संतों ने भी, अपनी रचनाग्रों के माध्यम से मानव समाज के लिए 


वहुमल्य संदेश देने का प्रयास किया था और इस कारण हिन्दी साहित्य 


( ४६ ) 


वो इतिहास में सन्‍्तसाहित्य का स्थान भी कम ऊँचा नहीं समझता जा 
सकता । डगृ० बड़थ्वाल ने निर्गुण एवं सगृण उपासना की पद्धतियों के 
बीच कल्पित की जानेवाली चौड़ी खाई को बहुत अंशों में कम कर 
दिखाने का भी काम किया है और अपने निबन्धों-द्वारा उन्होंने यह 
भी सिद्ध कर दिया हें कि इन दोनों का पारस्परिक भेद अधिकतर 
संकृचित सांप्रदायिक विचारों पर ही निर्भर है तथा प्रेमाभक्ति एवं 
अ्रध्यात्मविद्या वस्तुत: एक ही साधना के दो भिन्न-भिन्न रूप हैं। इस 
सम्बन्ध में स्वा० रामानन्द के विषय में की गई उनकी खोज तथा संतों 
की साम्प्रदायिक साधना को, पूर्व परम्परागत योगधारा के साथ जोड़ 
देने का प्रयास भी उनकी दो अच्य देनें हें जिनके लिए हम उनके चिर- 
कृतज्ञ रहेंगे | 


बलिया ह 
वेशाष बदी १ -परशुरास चतुव॑ंदी 


स०ए २००७ 


सम्पादकीय 


डा० बड़थ्वाल की थीसिस दि निर्मुण स्कूल आफ हिन्दों पोएट्री' 
के हिन्दी रूपान्तर की आवश्यकता, हिंदी के माध्यम से सन्तकाव्य का 
विशेष अध्ययन करनेवालों को बहुत दिनों से श्रनुभूत हो रही थी और 
इस सम्बन्ध में मेने स्वयं ही छा० बड़थ्वाल जी से बातें की थीं। यदि 
वे हमारे बीच कुछ दिनों और रह पादे, तो समस्त पुस्तक उन्हीं के 
द्वारा हिंदी में रूपान्तरित होकर कभी की हमारे बीच ञ्रा गई होती, 
किन्तु ऐसा नहीं होना था । उनके निधन के उपरान्त उसकी झावद्यकता 
और भी बढ़ती गई; क्योंकि उस्तका अंग्रेजी रूप भी समाप्तप्राय हो 
गया और उसके पुनमुद्रण के सम्बन्ध में भी अविश्चियता ही प्रतीत 
होने लगी । लखनऊ विश्वविद्यालय की “रजत जयन्ती' के अवसर पर 
ग्रायोजित हस्तलिखित ग्रंथ-प्रदर्शिनी में एक दिन बड़थ्वाल जी के 
सम्बन्धी श्री दोलतराम जुयाल जी से चर्चा हुई और सेंने मन में यह 
निइचय कर लिया कि सें यह कार्य आरम्भ करूँ। इधर जुयाल जी से 
“अवध पब्लिशिंग हाउस' के अध्यक्ष श्री भग्राज जी भागेंव से बातें 
हुई शौर उन्होंने उनके समस्त ग्रंथों के प्रकाशन एवं उनके परिवार 
की झ्राथिक सहायबा का भार इस शर्त पर ले लेता स्वीकार किया कि में 
उनका सम्पादन कर द्‌ । अतः मुझे समस्त कार्य छोड़कर इसे अंगीकार 
करना पड़ा, जिसे में श्रपना पावन कर्तव्य तथा गौरव समझता हें । 
अनुवाद का कार्य सबसे पहला था । किन्तु जयाल जी से पुछताछ करने 


हे 
है के. | 


पर ज्ञात हुआ कि इस काये को श्री परशुराम चतुर्ददी जी से पहले 
ही से ले रखा था। अतः यह बड़ी प्रसञ्चता की बात हुई किणों 
कार्य में इतनी झीघता ते व कर पाता, वह झ्ञीत्र ही सम्पन्न हो 
सका । 

डा० बड़थ्वाल ने ऋपनी मल अंग्रेजी पुस्तक के प्रथम, द्वितीय और 
पष्ठ श्रध्यायों का अन॒वाद स्वयं ही कर लिया था और जो 'नागरी- 
प्रवारिएत पत्रिका में पन्र हवें भाग में निकल भो चुके थे । ये श्रध्याय 
प्रस्तुत पुस्तक के ऋमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रथ्यायों के रूप में 
झ्ाये हैं। अतः रह जानेवाले श्रध्याय तृतीय, चतुर्थ और पंचम थें, 
जिनका अनुवाद श्री परशुराम जी चतुर्वेदी ने किया है और जो इस 
पुस्तक के चतुर्थ, पंचणल और षष्ठ अध्यायों के रूप में संयोजित हुए हें। 
इस प्रक्वार प्रस्तुत पुस्तक के अध्यायक्रम में भी तो अन्तर है ही साथ ही साथ 
प्रथम तीन अ्रध्यायों को साझग्री में बड़ा अन्तर हैँ, क्‍र्योक्चि डा० बड़थ्वाल 
ने उसके उपरात्त प्राप्त सूचना और अजित झाव के श्राधार पर उनमें 
ययावश्यक्ष परिवर्तेन, संशोधन एवं विस्तार कर दिया था अतः यह तीन 
अध्याय अ्रववादसात्र ही नहीं फहे जा सकते । यदि शेष तीन अ्रध्याय और 
इस प्रकार समस्त पुस्तक उनके द्वारा हिन्दी में हुमारे सामने श्रा सकती, 
तो उसका मल्‍्य बहुत अश्रधिक होता । पर ऐसा न हो सका, फिर भी 
यह हफष की हो बात हुँ कि इसके दोष अनुवाद का कार्य सन्‍्त-साहित्य के 
मर्मो ओर विशेषज्ञ आयी परशुराम चतुर्वेदी जी ने किया है । श्रौर इससे 
भी महत्वपुर्ण बात यह॒है कि उन्होंने इसकी एक विस्तृत भूमिका भी 
लिख दी हैँ जिसमें सन्‍्तसाहित्य के श्रध्ययनण का विकास, तथा डा० 
बड़थ्वाल के ग्रंथ की परिचयात्मक आलोचना भी है । 

आलोचना में दृष्टिकोए का अन्तर सदा ही रहा करता है । श्रतः 
कहों-कहीं उनके विचार से डा० बड़थ्वाल का मेत समीचीन नहीं 
ठहरता । में इस सम्बन्ध में प्रत्यालोचना के भमेले में न पड़कर इतना 


( है ) 


हो कहुनो चाहता हूँ कि चतुर्वेदी जी आज जिस दृष्टि से लिख रहे हैं 
और झ्ब तक जो सामग्री सासने झा चकी हैँ उसके आधार पर, यह 
बहुत सम्भन्न हें कि डा० बड़ध्वाल भी इसी प्रकार के निष्कर्षों पर पहुँ- 
चते जिन पर चतुर्वेदी जी ऋआाज पहुँच रहे हैं। जब उन्होंने 'धोसिस' 
लिखी थी, तब इस सम्बन्ध में बनेक ज्ञातव्य बातें उपलब्ध नहीं थीं 
झोर मेरा विश्वास है कि यदि समस्त पुस्तक डा० बड़थ्वाल-द्वारा अनु- 
बादित होकर श्राती, तो उस समय तक के अ्रध्ययन-सम्यन्धी विकास का 
समावेश उससें अ्रवद्य रहता। पएल्तक फे नाम के सम्बन्ध में भी जो 
सतभंद हु वह भी दूर हो जाता है जब हम डा० बह़थ्वाल-दारा संदो- 
थित एक प्रति में ( जो पुस्तक छपने के बाद सुर देखने को सिल 
सको ) हिंदी काव्य की निर्मण धारा हो नाम पाते हूँ। ग्रतः यह 
ग्रालोचना भी डा० बड़थ्वाल के हारा की गई भलों का लिर्देशन करने 
की दृष्टि से उतनी नहीं, जितनी कि ग्रंथ में आई सूचनाओं को एू 
प्रारम्भिक एवं उपयोगी बनाने की दप्टि से है । 

ग्रंथ के सम्पादक के रूप में मुझे यह भी स्पष्ठ कर देना श्रावश्यक 
हैं कि डा० बड़थ्वाल और चत॒वेदी जी दोनों की शेली में कुछ न कुछ 
अन्तर अवदय हूं जिसका अनुभव सम्भवतः विज्ञ पाठकों को होगा। ऐसा 
नहीं जान पड़ता कि समस्त पुस्तक एक ही प्रवाह में लिखी गई हूँ। 
इसका एक कारण यह भी हूं कि डा० बड़थ्वालजी को यह अपनी कृति 
है । जितनी स्वच्छुन्दता वें, अपने अंग्रेजी में प्रकाशित भावों को हिंदी 
रूपान्तर देने में ले सकते थे उतनी अन्य कोई ले ही कंसे सकता है १ और 
फिर अपनी होली की चिशेषता भी रहती ही है । चलुर्वेदी जी को ऋतच- 
सति प्राप्त कर सेंने दोनों ही शेलियों में यथासम्भव सास्य लाने का 
प्रयत्त किया हैं और इसके लिए में चतुबंदी जी का आभारी हूँ । यहाँ 
प्र यह भी कह देना आवश्यक हे कि ये सब सुविधाएँ प्राप्त करते हुए 
भी से इसके सम्पादन के लिए जितमें श्रम और समय की अपेक्षा थी 


है 


डर 


हम 


उतना नहीं दे पाया जिसका कारण मेरी व्यक्तिगत परिस्थितियाँ रही 
हैं । इसके लिए में विज्ञ पाठकों का क्षमाप्रार्थी हूँ । 

इस दिशा में हिन्दी में झ्राया हुआआ डा० बड़थ्वाल का यह*ग्रंथ आ्राज 
भी श्रभो तक निकले हिन्दी के ग्रंथों में सबते अधिक महत्वपूर्णो एवं 
प्रामाणिक है, यह कहने सें मुझे कुछ भो संकोच नहीं। “हिन्दी काव्य 
में निर्गुए संप्रदाय नामक ग्रंथ में जिस दृष्टिकोए का प्रकाशन हुआा 
है वह संतसाहित्य के ग्रध्ययत के लिए आवश्यक हैँ और सबसे बड़ी 
विशेषता इसमें यह है कि संतों की पंक्तियों में विचार-सम्बन्धी जो एक 
विश्वुद्डलता दोखती है वह इस पुस्तक का आधार ग्रहए कर चलले से 
नहीं रह जाती । इस साहित्य का एक निश्चित शअ्र्थ, निश्चित उद्देश्य 
एवं निश्चित प्रभाव प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक का अ्रध्ययन्न बड़ा ही 
उपयोगी हुँ । डा० बड़थ्वाल जी से कुछ सीखने का सौभाग्य म॒झे भी 
प्राप्त हुआ था और उन्हीं के निर्देशन में सने निरंजनी कवि संत तुरसी- 
दास पर एक पुस्तक भो लिखी थी। इसके आधार पर में यह कहने 
का साहस कर सकता हूं कि संतों की अटपठी बाणी को सुलझा कर 
ग्रहण करने का मार्ग, प्रशस्त करने का बहुत बड़ा श्रेय उनको प्राप्त हू । 

डा० बड़थ्वाल ने अपने जीवनकाल में हिन्दी संसार को बहुमल्य 
रचनाएं भेंट की थीं । उनके अनेक निबन्ध, जो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं 
में निकले थे तथा उनकी अनेक पुस्तकों की संपादकीय भूमिकाएँ और 
विप्पणियाँ, उनके द्वाश्श प्रस्तुत हिन्दी साहित्य के गंभीर अध्ययन एवें 
विवेचन को प्रकट करती हें । उन सभी का स्थायी पुस्तकाकार रूप 
में आना परम आ्रावश्यकोय हु । डा० बड़थ्वाल परम विद्यानरागी एवं 
गंभीर साहित्यिक साधक थे । हिन्दी साहित्य की सेवू! उनके लिए एक 
पुण्य ब्रत था। अपने समग्र जीवन-काल सें वे उप्तके प्रति बड़ी निष्ठा 
के साथ दत्तचित्त रहे और उसके लिए एक तर्पस्वी का जीवन व्यतीत 
किया । उन्होंने साहित्य की श्रालोचना के विशिज्ञ श्रंगों को पूर्ति के लिए 


(| # ) 


घोर परिश्रम क्रिया , और इतनी साधना के बाद जब आज हमें उनके 
जैसे कर्मठ एवं ठोस साहित्यकारों की आवश्यकता थी तब वे हमारे बीच 
से उठ गये ९ उन्तके निधन से हिन्दी साहित्य को एक ऐसी भारी 
क्षति हुई है जितकी पूति सरलता से नहीं हो सकती । 

श्री जुयाल जी और श्रो भुगुराज जी के प्रयत्न से यह कृति हिंदी 
में आ रही है और मेरा विश्वास हैं कि यह उनके द्वारा लिखें गये समस्त 
साहित्य को संसार के सामने लाने के प्रयत्न का श्री गणेश है। इस 
पुण्यकार्य में किसो भी रूप में सहयोग देने के लिए में सदा ही तत्पर 
हैँ और अपने को गौरवान्वित समझता हूँ । 


हिन्द्दी विभाग 
लखनऊ विश्वविद्यालय भगीरथ भसिश्र 
अनंत चतुर्देशी, २००७ वि० 


विषय-सूचो 


पहला अध्याय 
परिस्थितियों का असाद (१-३१ १ 

१. आमुख--[ १-८२), २. मुस्लिम आक्रमण ह २-६ 2), ३. वाए- 
व्यवस्था की विधषमता ( बचय ),. ६. भगवच्छरगा!गति ( ८-२4 ) 
५. सम्मिलन का आयोजन (१४-१७), ६. हिन्दी विचारधारा और सूफी 
बर्म (६७-२१), ७. गुद्रोद्धार (२२-२६), ८5. निर्गणसंप्रदाय (२६-३१) | 

. दूमरा अध्याय 

निगुण संत संग्रदाय के प्रसारक 

१. परवर्ती संत ( ३२-३३ ), २. जयदेव ( ३३ ), ३. नामदेव 
( ३४-३५ ), ४. त्रिलोचन ( ३६ ), ५. रामानन्द ( ३६-३६ ), 
4. रामानन्द के शिष्य ( ३६-४१ ), ७. रामानन्द का समय ( ४१- 
८३ ), झं£ कैंबीर ( ४३-६२ ). ६. नानक ( ६२-७१ ), १०. दीदू 
( ७१-७४ ), ११. प्राणनाथ ( ७४-७६ ), १२, वाबालाल ( ४६- 
७७ ), १३, मलकदास ( ७७-८० ), १४, दीनदरवेश ( ८१ ), 
१५, यारीसाहव और उनकी परम्परा ( 5२ ). १६. जगजीवनदास 
द्वितीय ( ८२-८३ ), १७) पंलट्दास ( 5३-८४ ), 5, धरनीदास 
( ८४ ), १६, दरियाहय ( ८5५ ), २०, बुल्लशाह ( ५६ ), २१. 
चरनदास ( ८६-८८ ), २२, शिवनारायण ( ८८ ), २३. गरीबदास 
(८८), २४, तुलमीसाहव (८९-६१), २५. शिवदयाल (६१-६२) । 

तीसरा अध्याय 

निगुण संप्रदाय के दाशंनिक सिद्धान्त 

१, एकेदवर ( ६३-१०१ ), २, पूर्णोत्रह्म ( १०१-१०८ ), ३. 
प्रात्पर ( १०८-११४ ), ४, परमात्मा, आत्मा और जड़ पदार्थे (११४- 


१२० ), ५. अंशांशि-सम्बन्ध ( १२०-१२६ ), ६. जीवात्मा और जह्- 
जगत्‌ ( १२६-१४७ ), ७, सहजज्ञान | १४७-१४६ )» ८, उपनिषद, 
मूलखोत ( १५६-१६० ), €. निरंजन (१६१-१६४), १०, अ्रवतार- 
वाद ( १६५-१३७४ ) | ह 
चतुथ अध्याय 
निगुण पंथ 

१. अन्यावर्तन की यात्रा ( १७४-१5०६ ), २, मध्यममार्ग / १८६- 

१६६ ), ३. आध्यात्मिक वातावरण ( १६६-२०६ ), ४, पथप्रदर्शक 


पुक | २०७-२१६ ). ५, नामसुमिरन, प्रार्थना ( २१७-९श८ ), ६, 
दयोग ( २२९-२५४ ), ७, अन्त ष्टि ( २५५-२६६ )) झ, परचा 
अंतिम अनुभूति (२६७-२७८) समाज की उन्नति (२४८-३०१)। 


पंचस अध्याय 
पथ का स्वरूप 
१. क्या निर्गुणपंथ कोई मिश्चित सम्प्रदाय है ? ,( ३०२-३१६ ) । 
२, क्या निर्गुशपंथ साम्प्रदायिक है ? ( ३१६-३३४ ) ! 
| पृष्ठ अध्याय 
अनुभूत की अभिव्यक्ति 
*. सत्य का साधन ( ३३५-३४४ ), २. निर्गण बानियों का 
काव्यत्व ( ३४५-रश३ ), ३, प्रेम का रूपक ( ३५३-३७० ), ४. 
उल्टवाँसियाँ ( ३७०-३७६ ) । | 
परिशिष्ट | 
१. पारिभाषिक शब्दावली ( ३७७-३८० ) १ 
२. निर्गुण सम्प्रदाय-सम्बन्धी पस्तकें ( शेठ(-४०४ ) । 
३. विशेष बातें ( ४०४-४४२ ) । 





धााणााओ 
] 


हिन्दी काव्य में निगृण संप्रदाय 
पहला अध्याय 
परिस्थितियों का प्रसाद 


इस ज्षणिक्र जीवन के परवर्ती अनंत अप्तर जीवन के लिए श्राकुलता 
भारत की अन्तरात्मा का सार है। परलोक की साधना में ही वह 
इहलोक की सार्थक्रा मानती हैे। आत्मा ओर 

१ आमुख परमात्मा की ऐक्य-साथना का निर्देश करनेवाली 
मधर वाणी का भारतीयों की भावना, रुचि ओर 

आकाँक्ा के ऊपर सर्वदा से वर्णनातीत अधिकार रहा है। भारतीय 
जीवन सें संचार करनेबाली आध्यात्मिक गन्नत्ति की इस धारा के उद्गस 
अत्यन्त ग्राचीनता के कुहरे में छिपे हुए हैं। युग-युगांतर को पार करती 
यह धारा अवाध झूप से बहती चली आ रहो है । अवाह-भूमि के 
अनुरूप कभी सिसदती, कभी फलती, कभी बाल्ुका में विल्लीन होती 
और फिर प्रकट होती हुई वह अनेक रूप अवश्य धारण करती आई है 
परंतु उसका अवाह कभी बंद नहीं हुआ | पंद्रहवी शताब्दी में इस धारा 
ने जो रूप धारण कियाँ वह किसी उपयुक्त नाम के अभाव में 'निगंण 
संत संप्रदाय” कहलाता है। इसी संप्रदाय के स्वरर का उद्धादन इस 
निबंध का विषय है। इस संप्रदाय के प्रव॒र्तकों ने अरने सर्वजनोपयोगों 


कि. (५ [. 
घर हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


उपदेशों के लिए जनभाषा हिंदी को ही अपनाया था | इसलिये उसका 
प्रतिरूप हिंदी के काव्य-साहित्य में सुरक्षित हे। सामाजिक, धार्मिक' 
राजनीतिक आदि अनेक कारणों ने मिलकर इस आंदोलन को रूप को 
वह नवीनता ओर भाव की वह गहनता अदान की जो इसकी विशेषता 
है। मुसलमानों को भारत-विजय के बाद भारत की राजनीतिक अवस्था 
ने, जिसमें दो अत्यंत विरोधी संस्कृतियों का व्यापक संघर्ष आरंभ हुआ, 
इस आंदोलन के प्रसार के लिये उपयुक्त भूमिका अस्तुत की | संत-संग्रदाय 
की विचा[र-घारा को अच्छी तरह समझने के लिय्रे यह आवश्यक है कि 
हम पहले उन विशेष परिस्थितियों से परिचित हो जाय, जिनमें उसका 
जन्म हुआ। अतएव पहले उन्हीं परिस्थितियों का उल्लेख किया 
जाता है । 


यद्यपि क़रान ऐलान करती हे कि “धर्म सें बल का प्रयोग नहीं होना 
चाहिएं । विश्वास लाने के लिये कोई मजबूर नहीं किया जा सकता। 
विश्वास केवल परमात्मा की प्रेरणा से हो सकता 

२, मुस्तिम-. हे&”, फिर भी इस्लाम के असार सें तलवार ही 
आक्रमण का अधिक हाथ रहा है। अरबों ने, ओर उनके बाद 
इस्लाम धर्म में प्रवेश करानेवाल्ली अन्य जातियों ने, 

देश-देशांतरों में विनाश का प्रकांड तांडव उपस्थित कर दिया। चीन 
से स्पेन तक की भूमि पर उन्होंने खुदा का क़हर ढा दिया। जहाँ-जहाँ 
वे गए, देश चीरान, घर उजाइ ओर जन-समुदाय काल के कवल हो 
गए । भारत की सस्य-श्यामला भूमि, विश्वविश्वत लक्ष्मी और जनाकीरं 
देश ने बहुत शीघ्र मुसलमानों को आक्ृष्ट कर लिया। यहाँ उन्हें धर्म- 
प्रसार और राज्य-विस्तार दोनों की संभावना (दिखाई दी | निरपेज्ष ता, 
तत्वज्ञान और विभव की इस भूमि की भी धर्माध-विश्वासियरों के लोभ- 





$9 सेल, अल करान", पृ. ५०३। 


पहला अध्याय डर 


प्रेरित विनाशकारी हाथों ने वही दशा करते का आयोजन किया जो 
उनसे अक्रोत ओर देशों की हुईे थी | नर-तारी, बाल-बृद्ध, विद्या-मवन- 
पुस्तकालय, देवाज्य ओर कलाक्ृतियाँ कोई भी इतदी पवित्र न समम्धें 
गई कि नाश के गहर सें जाने से बच सकतीं | यद्यायि हिदुओं ने आसानी 
से पराजय स्वीकार न की ओर दे अंत तक पद-पद पर छता से चिरंथघ 
करते रहे, तथापि उनकी निश्छुल निमंयता, धमयुद्धू की भावना, पराजित 
शत्न के प्रति च्माशीर उदारता तथा अनेक अंधविश्वासों ने मिलकर 
उनकी पराजय का कारण उपस्थित कर दिया ओर उन्हें काल की 
विपरीतता के आगे सिर ऋकुकाना पड़ा । 


महमूद गजनवी के बारह ओर मुहम्मद गोरी के दो-तीन आक्रमण 
प्रसिद्ध ही हैं । गजनवी के साथ अछ-बेखनी नामक एक प्रसिद्ध इतिहास- 
कार आया था | उसने अपने आश्रयदाता के संबंध में लिखा है कि उसने 
देश के वेभव को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया ओर अचरज के चे 
कारनामे किए, जिनसे हिंदू धूल के चारों ओर फंस हुए कण मात्र, अथवा 

रोगों के मु ह पर की पुरान जमाने की एक कहानी मात्र रह गए & । 

वास्तविक युद्ध में तो असंख्य बीरों की रूत्यु होती ही थी, उनके 
अतिरिक्त भी प्राय; प्रत्येक नुशंस विजेता हजारों लाखों व्यक्तियों की हत्या 
कर डालता था ओर हजारों को गुज्ञाम वना ल्लेता था। उनकी लूट-पाट 
का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। सरस्वती ओर 
संस्कृति के केन्द्र सी अछते न छोड़े गए। जब वबि> सं> १२२४ 
( सन्‌ ११६७ ) में मुहम्मद बिन-बख़्व्यार ने बिहार की राजधानी पर 
अधिकार किया तब"उसने वहाँ के बृहद बोद्ध-विहार को ध्वंस कर दिया, 
वहाँ के जिस निवासी क्ने पकइ पाया, तलवार के घाट उतार दिया ओर 





& ईश्वरीप्रसाद की मेडीवल इंडिया, पृ० ६२ में दिया हुआ 
अवतरण । 


४ हिस्दी काव्य मैं भिरुण संभदाय' । 


(त्तावलौ? नामक पुस्तक-भवन अग्निशिखाओं को समपित कर दिया, | 
केवल बसख्त्यार ही की यह विनाशकारी श्रवृत्ति रही हो, सो ब्रात नहीं । 
अल-बेख्मी सद्श प्राचीन इतिहास-लेखक भी इस बात का साच्य देता 
है कि हिंदू विद्या और कल्नाएँ देश के डन भागों से जिन पर सुसलमानों 
का अधिकार हो गया था, भागकर डन भागों में चल्नी गई थीं जहाँ 
उनका हाथ अभी नहीं पहुंच पाया था+ | 


जब तक सुसल्मान विजेता लूट-पाट् करके ही लोट जाते रहे, तभी 
तक यह बात न रही, जब मुसलमानों को देश में बस जाने की बुद्धिमत्ता 
का अनुभव होने लगा ओर वे बाकायदा राज्यों को स्थापना करने लगे 
तब भी देश की संतान को अधिक से अधिक चूसने की नीति का त्याग 
नहीं किया गया। जहाँ तक हो सकता था, राज्य की ओर से उनकी 
जीवन-यात्रा कंटकाकीण बना दी जाती थी | उनके प्राण नहीं लिए जाते 
थे, यही उनके ऊपर बड़ी भारी कृपा समझी जाती थी। उनको जीवित 
रहने का भी कोड़े अधिकार नहीं था | सुसलमान शाखक उनका जीवित 
रहना केवल इसलिए सहन कर लेते थे कि उनको मार डालने से राज्य- 
कर सें कमी पड़ जाती ओर राजकोब खाली पढ़ा रह जाता । अपने प्राणों 
का भी उन्हें एक कर देना पइता था जो 'जजिया” कहलाता था। 
सुलतान अत्लाउद्दीन के द्रबार में रहनेवाले क़ाजी मुग़ासुद्दीन सरीखे 
धरमनिष्ठ व्यक्ति को भीः यह व्यवस्था स्वाभाविक और उचित जचती थी% | 


> रेवर्टी-संपादित तबक़ाते नासिरी, भाग १, १० ५५२; ईइ्वरी- 
प्रसाद-मेडीवल इंडिया, पृ० १२७ । 

+ देखो पादटिप्पणी १, पु० ३। 

& त्रणी--+' तारीख फ़ीरोजशाही ; “बिब्लोथिका इंडिका?, 
पृ० २६०१; ईलियंट, १० १८४; ईइवरीप्रसाद--मिडीवल इंडिया, 
पृ० २०८ और ४७५। 


पहला ऋध्याय द 


| 


हेदुओं से वसूल किए जानेचाले कर कम न थे । अलाउद्दीन के राजत्वकाल 
में उन्हें अपने पसीने की कमाई का आधा राऊ-कोष सें दे देना पढ़ता 
था। ऐसी स्थिति में उनके पास इतना भी न बच रहता था कि थे किसी 
तरह अपने कष्टमय जीवन के दिन काट सकते । बरणी के अनुसार; हिंदुओं 
में से जो धनाव्य समझे जाते थे, वे भी घोड़े पर सवारी न कर सकते 
थे, हथियार न रख सकते थे, सुन्दर वस्त्र न पहन सकते थे, यहाँ तक 
कि पान भी ने खा सकते थे । उनकी पत्नियों को भी मुसलमानों के यहाँ 
मजदूरी करनी पड़ती थी७& ! 


अनु, 


हिंदुओं के लिए धार्मिक स्वदंत्रता का तो अश्न ही नहीं उठ सकता 
था। उनके घम के लिए प्रत्यक्ष रूप से घृणा प्रदर्शित की जाती थी। 
देवालयों को गिराना, देवमूर्तियों को तोइना ओर उनको अनुचित . स्थानों 
में चुनवाना आय; अत्येक झुस्लिम विजेता ओर शासक के लिये शोक का 
काम होता था। फ़ीरोजशाह ने ( रा०--१३५७, झू०--१ ३८८ ) इस 
लिये एक बाह्मयण को जीता जला दिया था कि उसने खुले आम हिंदू 
विधि के अनुसार पूजा की थी)८ | फिरिश्ता ने केथन के रहनेवाले बुड्ढन 
नाम के एक ब्राह्मण का उल्लेख किया है जिसकी सिकंदर कोदी के सामने 
इसलिए हत्या कर डाढी गई थी कि उसने जन-समुदाय सें इस बात की 
घोषणा की थी कि हिन्दू धर्म भी उतना ही महान्‌ है जितना पेगंबर 
सुहम्मद का धर्म । कहते हैं कि यह दंड उसे उत्लमाओं की एक समिति 
के निर्शय के अनुसार मिला था। डलमाओं ने उसे झत्यु ओर इस्लाम 
इन दोनों में से एंक को चुनने को कहा था। बुडढ॒न ने आत्मा के हनन 


& “तारीखे फ़ीरोजूशाही”, पु० २८८५; ई० प्र०--मेडीवल 
इंडिया, पृष्ठ १८२-८३;  बिब्लोथिका इ डिका, ४७५। 


# स्मिथ स्टूडेंट्स हिस्टी झाफ़ इण्डिया पष्ठ १२६ ॥ 


। | आ है मेँ कप & 
द हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


की अगेज्ञा शरीर के हनन को श्रेयस्कर समझा, ओर वह मणकर इतिहास 
के पृष्ठों में अमर हो गया ।+- 


इस अकार पठानी सल्वनत के समय तक आदरास्पद राष्ट्रजन 
( सिटिजन ) के समस्त अधिकारों से हिंदू जनता सवंधा वंचित थी। 
उसका निराशामय जीवन विपत्ति की एक लंबी गाथा सात्र रह गया था । 
कोई ऐसी पार्थिव वस्तु उसके पास न रह गई थी, जो उसके अनुभव की 
कटुता सें मिठास का जरा भी सस्मिश्रण कर सकती | उसके लिये भविष्य 
सर्वथा अंधकारमय हो गया था | अंधकार की उस ग्रगाढ़ता सें अकाश 
'की ज्षीण से क्ञीण रेखा भी न दिखलाई पड़ती थी । 
किंतु हिंदू-धर्म को केवल सुसलमानों के ही नहीं, स्वयं हिंदुओं के 
अत्याचार से भा बचाना आवश्यक था। अपने ऊपर अपना ही यह 
अत्याचार हिंदू-सुस्लिस-संघ्ष से प्रकाश सें आया | 
३, बर्णो-व्यवस्था हिंदुत्व ने इस बात का प्रयत्न किया है कि सामाजिक” 
की विषमता हो अथवा राजनीतिक,- कोई भी धर्म व्यक्तिगत 
' छीनामपटी का विषय होकर सामाजिक शांति में ' 
बाधक न बने । इस दृष्टि से उसमें , मनुप्य-मनुय्य के कार्यों की मर्यादा. 
'पहले हो से अतिष्ठित कर दी गई है । यही वर्ण व्यवस्था है, जिससें 
गुणानुसार कर्सो का, विभाग किया गया है । इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य 
' के गुण बहुधा परिस्थितियों के ही परिणाम होते हैं ।| अतएव धीरे-धीरे 
वर्ण का जन्म से ही माना जाना स्वाभाविक था, क्योंकि प्ररिस्थितियाँ जन्म 
'से ही प्रभाव डालना आरंभ कर देती हैं | परन्तु इसका यह अभिम्नाथ नहीं 
कि जन्म से पडनेवाला प्रभाव माता-पिता के गुणों का ही होगा अथवा 
यह कि जन्म से पड़नेवाले प्रभाव अन्य प्रबल्लनर अभावषों के आगे मिट 
नहीं सकते | परंतु धीरे-धीरे भारतीय इस बात को भूल गए कि कभी- 


| अलनसककक७... 3 कमा मम५थाकानअपत तिनियय-॑ीननननानन-कनन-नणन कननन न नन न लिन न न बन लगन लनननगणिप गन ए गण गति लिशिपगग गगन गधा ट गए एए"तएएएणएण 


न ईदव रीप्रसाद--- मिडीवल इंडिया, पृष्ठ ४-१ ८२ | 


पहला अध्याय ७ 


कभो नियमों का ठोक-ठोक पालन उनको तोड़कर ही ,किया जा सकता 
है। नियनीं के भो अपवाद होते हैं, यह उनके ध्यान में न रहा | इसका 
परिणाम यह हुआ कि हिदत्व के धार्मिक नियमों का वास्तविक अशभिगम्राय 
दृष्टि से ओकल हो गया और समस्त हिंदू जाति केवल शब्दों की अनु- 
गामिनी बन गई | जो नियस समाज सें शांति, मर्यादा और व्यवस्था 
रखने के लिये बनाए गये थे, वे इस प्रकार समाज में वेषस्य ओर क्र रता 
के विधायक बन गये | जीवन के कार्य-क्रम के चुनाव में व्यक्तिगत अवृत्ति 
का प्रश्न ही न रहा | जिस वर्ण में व्यक्ति-विशेष ने जन्म पा लिया, उस 
वर्ण के निश्चित कार्य-क्रम को छोड़कर और सब मार्ग उसके लिये स्चदा 
के लिये बंद हो गए | उद्यम का विभाजन तथा कार्य-ब्यापार में कौशल- 
प्राप्ति का उपाय न रहकर वर्ण-विभाग सामाजिक विभेद हो गया । जिसमें 
कोई उच्च ओर कोई नीच समम्का जाने लगा | शूद्र, जो नीचतस वरण 
में थे, सम्य-समाज के सब अधिकारों से बंचित रह गए | वेद ओर 
धम्शास्त्रों के अध्ययन का उन्हें अधिकार न था। उनसें से भी अंत्यजों 
के लिये तो देव-दर्शन के लिये मंदिर-प्रवेश भी निषिद्ध था | उनका स्पश 
तक अपविन्न समर्ा जाता था ।.... - /थ 

शताब्दियों तक इस दशा में रहने के कारण शूद्रों के लिये यह 
सामान्य ओर स्वाभाविक सी बात हो गई थी । इसका अनोचित्य उन्हें 
एकाएक खटकता न था | परंतु सुसलमानों के संसर्ग ने उन्हें जागरित 
कर दिया ओर उन्हें अपनी स्थिति की वास्तविकता का परिश्ञान हो 
गया । सुसलसान-मुसलमान में कोई भेद-भाव न था| उनसें न कोर 
नीच था, न ऊँच # मुसलमान होने पर छोटे से छोटा व्यक्ति अपने 
आपको सामाजिक दृष्टि में क्रिसी भी दूसरे सुसल्लमान के बराबर ससममझ 
सकता था | अहल्ले-इस्लाम होने के कारण वे सब बराबर थे | पर हिंदू 
धर्म सें यह संभव न था। 

इस प्रकार के घणाव्यंजक विभेदों को हिंदू समाज में रहने देना 


हिन्दी ७ $॥# ५ | 
ल नदी काव्य सें निरगुण संप्रदाय हि 


क्या उचित है ? अत्येक विचारशील व्यक्ति के आगे सारी परिस्थिति इस 
महान्‌ प्रश्न के रूप में उठ खड़ी हुई | शूद्रों के लिये तो यही एकमात्र 
समस्या थी जिसकी ओर उच्च वर्ण के ल्लोग गहरे प्रहारों के द्वारा 
रह रहकर उनका ध्यान आक्ृष्ट किया करते थे | सतारा के संत नामदेव 
को लोगों ने किस प्रकार, यह मालूम होने पर कि वह जात का छीपी 
है, एक बार मंदिर से निकाल बाहर किया था, इस बात का उल्लेख 


स्वयं नामदेव ने अपने एक पद सें किया है ।& 


राजनीतिक उत्पातों के कारण जो अच्यवस्था ओर हाहाकार उत्तर 
भारत में मचा हुआ था, उससे अभो दक्षिण बचा था। राजनीतिक 
दृष्टि से वहाँ कुछ शांति का साम्राज्य था ओर धार्मिक 

७, भगवच्छुर- जीवन नवीन जागर्ति पाकर अत्यंत कमंण्य हो उठा 
शागति था । बुछू के निरीश्वरचादी सिद्धांतों ने जन समाज के 
हृदय सें जो शून्यता स्थापित कर दी थी, उसकी पूर्ति 

शंकराचाय का अब तवाद भी न कर सका था। अतएथ छोगों की रुचि 
फिर से प्राचीन ऐकंतिक धर्म की ओर मुड़ रही थी जिसका प्रवतन संभवत; 
बद्रिक्राश्रम में हुआ था। उपास्य देव को ऐकांतिक प्रेम का आलंबन 
बनानेवाले इस नारायणी धर्म में जनता ने अपने हृदय का आकर्षण पाया। 
गोपाल कृष्ण ओर बासुदेव कृष्ण ने मिलकर इससें एक ऐसे स्वरूप को 
जनता के सामने रखा था, जिसमें प्रेम-पवणता ओर रीति-निषुणता की 
एक ही व्यक्ति सें वह अनुपम संसृष्टि हो गई, जिसकी ओर दृष्टिपात करते ही 
जन-समुदाय के हृदय में प्रेम ओर विश्वास एंक साथ जागरित हो गया। 
कृष्ण ने जनता के हृदय के कोमल ठंतुओं का ही स्पर्श नहीं किया था, 





# हँसत खेलत तेरे देहुरे आया। भक्ति करत नामा पकरि उठाया । 
हीनड़ी जाति मेरी जाद भराया। छीपे के जनमि काहे को आया |॥। 


“मभादि-प्रथ, पृष्ठ ६२६ 


पहला अध्याय 8 


उनके हृदय सें अपनी सुरह्तता की दृढ़ भावता भी बद्धमूल कर दो थी | 
कृष्ण के प्रेम सें जनता ने अजन के समान ही अपने आपको सुरह्ित 
सममा । ईसा के चार सो वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में रहनेवाले 
यवत राजदूत मेगास्थनीज ले जिस 'दिरंकक्‍्लीज! ( हरि>कृष्ण ) को उन 
शोरसेनियों का उपास्य देव बतल्ाया जिनके देश में सथुरा नगरी 
अवस्थित है ओर यमुना प्रवाहित होती ह', वह कृष्ण ही था। पांचरात्रों 
के द्वारा गृहीत होने के कारण यह ऐकांतिक धम पाचरात्र ओर सात्वतों 
के कारण सात्वत घम कहलज्नाया । नारायण के साथ एकरूप होकर, 
कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाने लगे थे इसलिए वह वेष्णव धर्म 
कहलाया । इनके भगवान्‌ या भगवत्‌ कहलाने से इस घर्म दी भागवत 
संज्ञा भी हुईं । ईसा से १४० वर्ष पूच तत्शि्ञा के यवन राजा एंटि- 
आल्काइडस का राजदूत, डिओस का पुत्र हेल्ओोडोरस जो विदिशा 
के राजा कारिपुत्र भागभद्र की सभा में रहता था, भागवत था। उसने 
“दुवदेव वासुदृव का! गरुइध्वज-स्दंस बदायाया था जिस पर उसने 
अपने आपको स्पष्टरया भागवत लिखा था& | गुप्त-राजकुल, जिसका 
समय चोथी से आठवीं शताब्दी तक हे, वेप्णव था । गुप्त राजा अपने 
आपको परम-सागवत कहा करते थे | उनके सिक्‍के तथा बिहार, मथुरा 
ओर मभिटारी के उनके शिलालेख इस बात के साक्षी हैं+- । 


चोल मंडल ८ कारोसंडल् ) दट पर बेंगी के पढ्लवों के शिलालेखों 


% देवदेवस वासुदेवस गरुड्ध्वजे अय॑ 
कारिते इश्च हेलिओोदो रेस मागवतेन 
” दियसपुत्रे रा तखसिलाकेन योनदूतेन 
अश्गतेत महाराजस अंतलितस उपंता सकास 
रजो कासिपुत्रस भागभद्रस च्रातारस । 
न कनिघम-- भ्राकला जिकल सर्वे, भाग १, प्लेट १७ और ३० । 


१० हिन्दी काव्य में निंगंण संग्रराय ह 

से पता चलता है कि चोथी-पाँचवीं शवाब्दी के पत्चव राजाओं में 
भी भागवत धर्म का सम्मान था & । गुजरात के वल्लभियों के सम्बन्ध 
में भी यही बात कही जा सकती हैं| उनके छुठी शताब्दी के शिलालेख 
से यह बात स्पष्ट हे । सातवीं शताब्दी में बाणमट्ट ने अपने हर्षचरित 
में पांचरात्र ओर भागवत दोनों का उल्लेख किया है। 


शद्भुर-दिग्विजय के अजुसार शंकर को पांचरात्र ओर भागवत दोनों 
से शाख्राथ करना पड़ा था [ शंकर का समय कोई सातवीं शताब्दी 
मानते हैं ओर कोई नवीं । 

दक्षिण भारत में यह नारायणीय भागवत धर्म कब अचारित हुआ, 
इसका कोई स्पष्ट अनुमान नहीं किया जा सकता । हाँ, इतना कहा जा 
सकता है कि अत्यन्त प्राचीन काल सें ही वह वहाँ पहुँच गया था ; ओर 
दलवीं शताब्दी सें यद्यपि शव घम के अम्रुख स्थान को वह नहों छीन 
सका था, फिर भी बछुमुल तो अवश्य हो गया था। तामिलभूमि के 
आलवार संतों को हम इस शताब्दी से पहले ही पूर्ण चेष्णव पाते हैं । 
वष्णव धर्म का अनुगमन वे केवल शब्दों द्वारा ही नहीं करते थे, भ्रत्युत 
वह उनके समस्त जीवन में व्याप्त था । इन आल्ववार संतों ने सीधी- 
सादी तामिल भाषा की कविताओं में अपने हृदय के स्वाभाविक उद्धारों 
को प्रकट किया है। अंतिम असिद्ध आलवार शट्गोप अथया नम्मालवार 
था जिसके शिष्य नाथद्भुनि ने आलवारों की चार हजार कविताओं का एक 
बृहत्‌ संग्रह अस्तुत किया था। इस संग्रह का तामिल्न में वेद्तुल्य 


आदर हे | 
नाथझ्जुनि से आलवारों की शाखा समाप्त हो जाती है ओर प्रसिद्ध 
आचायों की शाखा आरम्भ होती हे । आलवार साय: नीची जातियों के 
५ कर न पक, 
होते थे परन्तु ये बंष्णव आचायगण उच्च ब्राह्मण कुल के थे। नाथमुनि 
$ इऐ्डयन ऐंटिक्वेरी, भाग ५, पु० ५१ और १७६। 


ता 


पहला अध्याय ११ 


(वि० सं० १०४२-१ ०८७; सन्‌ &८५-१०३० है० ) परम कृष्णभक्त थे । 
कृष्ण के जन्प्र-सम्बन्धी समस्त स्थानों के उन्होंने दशन किए थे। सथुरा- 
वृन्दावन, द्वारका आदि स्थानों की यात्रा करके जब वे लोट तो अपने 
नवजात पोत्र का उन्होंने यम्ुना-तट-विहारी की यादगार में याझ्न नाम 
रखा | यामुनाचार्य अपने पितामह से भी बड़ा पंडित हुआ। वह 
चोलराज का पुरोहित था । राजा ने एक बार साँप्रदायिक शाखा सें 
अपना राज्य ही दाँव पर रख दिया था| उस अवसर पर विजय ग्राप्त 
कर यामुन ने अपने स्वामी की आन रखी थी । पितामह के मरने पर 
यामुन संन्‍्यासी हो गया और बड़े उत्साह से वेष्णव धर्म का प्रचार 
करने लगा । परन्तु वेष्णव धर्म को व्यवस्थित करने में इन दोनों से 
अधिक सफलता रामाजुज़ को हुईं जो बाद को नामानुसार लक्ष्मण 
ओर शेषनाग के अवतार माने जाने लगे। रामानुज भी दूसरी शाखा 
से नाथमुनि के प्रपीत्र थे | उनकी शिक्षा-दीज्ञा शॉंकर अद्वंत के आचार्य 
यादवप्रकाश के यहाँ हुई थी। अद्वेववाद उनके मनोलुकूल न था, 
इसलिये याद्वप्रकाश से उनकी निभी नहीं। यामुनाचाय ने उन्हें अपने 
पास बुलाया, परन्तु उन्हें श्री संग्रदाय में दीक्षित करने के लिये' वे जीवित 
न रह सके | रासानुज को केवल उनके शव का दशन हुआ | 

श्री वेष्णव संप्रदाय की आधारशिला विशिष्टाद्नेत को, जिसे नाथमुनि 
ने तेयार किया था, रामानुज ने दृढ़ रूप से आरोपित कर दिया। 
वेदांत सूत्र पर उनका श्रीसाष्य बहुत असिद्ध हुआ। गीता ओर 
उपनिषदों के भी उन्होंने विशिशष््वेती भाष्य किए। इन भाष्यों में 
उन्होंने शंकर के मायावाद का खंडन किया ओर साया को बचह्म में 
निहित मानकर उससें गुणों का आरोप कर लिया जिससे तत्त्व रूप से 
भी भक्ति के लिये हंढ़ आधार निकल आया | यदि ब्रह्म सें ही गुणों का 
अभाव है, वह तस्वतः करुणावरुणालय नहीं हे, तो हईैश्वर ही में गुणों 
का आरोप कहाँ से हो सकता है ? भक्त का उद्धार ही केले हो सकता 


तक 


श्श्‌ हिन्दी काव्य में निगण संप्रदाय ५ 


की, 


है ) शंकर के झूखे अह तवाद से ऊबे हुए लोगों को यह विचारधारा 
अत्यंत आकष्रक प्रतीव हे | बड़े-बड़े अतिवादियों को शाखाथ में 
रामानुज के आगे सिर कुकादा पड़ा | नृप्तिगण उनके शिष्य होने लगे | 
उन्होंने बीसियों मंदिर बनवाएु ओर शीघ्र ही उनके भक्तिमूलक सिद्धांतों 
का जन समाज में प्रचलन हो गया । 

यादवाचल पर नारायण की मूर्ति की स्थापना के साथ रामानुज ने 
भक्ति की जिस धरा को ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया वह समय 
पाकर देश को एक ओर से दूसरे छोर तक श्लावित करती हुई बहने 
लगी । उनच्चनतमनाओं का एक समूह, जिनके हृदय सें परमात्मा की दिव्य- 
ज्योति अपनी पूर्ण आभा से जगमगा रही थी, इस प्ञावन के विशेष 
कारण हुए । 

रामानुज का समय बारहवीं शत्ताब्दी माना जाता है | रामाजुज 
ही के समय में घिबाक ने अपने में भेदासेद के सिद्धान्त को लेकर 
वेष्णवमत की पुष्टि की। निंबाक॑ भागवत-कुल में उत्पन्न हुए थे। 
उन्होंने राधाकृष्ण की उपासना को आ्राधान्य दिया ओर दृन्दावन 
में आकर प्राचीन स्मृतियों के बीच अपने राधाकृप्णमय जीवन को 
साथंक समम्का ! 


कर्णाटक और गुजरात में आनंदती् ( मध्व ) ने वि> सं० ११९७ 
से १३३२ ( सन्‌ १२०० से १२७९ ढे० ) के बीच अपने हूं तवाद के 
द्वारा उपास्य ओर उपासक के लिए पूर्ण स्थूल आधार निकालकर वेष्णव 
भक्ति का ग्रचार किया । ह 

महाराष्ट्र सें पंढरपुर का विडोबा का सब्दिश वेष्णव धर्म के प्रचार 
का केन्द्र हो गया। ग्यारहवीं शताउ्दी में सुकंदराज ने अब्तमूलक 
सिद्धांतों को छ्ोकर बंप्णब धर्स का समर्थन किय€। नामदेव, हानदेच 
आदि पर स्पष्ट ही उसका ग्रभाव पड़ा था| 

बंगाल में चंतत्वदेव ( सं? १४४२-१४६० ) और उनकी शिप्य- 


चला अध्याय १३ 


मंडलो ने भक्ति को उनन्‍्मादकारिणी विहलता में जन-समाज को भी 
पागल बता दिया | 

उत्तर में राघवानंद ओर रामानंद तथा वल्लभाचाय के अयत्न से 
वेप्णव भक्ति का प्रवाह सर्वग्रिय हो गया | राघवानंद रामानुजी श्रीयप्णव 
थे ओर रांमानंद उनके शिप्य, जिनका अलग ही एक संग्रदाय चला | 
गोसाई तुलसीदास उन्हीं के संप्रदाय सें हुए | रामानंद ने सीताराम की 
भक्ति का अतिपादन किया ओर बह्लभ ने शुद्धाह्न त और पृष्टिमाग को 
लकर राधा-कृष्ण की भक्ति चलाइ | 

ठीक इसी समय उत्तर भारत के हिंदुओं को झुस्लिम-विजय के 
कारण समस्त विरक्तिमय धर्मों के उस मूल सिद्धांत का अपने ही जीवन 
में अनुभव हो रहा था, जिसके अनुसार संसार केवल दुःख का आगार 
मात्र हे। उस समय वें ऐसी परिस्थिति में थ्रे जिसमें संसार की 
अनित्यता का, उसके खुख ओर वेभव की विनश्वरता का स्वाभाविक रूप 
से ही अनुभव हो जाता है| अतणएव अत्याचार के नीच पिसकर विपत्ति 
में पड़े हुए हिंदुओं ने सांसारिक सुख ओर विभव से अपनी दृष्टि 
मोड ली, ओर उस एकमात्र आनंद को प्राप्त करने के लिए जिससे 
उन्हें वंचित रख सकना किसी की सासथ्य .सें नहीं था, वे चंपष्णव 
आचार्यों द्वारा प्रचारित इस भक्ति की घारा में उत्सुकता के साथ डुबकी 
लगाने लगे | 

इस आनंद का उद्बक देश के विभिन्न भागों से कवियों डी मधुर 
वाणी सें छुलक-छुलककर बहने लगा। बंगाल से उम्रापंति (१०९० वि+ 
सं० ) ओर जयदेव ( १२२० वि० सं ) अपने हृदय के स॒दुल्ल उद्गारों 
को दिव्य गीतों म पहले ही प्रकट कर चुके थे | जयदिव के जगठ्मसिद्ध 
गीतगोचिंद के राधामूधव के क्रोड़ा-कलापों की अ्रतिध्वनि संथिल कोकिल 
विद्यापति ( १४९४० वि० सं० ) की कोमल-कांत 'पदावल्ो? सें सुनाई 
दी। ग्रुजरात में नरसी मेहता ने, मारवाड सें मीराबाई ने, मध्यदेश में 


श्षट हनन्‍्दी काव्य में निगण संप्रदाय » 


सूरदास ने ओर महाराष्ट म॑ झानदेव, नामदेव ओर तुकाराम ने इर्स 
भक्तिमूलक आनंद की अजख वर्षो कर दी 

इससे हिंदुओं को प्रतिरोध की एक ऐसी निब्किय शक्ति प्राप्त हुई, 
जिसने उन्हें भय की उपेक्षा, अत्याचारों का सहन ओर _ग्राणांदक कष्टों 
को सहते हुए भी जीवन धारण करना सिखाया। इस अकार जो जाति 
नराश्य के गत सें पड़कर जीवन की आशा छोड़ चुकी थी, उसने चह सत्त्व 
संचय कर लिया जिसने छीण होने का नाम न लिया | 

भगवान्‌ के दिव्य सौंदय से उदय होनेवाला आजंदातिरिक निष्क्रिय 
शक्ति का ही रूप धारण करके नहीं रह गया। उसने दुत्य-विनाशिनी 
क्रियमाण शक्ति का रूप भी देखा | तुलसीदास ने पुरानी कहानी में 
'इसी अनंत शक्ति से संयुक्त राम को अपने अमोच बाण का संधान किए 
हुए अन्यायी रावण के विरुद्ध खड़ा दिखाया। भक्त-शिरोमणि समर्थ 
रामदास ने तो आगे चलकर शिवाजी में वह शक्ति भर दी, जिसने 
शिवाजी को भारतीय इतिहास मे एक विशिष्ट स्थान दिल्ला दिया | 

परंतु वेष्णव आंदोलन से भी परिस्थिति की सब आवश्यकताओं 
की पूर्ति न हुई। घटनाओं के प्रवाह ने जिन दो जातियों को 

भारत में ला इकहा किया, उनके बीच सावंबत्रिक 
४. सम्मिलन विरोध था। विजेता ओर विजित सें स्थिति का कुछ 
का आयोजन अंत तो होता-ही है, परंतु इन दोनों जातियों के 
बीच ऐसे धार्मिक विरोध भी थे जो विजेताओं को 

अधिकाधिक दुष्यवहार ओर अत्याचार करने की प्रेरणा करते थे। 
, सुस्लिम विजय केवल मुस्लिम राजा की विजय न थी, बल्कि मुहम्मद 
की विजय भी थी । इस्लाम की सेना केवल अपने राजा के राज्य-विस्तार 
के उद्देश्य से नहीं लड़ रही थी, बल्कि दीन” के प्रसार के लिये भी | 
अतएव यह दो जातियों का ही युद्ध न था, दो धर्मों का युद्ध भी था| 
हिंदू मूतिपूजक था, सुसलमसान - मूर्ति-भंजक | हिंद बहुदेववादी था पर 


पहला अध्याय श्श्‌ 


सुसलसान के लिये एक अह्लाह को छोड़कर, मुहम्मद जिसका रसूल 
है, किसी दुसरे के सामने सिर छुकाना कुझू था, ओर कुझू के अपराधी 
काफ़िर की हत्या करना घासिक दृष्टि से अभिवंदनीय समम्या जाता था, यहाँ 
तक कि हत्यारे को गाजी की डपाधि दी जाती थी | इस सम्मान के लिए 
येक अहलजें-इस्लाम लालायित रहता रहा होगा | अवणुव कोई आश्चय 
नहीं कि हिंदुओं पर मुसलमानों का अत्याचार उतार पर न था आर न 
मुसलमानों के प्रति हिंदुओं की हो वह “घोर घृणा” कम हो रही थी, 
जिसके अल-बेख्नी को दर्शन हुए थे&/ । इस प्रकार इन दो जातियों के 
बीच दंष का विस्तीण समुद्र था जिसे पार करना अभी शेष था | 
सौभाग्य से दोनों जातियों में ऐसे भी महामना थे, जिनको यह 
अवस्था शोचनीय ग्रतीत हुईं | वे इस बात का अनुमव करते थे कि न 
तो मुसलमान इस देश से बाहर ख़ेंडे जा सकते हैं ओर न घम-परिवतन 
अथवा हत्या से हिंदुओं की इतिश्री ही की जा सकती हैं । उस समय 
की यही स्पष्ट औवश्यकता थी कि हिंदू ओर सुसलमान अड्ेसी-पड़ोसी 
की भाँति रेस ओर शांति से रहें ओर इन डदारचताओं को भी इस 
आवश्यकता का स्पष्ट अनुभव हुआ | दोनों जातियों के दूरदर्शी विरक्त 
महात्माओं को, जिन्हें जातीय पक्षपात छू नहीं गया था, जिनको दृष्टि 
तत्काल के हानि-ल्ञाभ सुख-दुख ओर हष-विषाद के परे जा सकती थी, 
इस आवश्यकता का सबसे तीघ्र अनुभव हुआ ९ असिद्ध योगिराज गुरु 
गोरखनाथ)८ ने--जिनका समय दसवीं शताब्दी के लगभग ठहरता ह--- 
क्रान में प्रतिपादित बलात्कार का निषेध करनेवाले उस दिव्य घविद्धांत 
को सुसकतमानों क्ले हृदय पर अंकित करने का प्रयत्न किया है, जिसका 


'अरसेनननलमसक्कननान५५4५५०७५+भककननवननननननतिनिनियि नियम वि ननन-++ नली फकननननननननन न कक 





4 ई० प्र ०-- शिडीवल इंडिया . पृ० €२ । 


२ गोरखनाथ संबंधी अपने अनसंधान का में एक अलग निज्रध में 
समावेश कर रहा हू । 


ड् ४ 
१६ ... हिखी काव्य में निगुण संप्रदाय । 


बिक 


पोछ्े उल्लेज किया जा चुझा है । एड झाजो हो संयोवित करके उन्होंने 
कहा था कि “हे काजी ! तुम व्यर्थ झुहस्मद मझुहस्समद न कहा करो | 
मुहम्मद को समझ सकता बहुत कठिन है, सुहम्मद के हाथ में जो छुरी 
थी चह लोहे अथवा इस्पात की बती नहीं थी & |” अर्थात्‌ वे प्रेम 
अथवा आध्परामिक गाकर्षण से लोगों को वश में करते थे । हिमालय 
में प्रचक्षित मंत्रों में इस बात का उर्जेख हू कि सहात्मा गोरखनाथ ने 
हिंदू मुसज्ञमान दोनों को अपना चेजा बताया था. | बाबा रतन हाजो 
उनका सुसक्षमान चेज्ना माजूम पहइता है, जिसने मुहम्मद नामक किसी 
मुसलमाव बादशाह को अब्रोधित करते हुए 'काफिर बोध” नासक पद्य- 

अन्ध लिखा था, जो आजकल कहीं गोरखनाथ ओर कही। कबीर का माना 
जाता है। 'काफिर-बोधः में यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि 
हिंदू और सुपज़मान में सेद-भाव नहीं रखना चाहिए, क्‍योंकि जिस बिंदु 
से हिंदू-सुसजमान पंदा होते हैं, वह न हिंदू ह, न सुसलसान । हिंदू. 
सुपज्ञमान दोनों एक ही परमात्मा के सेवक हैं, अतएंव हम जोगी किसी 
से पत्तयात नहीं रखते+-] 





# मुहम्मद मुहम्मद न कर काजी मुहम्मद का विषम विचार | 
मुहम्मर हाथि करद जे होती लोहे गढ़ी न सारं।॥ 
-“ जोगेश्वरी साखी ”, ८, पौड़ी हस्तलेख । 
४ हिंदू मुसनमान बाल गुदाई । दोऊ सहरथ लिये लगाई ॥॥ 
“+ रख्वाली | 
न जिस पाणी से कुल आलम उतपानां । 
ते हिन्दू बोलिए कि मुसलमानां ॥ र२०॥.. 
हिन्दू मुसनमान खुदाई के बंदे । ई 
हम जोगी ना रखें किस ही के छंदे ॥ ६ ॥। 
-“ पोड़ी हस्तलेख, पु० २४३ 


पंट्टला अध्याय 4०] 


“ खगभग दो शताब्दों के बाद चष्णव साथु रामानन्द ने कबीर 
नाम एक मुसलननान युवक्र को अयना चेला बनाया, जिसके भाग्य 
में एक बड़े भारो ऐक्प्र-अल्‍न्दोलन का प्रवर्तक होना लिखा था। 

स्वयं मुसलमानों में ऐसे क्वोगों का अभाव न था जो हिन्दू-मुस्लिम 
विद्वष के अने:वित्य को देख सकते | उनमें प्रमुख सूफ्षी फकीर थे 
जिनकी विचार-धारा हिन्दुओं के अधिक मेल म॑ थो | 

६. हिंदू विचार- सूफी मत का उदय अरब सें हुआ था। अरब और 
धारा ओर सूफी भारत का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत आचीन है | इतना 
धर्म. तो पाश्चात्य विद्वान भी मानते हैं क्रि अरब और 
भारत का व्यापार-सम्बन्ध ईसा के १०८६ वर्ष पूर्व 

से हे&। बोद्ध धर्म ने अशोक के राजत्व-काल में भारत की पश्चिमोत्तर 
सीमा को पार कर लिया था। महायान धर्म, जिसमें छुद्ध धर्म ने 
भक्तियोग, ' दशनशासत्र को बहुत कुछ शअ्रपना लिया था, ईसा की 
पाँचवीं शताब्दी मे पश्चिमोत्तर भारत से बाहर कदम रख चुका था। 
' फाहियान को खूटान में उसके दुशन हुए थे। डाक्टर स्टीन की खोजों से 
फाहियान का समथन होता है | हैं० सन्‌ ७१२ में अरबों ने सिन्ध-विजय 
की | अरब विजेता भारत से केवल लूट-पाट का साल ही नहीं ले गए, 
प्रत्युत भारतीय संस्कृति में उन्हें जो कुछ सुन्दर ओर कल्याणकर मिल्ना, 
उससे भी उन्होंने लाभ उठाया। भारतीय संस्कृति, भारतीय विज्ञान, 





& लंदन की रायल सोसाइटि आँव झट के भारतीय विभाग के 
सामने कप्तान पी० जॉन्स्टन सेंट का दिया हुआ ऐन आउट-ल्ाइन ऑँव 
दि हिस्टरी श्रोच मेडिसिन इन इंडिया ( भारतीय ओऔषध-विज्ञान के 
इतिहास की रूप-रेखा ) शीर्षक सर जा बड्डउड-स्मारक व्याख्यान, 
जिससे कुछ अवतरण हिन्दू युनिवर्सिटी मेंगेजीन भाग २६, चं० हे, पृ० 
२३० में और उसके आगे के पृष्ठों में छपे थे । 


#५ ० ॥ 
श्द हिन्दी काञ्य में निगुण संप्रदाय 


मारतीय दर्शन सबका उन्होंने समादर क्रिया ओर अरब को ले गएं। इसी 
शताइी में, अरब से, सूफी मत का उदय हुआ । सूफी शब्द का पहला 
उल्डेख सीरिया के जाहिंद अवृहसन की रचनाओं सें मिलता है, जिसकी 
सत्यु ई० सनू ७८० मे हुडु>ऊ | सन्‌ ७२६ से ८०६ तक बगदाद क 
अब्बासी सिंहासन पर मंसूर ओर हारू रशीद सदश उदार खल्लीफा बठे 
जिन्होंने विद्या और संस्कृति को अपने यहाँ उदारता-पूर्ण प्रश्रय दिया । 
झपने बरामका मंत्रियों की सलाह से उन्हें इस सम्बन्ध में बड़ी सहायता 
मिलती थी। बरामका जोग पहले बोद थे, पीछे से उन्होंने इस्लाम धर्म 
को ग्रहण कर लिया» | उनका भारतीय संस्कृति से आकृष्ट होना स्वाभा- 
बिक ही था। सन्‌ ७६० से ८३० तक याहिया बरामकी मन्‍्त्री रहा । 
उसने एक योग्य ब्यक्ति को भारतीय धर्मों ओर भारतीय चिकित्साशासतर 
का अध्ययल ओर अन्वेषण करने के लिये भारत भेजा | इस व्यक्ति 
ने अध्ययन और अन्वेषण से जो कुछ पता लगाया, उसका लंबा-चोड़ा 
विवरण ल्षलिखा | यद्यपि यह विवरण अब ल्षम्य नहीं हे, तो भी उसका 
संदेप इब्न नदीम की कितावुल फेहरिस्त में सुरक्षित है । इब्न नदीम 
ने विवरण के लिखे जाने के ७०-८० वर्ष बाद अपना संक्षेप तेयार 
किया था-- | इस संछेप से पता चल्कता हे कि इस विवरण के लेखक ने 
हिंदू धर्म के सिद्धांदों के दार्शनिक भ्ूत्र तत्त्व को अच्छी तरह से समर 
दिया था। अरबों को छिंदू-धर्म का साधारण ज्ञान तो पहले ही से रहा 
होगा, अन्यथा वे उसके अगाद परिचय के लिये लालायित न होते । 
कहना न होगा कि भारत में घम॑ ओर दर्शन का अन्‍्योन्याश्रय-संबन्ध 
है। सूफी घ्म पर शंकर के कट्टर अद् त बेदांत का असर नहीं दिखाई 


न 
५3४७४७४४७४ ७७७ ७७४७४४७७७७४#७७७#७छ कथा सडर विगत, 


$ भझवारिफल मश्रारिफ़ ( अंगरेजी अनवाद ); पृ० १। 
> नदवी--अरब और भारत के सम्बन्ध, पु० ६४। 
- नदवी--अ्ररब श्रोर भारत के संबंध, पृ० १६७। 


: पहला अध्याय १६" 


दुता हे, इससे यह परिणास्त न निकालना चाहिए कि सूफी विचारधारा 
के निर्माण सें हिंदू विचारधारा का कोड़े हाथ नहीं ह। भारत में भी 
देदांत के'अंतर्गत शांकर मत का विकास बहुत पीछे हुआ | संभव हे, 
ग्तोस्टिसिज्म ओर नियों-प्लेटानिज्म ने भी सूफी मत के ऊपर अभाव 
डाला हो । परंतु मिस्टर पोकाक ने अपनी पुस्तक इंडिया इन ग्रीस 
€ यूनान में भारत ) में दिखलाया हैं कि यूतान भारतीय अभाव से 
ओव-ओत है । कुरान ने विरक्ति का निषेध किया है । इसके विरोध में 
जिन कुछ लोगों ने मिलकर सन्‌ ६२३ म॑ तपोमय जीवन बिताने का 
निश्चय किया, उन्हें खुफी मानना भी ठीक नहीं । सूफी सत की विशेषता 
केवल तपोसय जीवन न होकर परमात्मा के प्रति अनन्य ग्रेम-भावना 
है, जिससे समस्त संसार उन्हें परमात्मा-म्र माजूम होता हे। जिसके 
आगे अंध-विश्वास ओर अंध-परंपरा कुछ भो नहीं ठहरने पाते आर 
जिसका आधार अब तमूलक सर्वात्मवाद है । 
जो हो, इस बात को सब विद्धान्‌ मानते हैं कि सूफी मत का दूसरा 
उत्थान, जिसकौ विकास फारस में हुआ, अधिकांश में हिंदू प्रभावों का 
परिणास है । यहाँ पर हमारा उसी से अधिक संब्ध हे । 
श्ि ' इस प्रकार सूफी मत का उदय अरब सें ओर विकास फारस में 
*बहुत कुछ भारतीय संस्कृति के प्रभाव से हुआ | उनका अदब्ठ तमूलक 
सर्वात्मवाद भारतीय दर्शन का दान है। नियोप्लेटोनिक सिद्धांतों ने 
उनकी दाशनिक तृषा को उभाड़ा अवश्य होगा, «परंतु उनके सिद्धांतों के 
अध्ययन से जान पड़ता है कि उसकी शांति भारतीय सिद्धांतों से ही 
हुईं | जन्मांतरवाद, चिरक्त जीवन, फरिश्तों के श्रति पूज्य भाव € बहु 
देव-वाद ) ये सब्न इस्लाम के विरुद्ध हैं ओर सूफी सं्दाय को बाहरी 
संसर्ग से ग्राप्त हुए हैं । इनमें से विरक्त जीवन तथा फरिश्ता-पूजन में 
ईसाई प्रभाव मानना ठीक है परन्तु जन्मांतरवाद स्पष्ट ही भारतीय है । 
उनका 'फना! भो बोछ “निर्वाण” का अतिरूप है| परंतु बोदध निर्वाण 


हिन्दो ३ अब $ 
२० हन्दी कात्य में गुण संप्रदाय 


कौ तरह स्वयं सत्य न होकर वह 'मनमरण? के द्वारा ढ तभावना का 
नाशकर 'बक़ाः अथवा “अपरोत्ञानुभूति” का साधन है। असिद्ध सूफी 
फकीर बायजीद ने 'फ़ना' का सिद्धांत अबू अली से लिध में सीखा था । 
अबू अक्की को अ्रयायाम की विधि भी मालूम थी, जिसे थे पास-ए-अन- 
फ़ास कहते थे। सूकियों पर भारतीय संस्कृति का इतना प्रभाव पड़ा 
था कि उनके दिल की मूर्ति के लिये भी विरोध न रह गया था ओर 
बुत” के परदे में भी खुदा को देख सकते थे। प्रभाव. चाहे जहा से 
आया हो, इतना स्पष्ट है कि हिंदू विचार-परंपरा ओर सूफो विचार- 
परंपरा में अत्यंत अधिक समानता थी । 
विचार-परंपरा की इस समानता ने स्वभावत्ः उन्हें हिंदुओं की ओर 
श्र,कृष्ट किया | उन्‍्हंने हिदओं से खूब मेल-जोल बढ़ाया । हिंद साथुओं 
का उन्हें सत्संग शत हुआ, हिंदू घरों से भी उन्होंने मिक्षा ग्राप्त की । 
हिंदुओं के जीवन को उन्होंने विज्ञता की ऊचाई से नहीं, बल्कि सहृदयता 
की निकटता से देखा | उनकी विपत्ति के लिए उनके हृदूय में सहानुभूति 
का स्रोत उमड़ पड़ा । अपने सधर्मियों की उठी हुईं तलवार के प्रहार को 
उन्होंने अपने ही ढंग पर रोकने का प्रयत्न किया।. उन्होंने उनकी तक- 
बुद्धि पर असर डालने का अयथत्न नहीं किया, उनके हृदय की भावुकता 
को उद्दीछ्ध कर यह काम करना चाहा । हिंदू-हुदय की सरल सुषमा को 
उन्होंने उनके समच उद्घाटित कर मुस्लिम ह॒दुय़य के सौंदर्य को प्रस्फुटित 
चाहा.। श्रतएव  उन्हींने मॉलाना रूमी की मसनवी- के ढंग पर 
हिंदू जीवन की मम-स्पर्शिणी कहानियाँ लिखकर : भारतीयों .की बद्धमूल 
संस्कृति की मनोहारिखी व्याख्या की | हिंदी की ये पंच-कहानियाँ अँगरेजी 
साहित्य के रोमांटिक आंदोलन की समक्ष हैं | इन कहानियों का लिखा 
जाना कृब और, किसके द्वारा आरंभ हुआ्ा इसका अभी ठीक-ठीक पता 
/ नड्ीं | सबसे पुराना ज्ञात म्ेमाख्यानक कवि मझुल्ला दाऊद मालूम होता 
' है, जो अल्ाउद्दीन के राजत्वकाल में वि> सं० १४६७ के आस-पास विद्य- 


० 





पहला अध्याय २१ 


समान था। परतु मुल्‍्ला दाऊद भी आदि प्रेमाख्यानक कवि था या नहीं, 
नहीं कह सकते | उसकी नूरक और चंदा की कहानी का हमें नाम ही 
नाम माजूस है । कुतबन के सगावती पहली प्रेम-कहानी है जिसके 
बारे में हम कुछ जानते हैं। यह पुस्तक सिकंदर क्लोदी के राजत्वकाज 
मे संवत्‌ १६९५५ के लगभग लिछी गई थीं। जब कि परस्पर-विरोधी 
संस्कृतियों का समझना सबसे अधिक आवश्यक जान पड़ता था। परंतु 
सृगावती में इस प्रकार की कहाती लिखने की कला इतनी कुछ विकसित 
है कि उसे भी हम इस अकार की पहली कहानी नहीं मान सकते | कुतबन 
के बाद मंकन ने सधु-सालती, मलिक सुहम्मद जायसी ने पद्मावत और 
उसमान ने चित्रावत्ञी लिखी। इन प्रेम-कहानियों की घारा बराबर 
बींसवीं शताब्दी तक बहती चल्ली आईं है| ये कहानियाँ एक प्रकार से 
अन्योक्तियाँ हैं, जिंनमें लॉकिक प्रेस ईश्वरोन्मुख प्रेम का अतीक है । 
इनकों पढ़ने से मालूम होता है, जसे इनके मुसलमान लेखक हिंदुओं के 
जीवन-सिद्धांतों'का उपदेश कर रहे हों। आदि मुस्लिम-काल की इन 
कहातियों में भी हिंदू जीवन की बारीक से बारीक बातें बढ़े दिकाने से 
चित्रित हैं | जिससे पता चलता है कि इसके सूफी लेखक हिंदू समाज 
तथा हिंदू साथुओं से घनिष्ट मेलजोल रखते थे। इससे यह भी पता 
चत्नता है क्रि उनके हृदय से हिंदुओं के अति क्रितती सहानुभूति थी। 
इससे स्वभावतः हिंदुओं में भी. उनके अति श्रद्धा और आदर का भाव 
उदित, हुआ... होगा । हिंदी के असिद्ध विद्वान्‌ पं० रासचंद्र शुक्ल का. अजु- 
है कि. ज़िन-ज़िन परिवारों में पदमावत की पोथी पाड़े गई, वे हिंदुओं 
के अविरोधो, खहिष्णु ओर उदार पाए गए |. इस. प्रकार दोनों. जातियों 
के साधुओं. के. कत्‌ व्व से एक ऐसी भूमि का निर्माण हो रहा था जिससे 
हिंद ओर सुसलमान दोनों प्रेसपूवक सिल सकते |... 
पड़ाशपक़ाल में भगवान्‌ वीं. शरण.सें जाकर हिंदू क्रिस्र प्रकार हार्दिक 


शर्त आस करते का प्रगत्त कर रहे श्रे, पह हस- देख झुफे हैं । धूद्ध को 


हु 


हिन्दी काव्य में निगुश सं :दाय 


- हैं है 
ञ्ँ ड़ 


भगवान की शरण में जाने का दिगुण कारण विद्यमान 

शूद्रोद्वार था। उस पर दुगुना अत्याचार होता था। हिंदू होने 

के कारण मुसलमान उसके ऊपर अत्याचार करता 

था और शूद्ध होने के कारण उसी का सधर्मी उच्च जाति का हिंदू | 


झतएव परमात्मा की शरण में जाने के लिए उसकी आकुलता का 
पारावार न रहा | 


मध्यकाज्ञीन भारत के धार्मिक इतिहास के पन्‍ने शूद्ध भक्तों के नामों 
से भरे हैं, जिनका आज भी ऊँच-नीच सब बड़े आदर के साथ स्मरण 
करते हैं | शट॒गोप ( नम्मालवार ), नामदेव, रेदास, सेन आदि नीच 
जाति के भक्तों का नाम सुनते ही हृदय मे श्रद्धा उमड़ पड़ती है | हमारी 
श्रद्धा की इस पात्रता की सच्ची परख हमारी ऋ रता हुई । बाधाओं 
को कुचलकर शूद्र आध्यात्मिक जगत सम ऊपर उठे | समाज की ओर से 
तो उनके लिए यह मार्ग भी बंद था। ० 


शुद्दों की तपस्या ने धीरे-धीरे परिस्थिति को बदलना आरम्भ कर 
दिया । तामित्र भूमि में तो मुसलमानों के आने के पहले ही शेव संत 
कवियों तथा वेष्णव आजवारों को यो न; पिता जनिता विधाता? के 
चेंदिक आदर्श की सत्यता की अनुभूति हो गई थी। जब सबका पिता 
एक परमात्मा है जो न्याँय्कर्ता है, तब ऊँच-नीच के लिए जगह ही कहाँ 
हो सकती है । उनकी धर्मनिष्ठाजन्य साम्यभावना के कारण यह बात 
उनकी समझ में न आती थी । :एक पिता के पुत्रों में प्रेम और समानता 
का व्यवहार होना चाहिए, न कि घुणा ओर असमानता का | अतणच 
वे सामाजिक भावना में वह परिवर्तन देखने के ज्िए उत्सुक हो उठे, 
जिससे परस्पर न्याय करने की अभिरुचि हो, सौहाद बढ़े ओर ऊँच-नीच 
का भेद-भाव सिट जाय | तिरु झुलर ( ३० वीं शताब्दी ) ने घोषणा 
की कि समस्त मानव-समाज में एक के सिवा दूसरा वर्ण नहों और 


पहला अध्याय र्३्‌ 


श् 


एक के सिवा दूसरा परसात्मा भी नहीं& । नस्मालवार ने कहा, वर्ण 
किसी को ऊँचा अथवा नीचा नहीं बना सकता | जिसे परमात्मा का ज्ञान 
है, वही उच्च हे ओर जिसे नहीं, वही नीच)८ । शेच भक्त पद्टाकिरियर की 
यही आंतरिक कासना थी कि अपने ही भाइयों को यहाँ के लोग नीच 
सममने से कब बाज आवेंगे | वह यही मनाता रहा कि कब वह दिन 
आवेगा जब हमारी जाति एक ऐसे बहद आतृमंडल में परिणत हो 
जायगी, जिसे चरण-भेद का अत्याचार भी अव्यवस्थित न कर सके--- 
चरण-सेद का वह अत्याचार जिसका विरोध कर कपिल ने प्राचीन काल 
में शुद्ध मनुष्य मात्र होता सिखाया था+ | भक्त तिरुप्पना-लवार को 
' नीच जाति का होने के कारण जब लोगों ने एक बार श्रीरंग के मंदिर 
' में अवेश करने से रोक दिया, तो उच्च जाति का एक भक्त उसे अपने 
कंधे पर चढ़ाकर मंदिर में ले गया- | 
परंतु वष्णव धममं का पुनरुत्थाव जिन कट्टर परिस्थितियों सें हुआ 

उन्होंने इस न्‍्यायै-कामना के अंकुर को पनपने न दिया। आजलवारों के 
बाद वेप्णव धर्म की बागडोर जिन महानाचार्यों के हाथ में गई, वे बहुत 
कट्टर कुलों के थे ओर परंपरागत शास्त्रों की सब सर्यादाओं की रक्षा करना 
अपना कर्तव्य समझते थे | शुद्रों के लिए भक्ति का अधिकार स्वीकार 
करना भी उन्हें खला | जिस अज्जान की दशा मे शुद्ध युगों से पड़े हुए थे 
उससे उनको उठने देना उन्हें असीष्ट न था। राभानुजाचाय ने उनके 

लिए केवल उस भप्रपत्ति मार्य की व्यवस्था की जिसमें संपूर्ण रूप से भगवान्‌ 


'सिद्धांदीपिका' ११, १० (अप्रैल १६११) पृ० ४३३ 
कार्पटर-- थीज्म इन मेडीवल इंडिया, पल ३६६ । 
» तामिल स्टडीज़”, पृ० ३२७, कापंटर-थीज्म, पु० ३८५२ । 
+ “ तामिल स्टडीज', पृ० १२५६९, ३६६। 
# कार्पेटर--थीज्म', पृू० ३७९ | 


श्ष हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


को शरण में जाना होता था, भक्ति मार्ग की नहीं। भक्ति से उसका 
अशभिप्राय अतन्थ विन के द्वारा परमात्मा दी छान-प्राति का, प्रयत्न था | 
जिसकी केवल ऊँचे वण॑वालों के दिये व्यवस्था की गईं थी। शूद्ध इसके 
लिये अयोग्य समझ्य गया | 

कितु उत्त भारत में परिस्थितियों दूसरे प्रकार की थीं। वहाँ ये 
बात चत्ष न सहदा श्री । मु जया ने समाज-व्यवस्थ। को तुलना मे हिंदू 
बर्ण॑-बयवस्थरा में शूद्धों की अयंरोपजनक स्थिति सहसा खटक जाती थी। 
अवपव इन आवचार्यां हारा अवर्तित वष्णव धर्म की लहर जब उत्तर-मारत 
में आई तो उस पर सो परित्ितियों ने अपना प्रभाव डालना आरंभ कर 
दिया । परिस्थितियों का यह प्रभाव बहुत पहले गोरखनाथ ही में दृष्टिगत 
होते लगता है । जिसने मुसलमान बाबा रतन हाजी को अपना शिष्य 
बनाया था, हितु दक्षिण से आनेवाज्ञी वेष्णव धर्म की इस नवीन लहर में 
इसका पहले पहल दशन हमें राम्रानंद में होता हे | रामानंद ने काशी में 
शांकर अद्वेत की शिक्षा प्राप्त की थी, फतु दीत्ा दी भी उन्हें विशिश- 
द्वेती स्त्राप्ो राजवाजंद ने जो रामानुज की शिष्य-परंपरा में थे। कहते 
हैं कि राचवानंद ने अपनी योग-शक्ति से रामानंद की आसचन्न मत्यु से 
रचा की थी । ह 

रामाननद ने उत्तरो सारतर को परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से 
समझा। उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि नीच वर्ण के लोगों के 
हृदय में सच्ची लगन पेदा हो गई हे । उसे दबा देना उन्होंने अनुचित 
समझा | अतएव उन्होंने परमात्मा की भक्ति का दरवाजा सबके लिये 
खोल्न रिय्रा। उन्होंने जिस बेरागी संप्रदाय का प्रवतेन किया था, उससमें 
जो चाहता प्रवेश कर सकता था। भगवद्भक्ति के ज्ेत्र में उन्होंने चह 
भावना उत्पन्न कर दी, जिसके अनुसार 'ज्ञाति-पाँति पूछे नहिं कोई | 
इरि को भजे सो हरे का होई ॥? भक्ति के केत्र में उन्होंने वर्ण विभेष को 
ही नहीं, धार्मिक विद्वेष को भो स्थान न दिया और ऊँच-नीच, हिन्दू- 


पहला अध्याय २४ 


सुसंलमान सबको शिष्य बनाया। एक ओर तो उनके अरन्‍्तानन्द, 
भवानन्द आदि ब्राह्मण शिष्य थे, जिन्होंने रामसक्ति को लेकर चलनेवाली 
वेप्णवधारा को कहता की सीमा के अन्दर रखा; तो दूसरी ओर उनके 
शिष्यों में नीच वर्ण के छोग भी थे जिन्होंने कद्दरता के विरुद् अपनी 
आवाज उठाई। इनसें घत्मा जाट था, सेन नाई, रेदास चमार ओर 
कबीर मुसलमान जुलाहा | भविष्य पुराण से तो पता चलता है फि 
भक्ति के ज्ेन्र में ही नहीं, बल्कि सामाजिक खेत्र में भो रामानन्द ने 
कुछ उदारता का अवेश हिया था। कहते हैं फि फेजाबाद के सूबेदार ने 
कुछ हिन्दुओं को जबदंस्ती मुसलमान बना लिया था । रामानन्दजी ने 
इन्हें फिर से हिन्दू बना लिया। ये हछोग संदोगी कहलाते थे ओर 
अयोध्या में रहते थे | कहा जाता है कि अब भी ये अयोध्या के आस- 
पास रहते हैं | भव्रिष्य पुराण के अनुसार स्वामी रामाननदजी ने इस 
अवसर पर ऐसा चमत्कार दिखक्काया ऊिस ते इन छोगों के गज्े में तुढसी 
की माला, जिह्ढा पर रामनान ओर माथे पर श्वेत ओर रक्त-तिलक अपने 
आप प्रकट हो गए& | कुछ छोगों का तो यहाँ तक कहना हे कि 
इन्होंने खान-पान के नियमों को भी कुछ शिधथित्र कर दिया । कहा जाता 
है कि मुल श्रीसंप्रदायवालों के स्वासी रामानन्द जी की यह उदाए प्रवृत्ति 
अच्छी न लगी ओर उन्होंने डनके साथ खाना अस्वीकार कर दिया | 
इससे रामानन्द को अपना ही संप्रदाय अलग चलाने की आवश्यकता 


२०, $ 


का अनुभव हुआ | जिसे चल्लाने के लिये उन्हें अपने गुरु राधवातन्द जी 





& म्लेच्छक्नते वेष्णवाइचासन रामानन्दप्रभावतः। संग्रोगिनहच 
तेज्ञया अयोध्यायां वभूविरे ॥ कण्ठ च॑ तुलसीमाला जिह्ना राममयी 
कृता । भाले त्रिशुलचिह्ल च द्वेतरक्तं तदाभवत्‌ । 

“भविष्य पुराण ( वेंकटेश्वर प्रेस, १८६६ ) श्रध्याय २१, 
पुृ० इे६२, प्रपाठक ३. . 


नदी थे 2 ५ 
२६ हेन्दी-काञ्य में निगुण संग्रदाय 


की भी अनुमति मित्र गई। पर रामानन्दजो ने भी परम्परागत कट्टर 
परिस्थितियों में शिक्षा-दीत्रा पाई थी । इसलिए यह आशा नहीं की जा 
सकती थी कि उन्मेष-प्राप्त शूद्रों की आकांदाओं को थे पूर्ण कर सकते ॥ 
उनके शिष्यों सें अनस्ताननद आदि कट्टर मर्यादावादी छोग भी थे ॥ 
शासत्रोक्त क्ञोक-मर्यादा के परम-भक्त गोस्वामी तुलसीदास भी रामानन्द की 
ही शिष्य-परम्परा में थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने भक्त्युपदेशों 
आर तत्वज्ञान को बे-हिचक अपनी वाणों के द्वारा ऊँच-नीच सबसें 
वितरित किया था, तथापि वे बहुत दूर न जा सकते थे । इतना भी उनके 
जिये बहुत था। चेदांतसूत्र पर आनंद-साष्य नामक एुंक भाष्य उनके 
नाम से प्रचल्नित हुआ है । उसके शुद्वाधिकार में शूद्ध को वेदष्ययन 
का अधिकार नहीं माना गया हे। अभी इस भाष्य पर कोई मत निश्चित 
करना ठीक नहीं हे । 

“ सामाजिक व्यवहार के ज्ेन्र में हिंदू को मुसलमान से तथा द्विज को 
शृद्ध से, जो संकोच होता हे उसका निराकरण स्वामी रामानंद स्वतः: 
कर सकते, यह आशा नहीं की जा सकती थी। यह उनके शिष्य 
कबोर के बाँट सें रा रू, जिसके द्वारा नवीन विचार-घारा को पूर्श 
अभिव्यक्ति मित्री 

इस अकार मध्यकाल्नीन भारत को एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता 

थी, जिसका उद्देश्य हरेता उस अज्ञान और अंधपरंपरा का निराकरण 

जिसने एक ओर तो मुसलसानी धर्मांधता को जन्म 

८, निगुण दिया और दूसरी और शूद्धों के ऊपर सामाजिक अत्या- 

संप्रदाय चार को। यही दो बातें सांग्रकृथिक ऐक्य और 
सासाजिक न्याय-भावना में बाधक थीं | 

दोनों धर्मों के विरक महात्मा किस अकार आपस में तथा दूसरे 

धर्मों के साघारखजन-समाज में स्वच्छंदतापूर्वक समागम के द्वारा सौदा, 

सहिष्छुता ओर उदारता के भाषों को उत्पन्न करने का उच्चोग कर रहे 


पहला अध्याय २5 


थे, यह हम देख चुके हैं। इस समागम में एक ऐसे आध्यात्मिक आंदो- 
सन के बीज अंतरहित थे, जिसमें समय की सब समस्याएँ हल हो सकतीं; 
क्योंकि इसी समागम में दोनों घर्मवाले अपने-अपने सधर्मियों को भूले 
सममना सीख सकते थे, ओर यहीं दोनों धर्म एक दूसरे के ऊपर शांत 
रूप से अभाव डाल सकते थे। जब समय पाकर धीरे-धीरे विकसित 
होकर यह आध्यात्मिक आंदोलन निगंण संप्रदाय के रूप में अ्कट हुआ 
तो मालूम हुआ कि केवल एक से सुख-दख, हर्ष-विषाद और आशा- 
आकांज्ाओं के कारण ही हिंदू-सुसलमान एक नहीं हैं; बल्कि उनके 
धार्मिक सिद्धांतों में भी, जो इस समप्न दोनों जातियों को एक दूसरे 
से बिलकुल विज्लग किए हुये थे, कुछ समानता थी | अनुभव से “यह 
देखा गया कि समानता की बातें मूल तत्व से संबंध रखती थीं और 
असमानताएँ, जो बढ़ा-बढ़ा कर बताई जाती थीं ओर जिन पर अब तक 
जोर दिया जा रहा था, केवल बाह्य थीं। दोनों धर्मों के संघर्ष से जो 
विचार-घारा उत्पन्न हुईं, उसी ने उस संघर्ष की कट्ठता को दूर करने का 
कास भी अपने ऊपर लिया | “सम्मिलन की भूमिका का मूल आधार 

हिंदुओं के वेदांत ओर मुसलमानों के सूफी मत ने अस्तुत किया । सुफी 
मत सी वेदांत ही का रूप हैं, जिसमे उसने गदर रंग का भावुक बाना 
पहन लिया था ओर इरलास की भावना पर इस प्रकार व्याप्त हो गया 
था कि उसमें अजनबीपन जरा भी न रहा ओर उसे वहाँ भी मूल तत्व 
का रूप आप्त हो गया। इस नवीन इृष्टिकोण की पूरी अभिव्यक्ति 
कबीर में मिल्नी, जो सुसलमान मा-बाप से पेंदा होने पर भी हिंदू 

साधुओं की संगति सें बहुत रहा थर/ स्वामी रामानंद के चरणों म 
बेठकर उसने ऐकांतिक« ग्रेम-पुष्ट वेंदांत का ज्ञान प्राप्त किया था और 
शेख तकी के संसग में सूफी मत का। सूफी मत ओर उपासना-परक 
वेदांत दोनों ने सिलकर कबीर के मख से घोषित किया कि परमात्सा 
एक और अभ्रूतं है |, वह बाहरी कसकांड के-द्वारा अप्राप्य है, उसकी 


है ८ के 5 कु, 
म्प हिन्दों काह्य में निगंण संप्रदाय 


केवल्न प्रेमानुभूति हो सकती है, ऋमकाँड तो वस्तुतः परमल्मा को 
मारी आंदों से छिपाने का काम करता हैं। सवतन्र उसका खत्ता 
ब्याप रही है। मन॒प्र का हृदय भी उसका मंदिर है, अतएंव 
बाहर न भटककर उसे वहाँ ह्वंढना आहिए्‌। तात्विक दृष्टि से तो 
ग्रह भावना रामाननद में हो पूण हू गड् था कबीर ने उसको प्रतीक 
का वह आवरण दिया जिसमें “मजनू को अल्‍्लाह भी लेला नजर आता 
है | पआरमग्मिक शाब्ार्थां की कटुता को जाते दीजिए, इसका सामना तो 
प्रत्यक नवीन विचारशली को करना पड़ता है; परन्तु वंसे इस नवीन 
विचारशल्नी में कोई ऐसी बात न थी जिससे कोई भी खम्नरूदार हिन्दू 
अथवा मुश्न॒क्ममान भदक उठता। सूर्ति परमात्मा नहीं हे, यह हिंदुओं के 
किये कोई नवीन बात नहीं थी। उनके उदच्चातिउच्च देदरंतो.दाशनिक 
सिद्धान्व इस बात की सदियों से घोषणा करते चल आ रहे थे ओर 
मूतिभजक मुसजमारों को तो यह.बात विशेष रूप से रुची होगी । 
यद्यर्ि हिन्दू अरद्वतवाद, जिसे कबीर ने स्वीकार किया था, मुसलमानी 
एवेश्वरबाद से बहुत सूदम था, तथापि दोनों में:ऐसा कोई स्थूल-विरोध 
हृष्टिगत न होता था ज्ञिससे वह सुस्क््मान को अरुचिकर क्षमता ।इसमें 
संदेह नहीं कि मनुष्य ओर परमान्मा की एकता की भावना मुसक्षमानों 
की अर्जाइ-भावता के बिलकुल विपरीत है, जो समय-समय पर मुस्लिम 
घार्मिछ इतिहास में* क्रफ करार दी गई है. ओर ग्राणहानि के दंड़ के 
फ्लेग्य झानी गई हे। फिर भी सूफी मत ने, जिसे कुरान.का चेदांतों भाष्य 
सुम़्रमना चाहिए, मुसलमानों को उसका घनिष्ठ परिचय दे दिया था। 
' मेंसूर हल्लाज ने 'अनलहक़! ( में परमात्मा हूँ ) कहंकरल्सूली पर अपने प्राण 
दिए। इस कोटि के सच्ची लगनवाले सूफियों ने घर्मांष शाहों ओर सुलतानों 
के अत्यात्ारों की परवा न कर भली भांति सिद्ध कर दिया कि उनका मत 
ओर विश्वास ऐसी वास्तविक सत्ता हैं. ज़िसकें ल्िये प्रसक्षता के साथ 





पहला अध्याय २६ 


विचारधारा ने उपनिषदों के स्वर में स्वर मिलाते हुए सोउई? की 
घोषणा की तो वह मुसलमानों को सड़कानवाली बाद न रह गई थी । 
समानुभूति को इस अभेमिका में काबा काशी हो गया ओर रास 
रहोम ।# इस विचारधारा ने आँधों को तरह आकर मनुष्य और मनुष्य 
के बीच के सेंद उड़ा दिए। उस जगत्पिता परमात्मा को सृष्टि मं सब 
बराबर हैं, चाहे वह हिन्दू हों, चाहे मुसलमान, चाहे कोई अन्य 
घर्मावल्नंबी | इस प्रकार अनस्ति भेद-भावों के कारण मनुष्य के 
पवित्र रक्त से भूमि को व्यथ रगने की मूखंता स्पष्ट हो गई । 


जब जाति. तथा घम के विभेद, जिनके साथ की कट स्टूतियाँ अभी 
वाज़ी थीं, इस प्रकार दूर कर दिए जा सकते थे तो कोई कारण न था 
कि चर्ण-भमेद को भी क्‍यों न इसी तरह मिटा दिया जाय | आत्मा - ओर 
प्रप्ात्मा की, एकता को अनुभव करनेवाले देदांती के लिये तो वरण-सेद 
मिथ्या,पर आश्रित्त था | सगवदूगीता. के , अनुसार. के. कऋसतविक परिडत 
विद्या-विनय-संपन्न बाह्यण, गाय, हाथी, कुत्ते ओर श्वपाक ( चांडाल ) 
कोई भेद नहीं समझता » किन्तु इसका यह अभिमप्नाय कदापि 
नहीं कि. परंपरागत व्यवस्था में वेदान्ती कोई परिवर्तत डपस्थित करना 
चाहता. था | भेद को न रहने प्र सेद व समरूने मे कोई अथ, नहीं 
वेदाल्त क्री. विशेषता इसमें. हे. कि व्यावहारिक जगत्‌ मे इन सब. भेदों के 
रहते भरी. . ब्रह.. प्रासम्ार्थिक जगत, मे. उनसे कोड भ्रेद... नहीं ,मातता । 
; अगर ,ग्रीता 'क़हती... कि पंडित-पंडित मे कोड. भेद , नहीं हे :तो डससे 
>कोई-कया समरूता | वेदांत , बाह्मण, ओर शरद के बीच के भेद को उसी 


भा ३३७७७ आए 3, आया भा + मां 








& काबा फिर कयसी भया, राम भया रहीम +कण० ग्रे०, पुँ० 
२२, री | 
» विद्या-विनय सम्पन्ने ब्राह्मण. .गंवि हस्तिनि। 
शनि चेव इवपाके च॑ पण्डिता: संमंदर्शिन 


३५ हिन्दी काव्य में निंगुण संप्रदाय | 


प्रकार व्यावहारिक तथ्य के रूप में अहण करता ह॑ जिस प्रकार गाय 
हाथी और कुत्ते के बीच के अंतर को | कोन कह सकता ह कि इन 
पिछुज्ने जीवों में व्यावहारिक रूप में भी कोई भेद नहीं । परमात्मा के 
सामने मनुष्य मात्र की समता के दृढ़ पोयक स्वामी रासानंद को भी 
सामाजिक समता का उतना विचार न आया | “उन्होंने सामाजिक 
व्यवहार में भी कुछ सुधार किया सही, किंतु कथानकों का यह सुधार 
हतना भर था -दक्षिणी आचाय खान-पान में छुआछुत का ही विचार 
नहीं रखते थे प्र्युत परदे का भी; या यों कहना चाहिये कि खान-पान 
में उनके स्पर्शान्पशा का विचार शरीर-स्पर्श में ही समाप्त न हो जाता 
था, वे दृष्टि-स्पश को भी हेय सममते थे | शूद्ध के स्पश से ही नहीं, 
उसकी दृष्टि पड़ने से भी भोजन अपविन्न हो जाता है। स्वामी रामानंद 
जी ने 'इष्टि-स्पश से भोजन को अखाद्य नहीं माना। उन्होंने केवल 
स्वयंपाक के नियम को स्वीकार किया. परदे के नियम को नहीं | कहते 
हैं कि स्वामीजी को तीथयात्रा, प्रचारकाय इत्यादि के लिये इतना भ्रमण 
करना पड़ता था कि भोजन सें परदे के नियम का पॉौलन करना उनके 
कए दुःसाध्य था | कुछ लोगों का कहना हे कि श्रीसंप्रदाय से अलग 
होकर एक नवीन संग्रदाय के प्रवतन का यही एकमात्र कारण था। 
कहते हैं. कि एक बार के अ्रमण से लोटने पर उनके स-सांग्रदायिकों ने 
बिना प्रायश्चित किये उनके साथ भोजन करना अस्वीकार कर दिया था | 
स्वामी रामानंद जी मायश्चित करने के लिए तैयार न थे, अतएंव नवीन 
पंथ-प्रशातन के सिचा समस्‍या को हल करने का कोई गौरवपूर्ण उपाय 
न सूरा, जिसके लिए उनके गुरु स्वामी राघवानंद की भी सहमति आ्राप्त 
हो सकती | सामाजिक सुधार-पथ में वे इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते 
थे। खान-पान तथा अन्य सामाजिक व्यवहारों में ब्राह्मण-बआाह्मणों में 
सी भेद-भाव था, तब केसे आशा की जा सकतौ थीं कि स्वासी रामानंद 
शूद्दों ओर मुसलमानों के संबंध में भी उसे मिटा ढेले। 


पहला अध्याय 3१ 


परंतु जब कबीर सें व्ण-मेद फे विरुद्ध सुसलमानी अरुचि के साथ 
उच्च वेदांती-भावों कर समन्वय हुआ तो परंपरागत समाज-व्यवस्था का 
एक ऐसा कट्टर शत्रु उडड खड़ा हुआ, जिसने उसके भेद-भाव को पूर्ण 
तया ध्वस्त कर देने का उपक्रम कर दिया | 

इस प्रकार कबीर के नायकत्व में इस नवीन निमणवाद में समय 
की खब आवश्यकताओं को पूर्ति का आयोजन हुआ | इतनः ही नहीं 
इसमें भारतीय संस्कृति का बड़े सॉम्य रूप में सारा निचोड आ गया । 
ऋबीर के रंगभूमि में अवतरित होने के पहले ही इस आंदोलन 
ने अपनी सारग्राहिता के कारण भारत की समस्त आध्यात्मिक प्रणात्नियों 
के सारभाग को खींचकर ग्रहण कर लिया था। भारत सें समय-समय 
पर उत्यित होनेवाल् अत्येक नवीन आध्यात्मिक आंदोलन ने आत्म- 
संस्कार के मार्ग सें जो-जो सारयुक्त नवीन तथ्य निकाले वे सब इसमें 
समन्वित होते गये । योगमार्ग, बोद्धमत, तंत्र आदि सबके कुछ न ऊुचु 
चिह् इसमें दिखाई देते हैं. जिनका यथास्थान वर्णन किया जायया | 
कबीर के हाथ मे इसने सूफी सत से भी कुछ ग्रहण किया । 

सामाजिक व्यवहार तथा पारमार्थिक साधना दोनों के छेन्र मे पूरा 
ऐक्च तथा समानता के प्रचार करनेवाली समस्त आध्यात्मिक प्रणात्रियों 
के सार स्वरूप इस आंदोलन का नायकत्व कबीर के बाद सेकड़ों उदार- 
चेता संतों ने समय-समय पर ग्रहण किया ओइ जी जान से डसके 
प्रसार का प्रयत्न किया | निरगेण संग्रदाय के सिद्धांतों का विस्तृत विवे- 
चन करने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम उनका कुछ परिचय प्राप्त कर 
ले | अतणव आगे के अध्याय में उन्हीं का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है । 





दूमरा अध्याय 
तिगुण संत संप्रदाय के प्रसारक न 
' जिगण-संत-विचारधरः को कबीर के द्वारा पूर्णता पात् हुई, परन्तु 
रूपाकार तो यह पहले हो से अहण करने लग गई थी। खूझी मत के 
दांपत्य प्रतीक को छोड़कर ऐसी कोई बात न थी 
? परवती संत जिसने पहले ही कुछ न कुछ आकार न ग्रहण कर 
लिया हो | दाशनिक सिद्धांतों तथा साधना-मार्ग 
के संत्रंध में जिस प्रकार की बातें कबीर ने कही हैं, प्राय; उसी प्रकार 
को बाते कबीर के कतिययथ गुरु-आइयों ने भी कही हैं | स्वयं उनके 
गुरु रामानंद की जो कविता मिलती है उसमें भी उसका काफी रूप 
दिखाई देता हे। चोथे सिख्-गुरु अजनदेव ने सं० १६६१ में जिस 
आदि ग्रंथ का संग्रह कराया, उसमें स्वामी रामानंद ओर उनके इन 
सब॒ शिश्यों की कविताएं भी स॑;होत हैं, जिससे स्पष्ट हे कि निगेण- 
सन्त संप्रदाय में भी ये लोग बाहरो नहीं समझे जाते थे। इनके अति- 
रिक कुछ अन्य संत्रों को कविता का भी आदि ग्रंथ में संग्रह किया गया 
है जो उपयक्त संतों के समकालीन अथवा परवर्दों थे। ये हैं त्रिज्ोचन, 
नामदेव और जयदेव जिनमें से अंतिम दो का नाम कबीर ने बार-बार 
ल्लिया ह-- 
जागे सुक उल्वव अक्र, हरणावंत जागे ले लंगूर | 
संकर जागे चरन सेव, कलि जागे नामां जेदेव& ॥ 
आदि अंथ में भी कबीर साहब ने जयदेव और नामा को भक्तों की 
%शणी में सुदामा के समकछ माना हे--- 5 
जपदेव नाना, विष्य सुदामा तिनकों कृवा अपार भई ह। 
क क० ग्र०, पृ० २१६, ३८७ । बी 
> वहां, पृ० २९७, ११३॥। 


दूसरा अध्याय ३३ 


जयदेव और नामदेव के संबंध में कबोर की यह भावना मालूम 
पड़ती थी कि थे भक्त तो अच्छे थे पर अभी छानी की श्रेणों में नहीं 
पहुँच पाये थे--.. 
सनक सनंदन जेंदेव नामा, भगति करी मन उनहे न जाना | 
अतगुव निर्गेण संग्रदाय के असारकों का परिचय देने के पहले इन 
लोगों का भी परिचय दे देना आवश्यक जान पड़ता है । 
इन सबसे समय की इशष्टि से जयदेव सबसे आचोन जान पढ़ते हैं; 
क्योंकि गीतगोविंद-कार को छोड़कर ओर दूसरा कोई संत ऐसा नहीं 
जान पडता हं जिसके संबंध मे कबीर के जयदेव- 
२. जयदेव संबंधी उल्लेख ठोक बठ सके | ये राजा लक्ष्मणसेन 
की सभा के पंच-रतनों मं से एक थे, जिनका राजत्व- 
काल सन्‌ ११७० से आरम्भ होता है। कहा जाता हैं कि जयदेव पहले 
रमते साधु थे; माया-ममता के भय से किसी पेड़ के तल्ले भी एक दिन 
से अधिक वास ज्ञ करते थे। किंतु, पीछे भगवान्‌ की ग्ररणा से पद्मावती 
नाम की एक ब्राह्मण-कुमारी से इनका विवाह हो गया। इनके जीवन सें 
कई चमत्कारों का डल्लेख किया जाता है जिनके लिए यहाँ पर स्थान नहीं 
है। इन्होंने रसना-राघव, गीत-गोबविंद ओर चंद्रालोक ये तीन अंथ 
लिखे । गीतगोविंद की तो सारा संसार मक्त-कंठ से प्रशंसा करता हे । 
इसमें भी निरगेण पंथियों के अनुसार जयदेव ने अन्योक्ति के रूप में ज्ञान 
कहा है। गोपियाँ पंचेंद्रियाँ हैं ओर राधा दिव्य ज्ञान | गोपियों को छोड़ 
कर, कृष्ण का राधा से प्रेम करना यही जीव की मुक्ति है। परंतु इस 
तरह ' इसका अर्थ बेठाना जयदेव का उद्देश्य था या नहीं, नहीं कहा 
जा सकता | 
नामदेव का जन्म सतारा जिले के नरसी बमनी गाँव में एक शच 


श9 कृ० स्रं०, प्‌० ६€, ३३ | 


३. 


&“ क आ#. । दाय 
३४ हिन्दी काव्य से नगुण सश्रद्‌ 


परिवार सें हुआ था । महाराष्ट्री परंपरा के अनुसार डसका पिता दामों 
८ दरजी था। आदि ग्रंथ में नामदेव की जॉ 
३, नामदेव कविताय सुरक्षित हैँ उनमें वे अपने को छीपी कहते 
हैं । सम्भव है, कि उनके परिवार में दोनों पेशे चलते 
हों | मराठी मे उनके एंक अभंग से पता चलता है कि उनका जन्‍म 
संवत्‌ १३२७ ( सन्‌ १२७० ) में हुआ था । लोग उनके मराठी अंगों 
को नवोनता की दृष्टि से उनका आविर्भावकाल लगसग सो वर्ष बाद 
मानते हैं, परंतु आधुनिक भाषाएँ इतनी नवीन नहीं हैं' जितनी बहुधा 
सममी जाती हैं। छानदेव नामदेव के समकालीन थे, परंतु उनकी 
भाषा को आचीनता का यह कारण नहीं हू कि उस समय तक आधु- 
निक मराठी का आविनाव नहीं हुआ था, बल्कि यह, कि विद्वान होने 
के कारण परंपरागत साहित्यिक भाषा पर उनका अधिकार था जिसे 
लिखने सें, अपढ़ होन के कारण , नामदेव असमथ थे | स्वयं हानदव नें 
सोधी-सादी मराठी सें अंगों की रचना की थी। प्रौ० रानडे का मत 
है कि शानदेव के अभंगों को सादगी तथा कारक-चिह्ों की विभिन्नता 
का कारण छु शताब्दियों से उनका स्मति से रक्षित होते आना है। 
समम में नहीं आता कि जिस ज्ञानदेव के गोता-साष्य और श्रमता- 
मुभव क्षेखबद्ध हो गये थे, उसके अरभंस ही क्यों लेखबद्ध नहीं हुए ? 
जो हो, प्रो० रानडे भी इस बात से सहमत हैं कि उनका जन्म सं० 
१३२७ में हुआ था ओर झूत्यु सं० १४०७ ( सन्‌ १३६० ) मं। कहा 
जाता है कि जवानी में नामदेव डाकू बन बेठा था और लूटमार कर 
आजीविका चल्लाता था| एंक दिंन उसके दल ने ८४ आदमियों के 
समूह को मार डाला । शहर में ज्ञोटकर आने पर उसने एक स्त्री को 
अत्यन्त करुख ऋदन करते हुए पाया। पूछने पर मालूम हुआ कि 
उसके पति को ढाकुओं ने मार डाला है। उसे अपने कृत्य पर उत्कट 
घृणा हो आई ओर वह घोर पश्चात्ताप करने लगा | विशोवा खेचर को 





दसरा अध्याय रेप 


शुरु बनाकर वह भक्ति-पथ से अग्रसर हुआ ओर चिठोत्रा की भक्ति में 
अपने जीवन को उत्सग करके एक उच्च कोटि का संत हो गया। अयने 
जीवन का अधिक समय उसने पंढरपुर सें विदोबा ( विष्णु ) के मंदिर 
में ही बिताया। परन्तु, अंत में वह तीर्थाठन के लिए निकला और 
समस्त उत्तर का अ्रमण करते हुए पंजाब पहुचा । वहाँ लोग बड़ी संख्या 
में उसके चेले हुए | गुरदासपुर जिले में गुमान नामक स्थान पर अब 
तक जासदेंव का मन्दिर है। इस मन्दिर के लेखों से पता चलता हे कि 
नामदेव का निधन यहीं हुआ था। माज़ूम होता है कि उनके भक्त 
उनके फूल पंढरपुर ले गये जहाँ वे विढोवा के मन्दिर के आगे गाड़ 
दिये गये । नामदेव की कुछ हिंदी कविताएँ आदि ग्र'थ मे संग्रहीत हैं, 
जिनमें उनके कई चमत्कारों का उल्लेख हे, जेंसे उनके हठ करने पर मूर्ति 
का दूध पीना&, सरी हुई गत्य का उनके स्पर्श से जीवित हो उठना>, 
परमात्मा का स्वयं आकर उनकी चूठी छुत की मरम्मत कर जाना+- और 
नीच जाति का होने के कारण मन्दिर से उनके बाहर निकाले जाने 
पर मूर्ति का पंडित की ओर पीठ कर उसौ दिशा में सुद्द जाना जिधर 
थे मन्द्रि के बाहर बेठे थे । अंतिम चमत्कार का डल्लेख कबोर ने 
भो किया हे | 
त्रिलोचन नामदेव का समकालीन था। उसकी भी कुछ कविता 
९9 दूध कटोरे...--- ग्रंथ, पृ० ६२६, 
» सुलतान पूछे सुन बे नामा -- ग्रथ । 
+ घर...--झंय , पु० ६२ । 
+ हँसत खेलत ...-- ग्रंथ, पृ० ६२६ | 
+ पंडित दिसि पछिवारा कीना, मुख कीना जित नामा । 
“-क० ग्रं०, पृ० १२७, १२२। 


३५% हिन्दी काहय में निगंए संप्रदाप्र 


आदि अन्य में संयृहोत है | ग्रन्थ में कबीर के दो दोहे हैं &। जिनसे 
ह नामदेव और ब्रिलोचन का संचाद दिय# हुआ हे । 
०, त्रिलोचन. इस संबाद से माजूम होता है कि कबीर त्रिलोचन 
से अधिक पहुँच के साथक थे। ब्रिलोचन ने कहा, 
मित्र नामदेव, तुम्हारा माया-मोह अभी नहीं छूटा ? अभी तक फर्द 
छापा ही करते हो ? नामदेव ने जबाब दिया कि हाथ से तो सब 
काम करना चाहिए; परन्तु हृदय में राम ओर सुख में उसका नाम 
रहना चाहिए । ओदइजलेवाल हरिरामजी “व्यास” ने कहा है कि नामदेव 
और त्रिल्लोवन रामानन्द से पहले दिवंगत हो गये थे। मेकॉलिफ़ ने 
अयोध्या के जानकीवरशरण के साचय पर चिलोचन का जन्म 
सं० १३२४ ( १२६७ है० ) माना हे जो, जेसा हम रामानंदजी के 
जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में देखंगे, व्यास”! जी के कथन के विरुद्ध 
नहीं जाता | 
अगस्त्थ-संहिता के अनुसार स्वामी रामानन्द का जन्म सवत्‌ 
१३५६ में, प्रयाग में, हुआ। इनकी माता का नाम सुशील्षा आर 
। पिता का पुण्यसदन था। भक्तमाल पर प्रियादास 
पू., रामानन्द की टीका भी. इससे सहमत हं। भांडारकर और 
ग्रियसन दोनों ने भी इसे माना हैँ । परंतु मेकॉलिफ़ 
ने इनका जन्म मेसूर के मेलकोट स्थान सें माना है । फ़केहर ने भी उनको 
दछह्चिख से जाने का प्रयत्न किया हे। परन्तु परंपरा से चले आते हुए 


के नामा माया मोहिया, कहूँ तिलोचन मीतु । 
काहे छापे छाइले, राम न लावहि चीतु॥ 
कहे कबीर त्रिलोचना, मुख ते राम संभालि। 
हाथ पाउ कर काम सभु, चीत निरंजन नालि 
““ प्रच्थ' पू० ७४०, २१२-२१३ 


दसरा अध्य 4 


सोभदायिक संत का खण्डन करने के लिए हद अमाणों की 

आवश्यकृता होती है, बसे प्रमाण दानां म किसी ने नहीं दिये। अतणएव 
उनका जन्मस्थान प्रयाग ही सें सानना उचित है। 

कहते हैं कि पहले पहल इन्होंने किसी देदान्ती के पास काशी 
सें शांकर अद्वेत की शिक्षा पाई। परंतु इरके अल्पायु योग थे। स्वासी 
राघवानन्द भी, जो रामाजुज की शिष्य्परंपरा में थे ( रामालुज--- 
देवाचाय--राववानन्द ) और बढ़े योगी थे, काशी में रहते थे । उन्होंने 
रामानन्द को योग-स्ाधन सिखाकर उन्हें आसन्न झूत्यु से बचाया। 
जिस समय -रूृत्यु का योग था उस समय रामारन्द को उन्होंने 
समाधिस्थ कर दिया ओर वे झत्यु-सुख से बच गये । अतप्च अद्गंती 
गुरु ने कृतश्ञता-वश अपने चेल को उन्हीं को सौंप दिया । 

रामानन्दजी बड़े प्रसिद्ध हुए। आबू ओर जूनागढ़ की पहाईियों पर 
डनके चरण-चिह्द मिलते हैं ओर पिछुले स्थान पर उनकी एक गुफा । 
उन्होंने स्वयं अपना अलग पन्‍थ चलाया जिसके एक सम्भव कारण का 
उल्लेख पिछले अध्याय में हो चुका हे, किन्तु उदकी अठंती शिक्षा का 
भी इसमे कुछ भाग जरूर रहा होगा | डनके वास्तविक सिद्धान्त क्‍या थे, 
इसका पता लगाना बहुत कुछु कठिन काम हो गया है| मालूम होता हे 
कि उन्होंने भक्ति, योग ओर अद्व ८ चेदान्त की अनुपम संस्ृष्टि की । 

डाकोर से सिद्धान्त पटल नामक एक छोटी सी पुस्तिका निकली 
है, जो स्वामी रामानन्दजी की कही जाती है। इनमे सत्यनिरंजन 
तारक, विभूति पत्नटन, लंगोटी आइबन्द, तुलसी, रामबीज आदि कई 
विषयों के सनन्‍्त्र हैं । केवल यज्ञोपवीत का मन्त्र संस्कृत में है, अन्य 
सब सघुक्कंडी हिंदी में । इस ग्रन्थ में नाथपन्‍्थ ओर चेष्णव मत की 
पूर्ण संसष्ति दिखाई देंती हे। विभूति, धूनी, कोली आदि के साथ-साथ 
इससें शालिआम तुलसी आदि का भी आदर किया गया है। यहाँ पर 
केवल एक मन्त्र देना उचित होगा जिससे इस बात की प्रृष्टि होगी-- 


कक. कलश रे क्र 
३८ हिन्दी काञ्य में निगुण संप्रदाय 


ई०» अधनाम अखंड छाया, प्राण पुरुष आधे न जाया । मरे न पिंड ' 
भरक्रे न काख, सदगुरू अताप हृदय समाय | शब्दरवछपी ओऔगुरु राघवा- 
नंद जी ने श्री रामानंद जी कू सुनाया । भरे भंडार काया बाढ़े ब्रिकुटो 
अस्थान जहाँ बसे श्री सालह्षिग्राम । 3+फार हाहाकार सुनती सुनती संसे 
मिदे ॥ इृति अमरबोज मंत्र ॥ १७ ॥ 


इसमें योग की त्रिकुटी में वे्णव लाशिग्राम विराजमान हैं | यह 
ग्रंथ चाहे स्वयं रामानंद जी का न हो, परंतु इससे इतना अवश्य प्रकट 
हो जाता है कि उन्होंने अपने शिप्यों को वेष्णव धर्म के सिद्धांतों के साथ- 
साथ योग की भी शिक्षा दी थी। इसीलिए शायद उनके कुछ शिष्य 
अवधूत कहे जाते थे। रामानंदी संप्रदाय में रामानंद जी महायोगी 
यथार्थ ही माने जाते हैं । 
उनके अंयों में से रामाचं त-पद्धति ओर वेष्णवमतावज-भास्कर 
देखने में आये हं। ये गंथ उपासना-परक हैं | श्रो० विद्तन ने वेद पर 
उनके एक संम्कृत भाष्य की बात लिखी है। आतंद साध्य” नाम से 
वेदांतसूत्र का एक भाष्य संप्रदायवालों की ओर से प्रकाशित हुआ हे 
परंतु अभी उसकी निष्पक्ष जाँच नहीं हो पाई हे। उन्होंने हिंदी में भी 
कुछ रचना को हे। उनकी पक कविता आदि ग्र'थ में संग्रहीत है जो 
आगे चलकर खूत्तियूज़ा के संबंध में उदाह्मत को गई है। उसमें वे 
निराकारोपासना का उपदेश करते दीखते हैं | मंदिर सें की पत्थर को मूर्ति 
और तोथ का जल उन्होंने अनावश्यक से माने हैं, परंतु बेरागी पंथ 
में उन्होंने शालिप्राम को पूजा का विधान किया। उनकी एंक और 
कविता आचार्य श्यामसुन्द्र दास ने अपने रामावत संडदाय वाले निबंध 
में छुगवाई हे, जिसमें हनुमान की स्तुति की गई है। रजबदास के 
संप्रह का सबागी में उनका एक और पद संग्रहीत हे जो यहाँ दिया 
जाता हे-- 


दूसरा अध्याय ३६ 


हरि बिन जन्म बूथा खोयों रे । 
कहेब्भयो अति मान बड़ाई, घन मद अंध मति मोयो रे १। 
अ्रति उतंग तरु देखि सुहायो, सेंचल कुसुम सूवा सेयो र॥ 
सोईं फल पुत्र-कलत्र थिपे सुष, श्रंति सीस धु नि-धृति रोयो रे ।। 
सुमिरन भजन साथ की संगति, अ्ंतरि समन बैल न धोयो रे ॥! 
रामानंद रतन जम त्रासे, श्रीपति पद काहे न जोयो रे & ॥॥ 
इससें उन्होंवे निवरत्ति माग का पूर्ण उपदेश दिया है | 
रीमानंद जी की विचार-धारा चहुत उदार थी जिसके कारण उनके 
डपद्शासत का पान करने के लिए ऊच-नीच सब उरके एस घिर आते 
थे | उनके शिष्यों में से, जिनका दिगेण विचारधारा ' 
६. रामानंद. से संबंध है, पीपा, सधना, घनत्ना, सेन, रदास, कबीर 
के शिष्य ओर शायद सुरसुरानंद हैं । 
पीपा गेंगरोनगढ़ के खीची चौहान राजा थे ओर अपनी छोटी रानी 
सीता के सहित रामानंद जी के चले हो गये थे | जनरल कनिंघम के 
अनुसार पीपाजी ऊतपाल से चोथी पीढ़ी में हुए थे। [ (१) जेतपाल, 
( २) सरवबत्सह, (३) राव करवा, (४ ) पीपाजी, (४) 
द्वारिकानाथ, ( ६ ) अचलदास । ] 
अबुलफ़्जल ने लिखा है कि मानिकदेव के वेशज जेतपाल मे 
झुसलमानों से मालवा छीन लिया था | यह घटना प्रथ्वीराज की म॒त्यु 
१३१ वर्ष पीछे सं७ १६८१ ( सन्‌ १३२४ है० ) की बताई जाती 
है। जंतराव मानिकदेव से पाँचवीं पीढ़ी में हुए थे ओर मानिकदेव 
प्रथ्वीराज के समकालीन थे | फिरिश्ता अनुसार पीपाजी से दो 
यीढ़ी पीछे अच्लदास से सुलतान होशंग गोरी ने हिजरी सन्‌ ८३० 
अर्थात्‌ वि० सं० १४८३ या सन्‌ १४८६ ई० में गंगरोनगढ़ छीन लिया | 





विनकननिननन न... अनिषननननिनाननननण- पगिफिनीणए लए िण,णछठ ली फिएरिगण- दल 7 शशि ला िललाओ न लानननजनिनगाजअाक कल त-ी++-। न्‍निननाओ नम किट- कक पकने जनक ननकाकरानबनक 


क पौड़ी हस्तलेख, पृु० ४२३ ( भ्र )। 





हिन्दी कक 65३ ५ 
2० हन्दरी कात्य में निर्गण संप्रराय 


रा 


यह भी कहा जाता है कि सं० १५०४ ( सन्‌ १४४८ है० ) में अचल- 
दास सुपल्षमानों के साथ युद्ध में काम आये । इन सब बातों: को ध्यान 
में रखकर जनरल कनिंवस ने पीपा का समय सं० ३७४९७ से १४४२ 
( है० सन्‌ १३६० से १श८४ )+ तक माना है। सं० १२५० से 
४०४ तक के २९४ वर्षा में पीपाजी के वंश में १० पीढ़ियाँ हुईं जिससे 

प्रत्येक पीढ़ी के लिए ज्वगभग २४ वर्ष ठहरते हैं । इस हिसाब से १४२० 
से १४४४ तक उनका सम्रय मानना सी अनुचित नहीं। यह सामान्य- 
तया उनका राजन्व-काल है। उनका जीवन-काल लगभग सं० १४१० 
से १४६० तक मानना चाहिए । 

स॒धूना खटिक था । बेचने के लिये मांस तौलते समय बटखरें की 
जगह शाल्निग्राम की बटिया रखता था | एक वेष्णव को यह देखकर 
बुरा लगा और शालिग्राम की बटिया माँगकर ले गया। रात में उसे 
स्वप्न हुआ कि भाई, तुम सुर बढ़ा कष्ट दे रहे हो | अपने भक्त के यहाँ 
में ( तराजू के ) कूजे पर कूजा करता था, उस सुख से तुमने मुझे 
वंचित कर दिया है। भजा चाहो तो मुझे चहीं दे आओ । और वह 
दे आया 

धन्ना जाट था और राजपूताने के टॉक इलाके में घुअन गाँव में 
रहता था । यह स्थान छावनी देवल्ली से बीस मील की दूरी पर हे । 

सेन नाई था जोकिसी राजा के यहाँ नोकर था। उसकी भक्ति की 
इतनी महिमा प्रसिद्ध हैँ कि एक बार जब वह साधु-सेवा में क्ञीन होने के 
कारण राजा की सेवा करने के लिए यथा-समय न जा सका, तब स्वयं 
भगवान्‌ सेन का रूप धारण कर राजा की सेवा करने पहचे । 

रंदास काशी के चमार थे। प्रियादासजी ने इनके सम्बन्ध सें कई 
आश्चय जनक कद्दानियाँ लिखी हैं | चित्तोर की काली रानी इनकी शिष्या 


| विलकनननक»ग>+ कक. 





-+ भाकियालाजिकल सर्वे रिपोर्ट, भाग २, पृष्ठ २६५०-६७ । 


दूसरा अध्याय ४१ 


बतलाई जातो हैं | आदि ग्रन्थ में रविदास नाम से इनकी कविताओं 
का संग्रह क्रिया गया है। ये स्वयं बहुत ऊँचे हानी भक्त थे जिसे मूर्ति 
की आवश्यकता नहीं रह जाती परन्तु दूसरों के लिए थे मूर्ति को 
आवश्यकता सममते हैं । कहा जाता है कि उन्होंने एक सन्दिर बनवाया 
था, जिसके वे स्वयं पुजारी रहे थे | इनका भी अ्र॒ल्गग पन्‍थ चलना जिसमें न्‍ 
अब केवल इन्हीं की जात के लोग हैं जो अपने को बहुधा- चमार न 
कह कर 'रंदासी' कहते हैं । 
परन्तु रामानन्द के सबसे प्रसिद्ध शिष्य कबीरदास थे जिन्होंने भक्ति 
के मार्ग को और भी प्रशस्त, विस्तृत और उदार बना दिया। उनका 
जीवन बृत्त स्व॒नन्त्र रूप से आगे दिया जायगा | 
सुरसुरानन्द ब्राह्मण थे । उनके विषय सें विशेष कुछ नहीं मालूम 
है | इतना अवश्य प्रकट होता है कि वे बहुत सच्चे सुधारक रहे होंगे । 
खान-पान के सम्बन्ध सें शायद उन्होंने रामानन्द जी से अधिक सुधार 
की मात्रा दिखाई हो । भक्तमाल सें लिखा ह कि इनके मुह में स्लेच्छ 
की दी हुई रोटी भो तुलसीदल हो जाती थी । 
अगस्त्य-संहिता के अनुसार रामानन्द का जन्म संवत १३४६ (१२६४९ 
ई०) में ओर रूत्यु खं० १७६७ ( १४१० है० ) सें हुई। भिन्न-भिन्र 
दृष्टियों से विचार करने से भी यह समय गछरूत नहीं 
७, रामीनन्द मालूम , होता। वे रामानुज की शिष्य-परंपरा की 
का समय चौथी पीड़ी में हुए हैं । रामाजुज की कर्मण्यता का 
क्षेत्र तीन राजाओं का समय रहा है जिनका शासन- 
काल सं० १३२७ ( १०७० हैं० ) से १२०३ ( ११४६ हईै० » तक 
ठहरता है | अस्तु, याँदिे हम उनकी झत्यु सं० १२१८ ( प्राय; ११६० 
हैं० ) में भी मारने ओर एक-एक पीढ़ी के लिए तीस-तीस वर्ष भी दे 
तो भी रासानंद का जन्म सं० १२६६ सें इतना पहले नहीं आ जाता है 
कि इस दृष्टि से अनुचित माजूम हो। ओड्छे के हरिराम “व्यास! 


२ हिन्दी काव्य में निगंश संप्रदाय. 
जी के एक पद से माजूस होता है कि नामदेव ओर बज्रिलोचन, रामानंद 
जो से पहले स्वर्गवासी हो गये थे। त्रिज्ोचन का जन्म «भेकालिफ़ ने 
सं> १३२४ ( १२६७ $० ) में माना है| त्रिलोचन कितने ही दीघ॑- 
जीवी क्‍यों न हुए हों, सं० १४६७ ( १४१० ई० ) से पहले ही अवश्य 
दिवंगत हो गये होंगे । नामदेव भी त्रिल्षोचन के समकालीन थे, यद्यपि 
मालूम होता ह कि आयु सें उनसे कुछ छोट थ। स० ३४६७ से पहल 
बहुत काफी आयु भोगकर उनका भी दिवंगत होना असंभव नहीं । 
जनरल किंधम ने रामानंद के शिष्य पीपा का जो समय स्थिर किया है 
वह भी इस समय के विरुद्ध नहीं जाता । इससे रामानंद जी की आयु 
११० वर्ष की ठहरती है, जों उनके लिम्‌ बहुत बड़ी नहीं । यह प्रसिद्ध 
है कि रामानंद जी दीर्घायु हुए थे। नाभा ज ने भी कहा हे--- 
बहुत काल वपु धार के प्रतत जनम को पार दियो। 
श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों, दुतिय सेतु जगतरन कियो ॥॥ 

कबीर के परवर्ती इन संत कवियों को सगुण ओर निगेण संप्रदाय 
के बीच की कड्ी समझना चाहिए । उनसें सगुणवादी ओर निगंणवादी 
दोनों से कुछ अंतर हे । न तो वे सगुणवादियों की तरह परमात्मा की 
निर्मेश सत्ता की अवहेलना कर उसकी अ्रतिभासिक सगुण सत्ता को ही 
सब कुछ समझते हैं ओर न निर्गेणियों की तरह मूर्ति-पूजा ओर अवतार- 
याद को समूल्न नष्ट ही कर देना चाहते हैं | यद्यपि अंत में वे सब बाह्य 
कमकांड का त्याग आवश्यक बतलाते हैं, परंतु उनके व्यवहार से यह 
मालूम होता हें कि वे आरंभसिक अवस्था में उसकी उपयोगिता को 
स्वीकार करते थे । 


परंतु इतना होने पर भी वे सब विशेषताएँ, जिनके विकास से 
निगण संत संप्रदाय का उदय हुआ, उनमें मूल रूप में पाई जाती हैं। 
जाति-पाँति के सब बंधनों को तोड़ देने की प्रवृत्ति, अह तवाद, भगवद- 
नुराग, विरक्त ओर शांत जीवन, बाह्य कर्मकांड से ऊपर उठने की इच्छा 


दूसरा अध्याय ४३ 


संब उनसें विद्यमान थी। इस अकार इन संतों ने कबीर के लिए रास्ता 
खोला जिससे इन पवृत्तियों को चरमावस्था तक ले जा सकना उनके 
द्विए आसान हो गया । 
कबोर जुलाहा थे। अपने पदों में उन्होंने बार-बार अपने जुल्ञाहा 
होने की घोषणा की हे ।& जुलाहे सुसलमान होते हैं। हिंदू जुलाहे 
कोरो कहलाते हैं । एक स्थान पर उन्होंने अपने को 
८. कबीर कोरी? भी कहा है ।+ संभव है, 'जोल्ाहा? कहने से 
उनका अमिप्राय केवल पेशे से हो, उनके धर्म का 
उसमें कोई संकेत न हो । जनश्रति के अनुसार वे जन्म से तो हिंदू थे, 
किंतु पाले-पोसे गये थे सुसल्लमान के घर में । परंतु इस बात का प्रमाण 
मित्रता हैं कि उनका जन्म बस्तुतः सुसलमान परिवार में हुआ था। 
एक पद में, जो आदिय्र॑थ में रेदास के नाम से और रज्बदास के सवोगी 
में पीपा के नाम से मिलता हे, लिखा हैं कि जिसके कुल में इंद- 
बकरीद मनाई जाती हे, गोवध होता हैं, शेख शहीद और पोरों 
की मनोती होती है, जिसके बाप ने ये सब काम किये उस पुत्र कबीर 
ने ऐसी धारणा घरी कि तीनों लोकों सें प्रसिद्ध हो गया ॥% पदुकतों 
का अभिप्राय यह है कि भक्ति के ल्षिए कुल की उच्चता कदापि आवश्यक 


#& तू ब्राह्मण, में कासी का जुलाहा, चीन्हि न मोर गियाना ।-- 
कृ० ग्र ०, पू० १७३, २५० ओर उदाहररणों के लिए देखिए क० ग्र ०, 
पृ० १२८, १२४; १३१, १३४; १८१, २७० और २७१ | 
+ हरि कौ नाँव अरे पद दाता, कहे कबीरा कोरी । 
-+क० ग्र ०, पु० २०५, ३४६। 
» जाके ईद बकरीद कूल गऊरे बध करहि मानियहिं शेख शहीद पीरा | 
जाके बापि ऐसी करी, पूृत ऐसी धरी, तिहुरे लोक परसिध कबीरा ॥। 
-- ग्रन्थ, पूृ० ६६८; सर्वाँगी, पोड़ी हस्तलेख पृ० ३७३, २२ । 


है ५ कि है ध चर क्र 
४५ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


नहीं | इससे प्रकट होता हे कि कबीर सुसलमान कुल सें केवल पाले- 
पोसे ही नहीं गये थे, पेंद्रा भी हुए थे$ । पोपषा और रेदास,दोनों कबीर 
के ससमकाल्लीन आर गुरुभाई थे | इसलिए कबीर के कुल के संबंध में 
जा कुछ उनमें से कोई कहे, उस पर विश्वास करना चाहिए | 

जनश्रति के अनुसार कबीर के पोष्य पिता का नाम नीरू अथवा 
नूरुद्दीन था और माता का नीमा जिन्हें उसके चास्तविक माता-पिता के 
ही नाम समझना चाहिए । 

जनश्रति ही के अनुसार कबीर का जन्म काशी सें हुआ था और 
निधन मगहर में | इस बात में तो संदह नहीं कि कबीर उस प्रांत के 
थे जहाँ पूरवी बोली जाती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा हे कि मेरी 
बोलछी “पूरबी” हे, जिसे कोई नहीं समझ; सकता; उसे चहीं समझ सकता 
है जो ठेठ पूरच् का रहनेवाल्ा हो |)८ पंजाब में संग्रहोत ग्रंथ साहब सें 
भी उनको बाणी ठठ प्रबो हे । 

किसी ज्ञान-गर्वित ब्राह्मण के यह कहने पर कि “तुम जुलाहे हो, 
ज्ञान-वान क्या जानों ?? उन्होंने बढ़े गय के साथ कहा था मेरा ज्ञान 
नहीं पहचानते १ अगर तुम ब्राह्मण हो तो मैं भी तो “काशी का 
जुलाहा हूँ + | सचमुच काशी में किस जिज्ञासु को हान की प्राप्ति नहीं 
हो जाती ! आदि ग्रन्थ में के एक पद में उन्होंने कहा हे कि सारा 
जोवन मैंने काशी ही में बिताया है |- अतएंव इस बात में संदृह नहीं 








# इन पदों में यह स्पष्ट नहीं कहा गया है कि उनके माता-पिता 
मुसलमान थे । सम्भव हूँ, यहाँ माता-पिता से तात्पय पालने-पोसनेवाले 
माता-पिता से हो ।--संपादक | 
> मेरी बोली पुरबी ताहि लखे नहिं कोय । 

मेरी बोलो सो लखे घुर पुरव का होय ॥--क  ग्रं०, पृ० ७६ पाद २। 

+ देखो पृष्ठ ४४ की टिप्पणी (१)। 

+ सकल जनम सिवपुरी गंवाया-- प्रन्थ', पृ० १७६, १५। 


दूसरा अध्याय ४५ 


कि कबीर के जीवन का बड़ा भाग काशी में व्यतीत हुआ था । परन्तु 
क्या इससे"यह भी मान लिया जाय कि येंदा भी वे काशी ही में हुए 
थे ? यह असम्भव नहीं; हिन्दू भावों से ओव-प्रोत उनकी विचार-घारा 
भी इस बात की ओर संकेत करती हे कि उनका बाह्यक्राल काशी-सद्श 
किसी हिन्दू नगरी में हिन्दू वातावरण में व्यतीत हुआ था। आदि ग्रन्थ 
में के एक पद से मातम होता है कि उनके विचार ही नहीं, आचार भी 
आरम्भ ही से हिन्दू साँचे में ढल यये थे। 'राम रास! की रट, नित्य नई 
कोरी गगरी में भोजन बनाना, चोका-पोतवाना, उनकी इन सब बातों से 
उनकी अम्सा तंग आ गई थीं & । 

परन्तु आदि ग्रन्थ के एक पद में कबीर कहते हैं कि मगहर भी 
कोई मामूली जगह नहीं, यहीं तुमने मुझे दर्शन दिये थे। काशी में तो 
मैं बाद में जाकर बसा | इसी से फिर तुम्हारे भरोसे सगहर बस गया 
हैँ ।:: इससे जान पड़ता हे कि काशी में बसने के पहले वह केवल 
सगहर में रहते ही नहीं थे, वहीं उन्हें पहले पहल परमात्मा 
का दर्शन भी प्राप्त हुआ था । अधिक संभव यह हैं कि कबीर का जन्म 
समगहर ही में हुआ हो, जो आज भी ग्रधानतया जुलाहों की बस्ती है । 
गोरखनाथ जी का प्रधान स्थान गोरखपुर मगहर के बिलकुल नजदीक 
है। जिस जमाने में रेल नहीं थी उसमें योगियों का गोरखपुर आते-जाते 


$% नित उठि कोरी गयरी आने लीपत जीउ गयो । 
ताना बाना कछ न सूझे हरि रसि लपटयो ॥ 
हमरे कुल कउने राम कह्मों । 
“ही, पू० ४६२, ४। 
न्‍ तेरे भरोसे मगहर बसियो,मेरे तन को तपनि बुाई । 
पहले दरसन मगहर पायो, फुनि कासी बसे आईं ॥ 
“वही, पूृ० ४२३; कर ग्रं० पृ० २६६, १० । 


जथ ढ २ » 
३ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


मगहर में ठहर जाना असंभव नहीं । यहीं से कबीर पर हिंदू भावों ओर 
योगमूलक विरक्ति का आरंभ हो जाता है। जान पड़ता है कि कबीर को 
योग की बातों का ज्ञान गोरखएंथी योगियों से ही हुआ था । योगाभ्यास 
के द्वारा उनको परमात्मा की कलक तो मिल गई थी परंतु वे किसी ऐसे 
पहुँचे योगी के प्ले न पड़े जो उनको पूर्णानुभूति की दशा तक पहुंचा 
देता । उनके ग्रन्थों में हम गोरखनाथ की तो भूरि-थ्रिं अशंसा पाते हैं 
किनु अधकचरे गोरखरपंथियों की निंदा । माया के वास्तविक स्वरूप को 
गोरखनाथ अच्छी तरह जानते थे, इसी से वे उसको लक्ष्मण की भाँति 
त्याग सके थे | नारी से विरक्त होकर वे अमर हो गये थे | कलिकाल 
में गोरखनाथ ऐसा भक्त हुआ कि माया में पड़े हुएं अपने गुरु से उसने 
राज्य छुइवा दिया ।-- जिस आनंद का सुखदेव भी बहुत थोड़ा ही 
सा उपभोग कर सके थे, उसका पूर्योपभोग गोरखनाथ, भत्‌ हरि 

गोपीचन्द आदि योगियों ने किया था |-: अधकचरे जोगियों को उन्होंने 


(सबक की ननन-++3++०नन नाना नअम न, 


मेकालिफ़ ने गलती से दूसरी पक्ति का अर्थ किया है पहले मेने 
काशी में दर्शन पाये और फिर मगहर में आकर बसा जो प्रसंग के 
प्रतिकूल हैँ भौर स्पष्ट ही गलत है । 
4 राम गुन बेलड़ी रे अवध गोरषनाथि जाणी । 
. ++क» ग्र॑ं०, पृ० १४२, १६३ | 
निरगुण सगुण वारी संसारि पियारों, लखम रिए त्यागी, गोरषि निवारी | 

“ही, पृ० १६६, २३२ । 
+ गोरषनाथ न मुद्रा पहरी मस्तक हू न मुंड़ाया । 
ऐसा भगत भया कलि ऊपर गुरु पे राज छड़ाया ॥ 

“जवही, पृ० १५९, २९८। 
सै ता मन का कोइ जाने भव । रंचक लीन भया सूषदेव ।। 
गोरपष भरथरि गोपी चन्दा । ता मन सों मिलि करें अनंदा ॥ 

“-क० ग्रं०, पृ० ६९, ३३ ! 


दूसरा अध्याय ४७ 


कहा है कि वे जदा बाँध-बाँध कर मर गये पर उन्हें सिद्धि न आाप्त हुई २ 
इन सब बह्तों को देखते हुए मेरी ग्रत्रत्ति सगहर ही को उनका जन्म- 
स्थान मानने की होतो हे | माजूम होता है कि इसी लिए काशी छोड़ने 
पर मगहर को उन्होंने अपना निवासस्थान बनाया | 
योगियों तथा साधुओं के सत्संग से जब कबीर के हृदय में विरक्ति 
का भाव उदय हुआ तब वे पूर्ण आध्यात्सिक जागर्ति के लिए व्याकुल हो 
उठे। घर में रहना उनके लिए दूभर हो गया | कामकाज सब छोड़ दिया । 
साना-बाना पड़े रह गम ।,८ संसार से उदासीन होकर जंगल छान डाले,-- 
त्तीर्थाटन किए , पर उनके मन को शांति न हुई । परमात्मा के दर्शन करा 
देनेवाला कोई समर्थ साथ उन्हें मित्रा नहीं। हाँ, ऐसे बहुत मिज्ञे जिंनसें 
भक्ति कम, अहंकार अधिक था |& परंतु कबीर को ऐसे लोगों से क्‍या 
मतलब था | उनसे वे क्‍या सीखते ? हाँ, उन्हें सिखा अवश्य सकते थे । 
कामिनि श्रेंग विरकत भया रक्त भया हरि नाई। 
सापी गोरपनाथ ज्यू, अमर भये कलि माई॥॥ 
। “वही, पृ० ५१, १२ ॥ 
+- जठा वाँधि-बाँधि जोगी मृए, इनमे किनहु न पाईं। 
“वहीं, पृ० १९४, ३१७। 
* तनना बुनना तब तज्या कबीर, राम नाम लिख लिया सरीर |० 
“वही, पृ० ६४५४, २१ | 
- जाति जुलाह्ा बाम कबौरा, बन-बन फिरों उदासी। 


| “वही, पुण १८९, २७० 
ह वृदाबन दूद्चों, ढूंढयोँ हो जमुना को तीर । 
राम मिलन के कारने जन खोजत फिरें कबीर ॥ 
-“पौड़ी हस्तकेख', यपृ० १६७ (अर) 
९ थोरी भगति बहुत अ्रहकारा । ऐसा भक्‍ता मिलें अ्पारा ॥ 
“के० ग्रं०, पृ० १३२, १३७। 





श्र: हिन्दो काव्य में निगुण संप्रदाय 


कबीर कुछ दिन मानिकपुर में सो रहे | शेख तकी को ग्रशंसा सुतकर वे 
वहाँ से ऊँजी जोनपुर होते हुए कूसी गण । कूसी में भी वे कुछ दिन 
तक रहे । उन्हें शे् तड़ी को बत्रल्लाना पड़ा कि परमात्मा स्वव्यापक 
है; अकर्दी सकी को जवाना पड़ा कि तुम क़र्वानी जिबह इत्यादि करके 
पाप कमा रहे हो, किसी जमाने में भी ये काम हलाल नहीं हो सकते | 
वे गुल बअनन नहीं आय थ पर क्या करत, उनसे रहा नहा गया |५८ वे 
तो स्वयं ऐसे एकाघथ आदमी को हू ढ़ रहे थे जो रामभजन में शूर हो । -- 
उनको अनुभव हुआ कि परमात्मा के दशनों के लिए वन में ही कोई 
अनुकूल परिस्थिति नहीं होती | अंत में उनकी भी खोज सफल हुई 
और जनाकीस काशी में उनको एंक आदमी मिला, जो जाति-पॉति के 
अहंकार से दूर था, परमात्मा के सम्मुख मनुष्य मनुष्य में किसी भेद- 
भाव को न मानता था, और जो अपने ज्ञान-बल से कबीर की महती 


» घट घट अविनासी अहे सुनहु तकी तुम सेख । 

“-बीजक?, रमेनी ६३. 
मानिक्रपुरहि कबीर बसेरी। मदहति सुनी सेख तकि केरी ।। 
ऊजी सुनी जवनपुर थाना। भूंसी सुनि पीरन के नामा ॥ 
एकइस पीर लिखे तेहि ठामा | खतमा पढ़ें पैगंबर नामा॥ 
सुनत बोल मोहि रहा न जाईं। देखि मुकर्बा रहा भुलाई॥ 
नबी हबीबी.. के जो कामा | जहेँ लौं ग्रमल सब हरामा ॥ 

सेख अ्रकर्दी सकी तुम मानहु बचन हमार । 
आदि अंत और जूग जुग देखहु दृष्टि पसार |। 
द वही, रमेनी ४५ । 
+ कहे कब्रीर राम भजवें को एक आध कोइ सूरां रे। 
| “क० ग्र०, पृ० ११५, ८५ | 
+ घर तजि बन कियो निवास । घर बन देखौं दोउ निरास | 
“वही, पु० ११३, ७९। 





दूसरा अध्याय ६ 


आकांक्षा को पूण कर सकता था, जिसके उपदेश से कबीर को मालूम 
हुआ कि जिसको हूं ढने के लिए हम वाहर भटकते फिरते हैं वह 
परमाःमा तो हमारे हो शरीर में निव|स करता है# । यह साधु स्वामी 
रामानंद थे । 

कहते हैं कि रासानंद पहले मुसलमान को चेला बनाने में हिचके । 
इस पर कबीर ने एक युक्ति सोची | रामानंद जी पंचर्गंगा घाट पर रहते 
थे और सदेव ब्राह्म-मुहूर्त में गंगास्नान करने जाया करते थे | एक दिन 
जब कबीर ने देख लिया कि रामानंद स्नान करने के लिए चले गये तो 
सीड़ी पर लेट कर वह उनके लौटने की बाद जोहने ज्ञगा। रामानंद 
लोटे तो उनका पाँव कबीर के सिर से टकरा गया। यह सोचकर कि 
हमसे बिना जाने किसी का अयकार हो गया है, रामानंद 'राम राम! कह 
उठे । कबीर ने हर्षोत्फुरज् होकर कहा कि किसी तरह आपने मुझे दीक्षित 
कर अयने चरणों में स्थान तो दिया | उसके इस अनन्य भाच से रामानंद 
इतने प्रभावित हो*“गये कि उन्होंने उसे तत्काज्न अपना शिष्य बना लिया | 


समुहसिनफनी काश्मीरवाले के लिखे फारसी इतिहास अन्य तवारीख 
दव्षिस्ताँ से भी यही बात प्रकट होती हे। उसमें क्िखा है कि कबीर 
जोलाहा ओर एकेश्वरवादी था। अध्यात्म-पथ में पथप्रदर्शक गुरु की 
खोज करते हुए वह हिंदू साधुओं ओर मुसलमान फकीरों के पास गया 
ओर कहा जाता है कि अंत सें रामानंद्‌ का चेला हो गया» । 
परंतु कुछु लोग रामानंद को न मानकर शेख तकी को कबीर का शुरु 
मानते हैं | इस मत का सबसे पहला उल्लेख खज़ीनतुल आसफ़िया 
में मिलता है, जिसे प्लोलवी गुलाम सरबर ने सन्‌ ६८६८ है० में छुपवाया 


४8 जिस कारनि तटि तीरथ जाहीं । रतन पदारथ घटही माहीं | 


“वही, ६०२, ४२। 
> कबीर ऐंड दि कबीर पंथ्थ' में उद्घृत, पृ० ३७ | 


४५ हिन्दों काव्य में निगुण संप्रदाय 


था | विस्कट' साहब ने भो इस ग्रंथ के आधार पर अपने कवीर ऐश्ड दि 
कबीर पंथ में बढ़े जोर-शोर से इस सत का समर्थन किया है। परंतु 
दर्व्िस्ताँ का साचय उनकी सरगर्मी से कहीं अधिक मूल्यवान हे | इति- 
हासकार मुहसनफती अकवर के समय में हुआ था | रामानंद के समय 
को पहले से पहले जे जाने पर भी सुहसनफनी ओर उनके समय सें सचा- 
डेढ़ सो चर्ष का अंतर रहता है। अतएवं उन्होंने जिन जनश्रतियों 
के आधार पर यह लिखा है, वें आजकल की जनश्रुतियों से अधिक 
प्रामाणिक हैं। शेख तकी कबीर के गुरु थे, इस संबंध में किसी इतनी 
प्राचोन जनश्रति का होना नहीं पाया जाता। इस बात की भी 
आशंका नहीं हो सकती कि मुहसनफनी ने पक्षयात के कारण ऐसा 
लिखा हो । 

मुहसनफनी हो ने नहीं, ओर लोगों ने भो इस बात का डल्लेख 
किया है कि कबीर रामानंद के चेले थे। नाभाजी ने सं० १६४२ के 
लगभग भक्तमाल की रचना की थी। उसमे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में 
कबीर को रामानंद का चेल्ा लिखा हें। उनसे एक-दो पीढ़ी पहले 
ओइडेवाल्े हरोराम शुक्ल हो गये थे, जो साहित्य-संसार तथा संत- 
समुदाय में “व्यास! जी के नाम से प्रख्यात हैं। इनके संबंध में यह 
ख्याति चल्ली आती हे कि ४६ वर्ष की अवस्था में ये संचत्‌ १६१८ में 
राधावह्ल्वभी संप्रदात्ं के अवर्तक स्वामी हितहरिवंश जी के शिष्य हुए 
थे |& हितइरिवंश जी का जन्म-संवत्‌ देर से देर में मानने से संवत 
१४५8 ठहरता है, यद्यपि सांप्रदायिक मत के अनुसार उनका जन्म 
१९३० में हुआ था| अतएवं व्यास जी का संसर्ग० ऐसे लोगों के साथ 
था जिनके समय के आरंभ तथा कबीर के समय के अंत में आधो 
शताब्दी से अधिक का अंतर नहीं था। उनसे इस संबंध में व्यासजी 


ितलन्‍न्‍भभन 





श् 'शिवसिहसरोज', पृ० ५०७। 


दूसरा अध्याय २१ 


ने जो कुछ सुना होगा, वह विश्वसनीय होना चाहिएु। व्यासजी 
चेकंटवासी संतों की रत्यु पर शोक मनाते हुए कहते हैं--- 
साँचे साधु जू रामानंद | 
जिन हरिजी सों हित करि जान्यों, और जानि दुख-दंद ॥| 
जाको सेवक कबीर घीर अति सुमति सुरसुरानंद। 
तब रंदास उपासिक हरि कौ, सूर सु परमानंद ॥| 
उनते प्रथम तिलोचन नामा, दुख-मोचन सुख-कंद । 
खेम सनातन भक्ति-सिथु रस रूप रघ्‌ रघरनद ॥। 
अलि रघ्वंशहि फब्यों राधिका-पद-पंकज-मकरंद । 
कृष्णदास हरिदास उपास्यो, वृ दावन को चंद ।। 
जिन बिनु जीवत मृतक भये हम सहत विपति के फंद । 
तिन बिन उर को सूल मिटे क्‍यों जिये उयास' अति मंद |& 
इससे स्पष्ट हे कि कबीर रामानंद के शिष्य थे | 
कबीर के शिष्य घमंदास की चाणी से भी यही बात प्रकट होतो 
है। कबीर के कट्दर भक्त गरीबदास भी यही कहते हैं, यद्यपि चे गुरु 
से चेले को अधिक महत्व देते हैं ओर उसे गुरु के डद्धार का कारण 
बताते हैं-. 


गरीब रामानंद से लख गुरु तारे चेले भाइ। 
चेलों की गिनती नहीं,--परद में रहे समाइ» ।। 


& बाब्‌ राघाइष्णदास ने इस पद को अपने सूरदास के जीवन- 
चरित्र में उद्ध,त किया हैँ । वे प्राचीन साहित्य के बड़े विद्वान थे। खेद 
है कि में व्यास जी की बानी नहीं पा सका ।--राधाक्ृष्णुदास-ग्र था- 
बली' प्रथम भाग, पृ० ४५४ । 

> हिरंबर-बोध, पारख भंग की साखी, ३२ । 


6 » 
श्र हिन्दी काव्य में निगुश संप्रदाय 


है. 


“हम काशी सें प्रकट भये हैं, रामानन्द चेताये ।! & कबीर की मानी 
जानवाली इस उक्ति का भी यह अथ नहीं कि रामानन्द ने कबीर को 
जगाया बल्कि यह कि कबीर ने रामानन्द को ऊगराया | परतु यह मान 
लेने पर भी, यह कोई नहीं कह सकता कि यह रामानन्द को कबीर का 
गुरु मानने सें बाघक है | गोरखनाथ ने मदछंदरनाथ को जगाया किन्तु 
यह कोई नहीं कहता कि गोरखनाथ मदर के चेजले नहीं थे। असल 
में यद्ध चर यही. बतक्ाने के किए गढ़ गया हूं कि रामानन्द के 
चेज्े होने पर भी कबीर उनसे बड़े थे | परंतु स्वतः कबीर ने अपने 
श्रापको अपने गुरु से बढ़ाने का अयत्न नहीं किया और रामानन्द की 
रत्यु का उल्लेख करते हुए वीज़क के एक पद में बड़े उत्साह से उन्होंने 
उनकी महिमा गाई हे-- 
आपने अस> किये वहुतेरा । काहु न मरम पाव हरि केरा॥ 
इंद्री कहाँ करे विसरामा । (सो) कहाँ गये जो कहत हुते+- रामा ॥ 
सो कहाँ गये जो होत सयाना । होय मृतक वहि पदहि समाना ॥। 
रामानंद रामरस माते । कहहि कबीर हम कहि कहि थाके< ।। 
कबीर कहते हैं कि उन हरि का भेद कोई नहीं जानता, जिन्होंने 
बहुतों को अपने समान कर दिया हे | [ ज्ञोग समझते हैं कि रामानंद 
वेंसे ही मर गये जेसे और मनुष्य मर जाते हैं, इसी से पूछा करते 
हैं. ] उनकी इंद्विझाँ कहाँ विश्वास कर रही हैं ? उनका “रास? 'राम! 
कहनेवाज्ा जीवात्मा कहाँ गया १ [ कबीर का उत्तर हे कि ] वह मरकर 
परम पद्‌ में समा गया हे । [ क्योंकि ] रामानंद रामरूप मदिरा से मत्त - 


७७७ 





$ क० श०, भाग २, पृ० ६१ । 
2 कुछ प्रतियों में अपन आस किजे?, पाठ भी मिलता है। 
+ होते | 


£ बीजक', पद ७७ ॥ 


दूसरा अध्याय श्३्‌ 


थे | हम कहते-कहते थक गये [ परंतु लोग यह भेद हो नहीं समसद 
पते || 

क्या अशश्चय हे कि कबीर इस पद सें रामानन्द को साज्षात्‌ हरि बना 
रहे हों ? गुरु तो उनके मतानुसार परमात्मा होता ही है | रामानंदी 
संप्रदाय में तो रामानन्द राम के अवतार माने ही जाते हैं, नाभाजी ने 
भी उनको कुछ ऐसा ही माना हे-- 

श्रीरामानंद रघुताथ ज्यों दृत्तिय सेतु जग-तरन कियो । 

कबीर कर “आपन अस किये बहुतेरए' और नाभाजी का “दुतिय सेतु 
जग-तरन कियो” अगर एक साथ पढ़े जायेँ तो माजूम होगा कि दोनों 
रामानंद के संबंध में एक ही बात कह रहे हैं । 

कबीर-अंथावली के एक पद में कबीर ने परमात्मा के सम्मुख 
परमतत्त्व-रूप, सुख के दाता, अपने साधु-गुरु की खूब अशंसा की हे, 
जिससें सच्चे गुरु के गुण पूरी मात्रा सें विद्यमान थे, जिसने हरि-रूप रस 
को छिड़ककर कामार्नि से उसे बचा लिया था और पाषंड के किवाइ 
खोलकर उसे संसार-सागर से तार दिया था--- 

राम! मोंहि सतगूर मिले अनेक कलानिधि, परम-तत्व सुख्दाई। 

कामन्थगिनि तन जरत रहो है, हरि-रसि छिरक्ति बुझाई | 

दरस-परस तें दुरमति नासी; दीन रटनि ल्‍यो प्माई। 

पाषंड-भरम-कपाटद खोलिके, अनभे कथा सुनाई ॥ 

यहु संसार गंभीर पग्रधिक जल, को गहि ल्यावे त्तीरा। 

नाव जहाज खेबइया साथू उतरे दास फबीरा#& ॥। 
ये सब बाते रामानंदु पर ठीक उत्तरती हैं। उस समय सध्यदेश में वही 
एक साधु था जिसने पाषंड के दरवाज़े खोल डाले । 

अंथ साहब से कबीर का एक पद है जिसमें उन्होंने कहा हे कि 


9 क० प्रं०० पू० १५२, १६०। 


हिन्दी बच ८5 न 
धर बन्दी-काठ्य में निगुण संप्रदाय 


मैंने अपने घर के देवताओं और पितरों की बात को छोड़कर गुरु 
के शब्द को गदर किया है ७ इससे प्रकट होता है कि उन्होंने कोई 
ऐसा गुरु बनाया था जिसके लिए उन्हें अपने कुल की परेंपरा छोइनी 
पढ़ी | अगर शेख तक़ी उनके गुरू होंते तो वे यह बात क्यों कहते ? 
अतएव यदद बात असंदिग्ध है कि रामानंद कबीर के गुरु थे । ॥॒ 

रामानन्द के अतिरिक्त कबीर के समकालीनों में से एुक ही व्यक्ति 
ऐसा है जिसका नास कबीर ने विशेष आदरपूर्वक लिया हे ।३८ इनका 
नाम कबीर ने पीर पीतास्वर बतज्ाया है जिनके पास जाना थे हज्ज 
अथवा तीर्थाटन समझते थे। कबीर ने उनका जो वर्णन किया है 
( उनका कक्ष कीतन, उनके गले में की कंठी और जिह्ना पर का राम! ), 
वह यहदी सूचित करता है कि कि वे वेप्णव थे जो रामानन्द की ही भाँति 
हिंदू-सुसलमान का भेद-भाव नहीं मानते थे ओर इसी लिये शायद कबीर 
की श्रद्धा के भाजन हुए। उनके नाम के पहले आये हुए 'पीर” शब्द को 
केवल्न “गुरू का पर्याय सममना चाहिये । उनकी महिमा कबीर ने यहाँ 
तक गाई कि देवर्षि नारद, शारदा, बह्मा ओर जच्मी को भो उनकी 
सेवा करते हुए दिखाया है। पता नहीं कि ये पीर पीतांवर रहनेवाले 
कहाँ के थे । 'गोमती-तीरः जौनपुर की ओर संकेत करता हे । 


& घर के देव पितर की छोड़ी गूर को सबद लयो । 

हि -- ग्रन्थ, ४६२, ६४ | 

» हज्ज हमारी गोमती-तीर। जहाँ बसहि पीतम्बर पीर॥॥ 
वाहु वाहु क्‍या खूब गावता है । हरि का नाम मेरे मन भावता है । 
नारद सारद करहि खबासी । पास बेठी विधि कंवला दासी |॥ 
कंठे माला जिहवा राम। सहस नाम लैं,ले करो सलाम | 
कृहत कबीर राम-गुन गावो। हिंदू तुरुक दोउ सभकावों॥॥ 
““क० ग्र०, पृ० ३२३०, २१४ । 


दूसरा अध्याय भ्ज्‌ 


कबीर का समय बड़े विवाद का विषय हू | उनके जन्‍म के संबंध 

मे यह दोह्य पसिद्ध ह-- 
चौदद सो पचपन साल गये, चंद्रवार एक ठाठ ठये। 
जेठ सुदी वरसायत को, युरतमासी तिथि प्रगट भये ॥ 

इसके आधार पर कबीर कसोरी में उसका जन्‍म सं" १४५७५ के 
ज्येद् की पूर्णिमा को सोमवार के दिन माना गया हे | बाबू श्यामसुन्दर 
दास जी ने “साल गये” के आधार पर उसे १४६४६ सं० मात्रा है, जो 
गखित के अनुसार भी ठीक बँठता है | परंतु इस संवत्‌ को मानने से 
रामानंद जी की रूत्यु (सं० १४६७ ) के समय कबीर की अचस्था 
केवल ग्यारह वर्ष को ठहरती है, जिससे उसका रामानंद्‌ का शिष्य होना 
घटित नहीं होता। राभमानंद जी के शिष्य होने के समय कबीर निरे 
बालक न रहे होंगे। बिना विशेष विरक्तावस्था के जागरित हुए न रामा- 
नंद ही किसी मुसलमान को चेला घना सकते थे और न कबीर हो किसी 
हिंदू के चेले बनने के लिए उत्सुक हो सकते थे । उस समय कम से 
कम उनकी अवस्था अठारह वर्ष की होनी चाहिये । एक-दो व कम से 
कम उससे रामानंद जी का सत्संग भी किया होगा । अतएब कबीर का 
जन्म सं० १४४७ से पहले हुआ होगा, पीछे नहीं । 

कबीर के समय तक नामदेव करामाती कथाओं के केन्द्र हो गये थे 
जिससे मालूम होता है कि वे कबीर से पहले हुए थे। नामदेव की 
रत्यु सं० १४०७ के लगभग हुई थी, अतएव कबीर का आविर्भाच संं० 
१४०७ ओर १४४७ के बीच किसी समय में मानना चाहिए। भेरी 
समम में सं० १५४२७ के आस-पास उनका जन्म मानना उचित है| 


कबीर साहब पीपा के समकालीन थे | पीपा के जीते जी कबीर को 


बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो गे थी। पीपा का समय हम ३४१० से १४६० 
तक मान आये हैं | कबीर पीपएजी से अवस्था में छोटे हो सकते हैं, 


में आल ० 
श्द् हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


कितु बहुत छोटे नहीं । इस चृष्टि से भी १४७२७ के आस-पास उनका जन्म 
मानना उचित है । 


मूत्यु के निकट कब्रीर बहुत प्रसिद् रहे होंगे | इसलिए उनको जन्म- 
तिथि का ज्ोगों का ज्ञान रहा हो, चाहे न रहा हो, उनकी पुण्यतिथि का 
ज्ञान अवश्य रहा होगा । उनकी निधन-तिथि के बारे में दो दोहे प्रचल्षित हैं, 
जो प्राय; एक ही के रूपांतर माजूम होते हैं& । एक के अनुसार उनकी 
खत्यु सं० १४०४ ओर दूसरे के अनुसार ११७९ में हुईं | इनसें से एक 
अवश्य सही होना चाहिए । पहला अधिक संगत माजूस पढ़ता है । 
उसके अनुसार उनकी आयु लगभग ८० वर्ष की होती है | अनुमान यह 
होता है कि सिकंदर लोदी ( राज्य सं० ११४६ से १४७२ ) के साथ 
कबीर का नाम जोइने के उद्देश्य से ही किसी ने और पाँच मो” की 
जगह 'पछुत्तरा! कर दिया है । कबीर पर किसी शासक की कोप-दृष्टि 
अवश्य हुईं थी, पर वह शासक सिकंदर ही था, इसका कोई विशेष प्रमाण 
नहीं मित्रता | प्रियादास जी ने सिकंदर ही को अधिक जुज्मी सुना होगा, 
इसी से उसके द्वारा कबीर पर जुल्म होना लिख दिया होगा | 


कबीर के जीवन की घटवाओं में शेख तक़ी का नाम भी लिया जाता 
है | रेवरेंड वेस्कट ने इस नाम के दो व्यक्तियों का उल्लेख किया हे, 
एक मानिकपुर कड़ा के ओर दूसरे #ऋूसी के | मानिकपुरवाले शेखर तक़ी 
चिस्तिया खानदान के थे | उनकी झत्यु सं०१६०२ ( हैं० १४४३ ) में 
हुईं । कू सीवाल्े तक़ी सुहवंदी खानदान के थे और स्वामी रामानंद 
आम हक वीर लमलल का वलियतक कक कल जी पिन आस तल तओ 

#& संवत पंद्रह सौ भौ पाँच मो, मगहर को कियो गैँवन । 

अगहन सुदी एकादसी, मिले फ्वन में फ्बन॥ १ ॥ 

संवत पंद्रह सौ पछत्तरा; कियो मगहर को गवन | 

माघ सुदी एकादसी, रलो पवन में पवन) २॥ 


दूसरा अध्याय ७ 


के समकालीन थे | इनकी खझत्यु सं० १४८६ ( डै० १४२६ ) में हुई । 
परंपरा के अनुसार भूं सीवाल शेख तक़ी ही कबीर के समकालीन थे& | 
इनके समय की प्राचीनता के कारण विद्वानों को इसमें संदेह होता है । 
परन्तु सं० १४५०५ (है० १४४८) में कबीर की झूत्यु सानने से इस संदेह 
के लिए जगह नहीं रह जाती | उल्मा लोग भी इसी संवत को मानते हैं | 

मॉनुमेंटल एंटिक्विटीज़ आँव दि नाथ वेस्टने प्रॉविसेज़ के 
लेखक डाक्टर फ्यूरं के अनुसार संवत्‌ १९०७ ( १४६० है० ) में नवात 
बिजलीखाँ पठान ने कबीर की कबर के ऊपर रोजा बनवाया था जिसका 
जी्ोडार संवत्‌ १६२४ ( १५६७ ई० ) में नवाब फिदाईसोँ ने करवाया । 
इससे भी इस मत की पुष्टि होती हे | परन्तु खेद है कि डाक्टर फ्यूर ने 
अपने प्रमाणों का उल्लेख नहीं किया | 

जान पड़ता है कि कबीर विवाहित थे | उनकी कविता में स्थान- 
स्थान पर 'लोहई” शब्द आया है जिससे अनुमान किया जाता है कि लोइ 
उनकी ख््री का नाम॑ हे जिसे संबोधित कर ये कविताएँ कही गई हैं । 
परन्तु अधिक स्थानों पर लोईं 'लोग” के अर्थ में आया हे ओर 'लोग” लोक 
का अ्रपश्नश रूप है। हाँ आदिय्रंथ में दो स्थल+ ऐसे हैं, जिनमें 'तोई? 


९9 कहते हैं कि कबीर कुछ दिन तक भूसी में शेख तक़ी के पास 
रहे थे। खाने-पीने के संबंध में सत्कार का भ्रभाव देखकर जब कबीर 
कुड़बुड़ाये तब शेखजी ने उन्हें शाप दे दिया जिससे वे छः मास तक 
संग्रहणी से ग्रस्त रहे | श्रब तक भूंसी में एक कबीर नाला हैं। कहते 
हैं कि उन दिनों कबीर जिस नाले में जाया करते थे, वह यही था। 

+ कहते कबीर सुनहु रे लोई । अब तुमरी परतीत न होई॥ 

“अ्रन्थ, पू० २६२ 
सुनि अंधली लोई बे पीर। इन सृडियन भजि सरन कबीर || 
“+क० ग्र ० २६६, १०६ ! 


में लिप 5 
५४ हिन्दी काव्य में निर्गुण संप्रदाय 


सी-वाचक हो सकता है। आदियंथ में एक पद ऐसा भी है जिससे ऐसा 
प्रतीत होता है जेसे कबीर का विवाह धनिया नामक युवती से हुआ हो 
जिसका नाम बदलकर उसने रामजनिया कर दिया हो । इसी से कबीर 
की माता को शोक होता है, क्योंकि 'रामजनी” तो चेश्या अ्रथवा 
वेश्या-पुत्री को ही कह सकते हैं । परन्तु इससे कबीर का अभिशग्राय दूसरा 
ही है। 'माता? माया है और “धनिया? उसका प्रधान अख्र कामिनी ओर 
'रामजनी” भक्ति, जिसमें कुब-मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता | 

जनश्रति के अनुसार कबीर के एक पुत्र और एक पुत्रो थो | पुत्र का 
नाम कमाल, पुत्री का कमाली था | पंथवालों के अनुसार ये उनके सगे 
जड़के-लड़की नहीं थे, बल्कि करामात के द्वारा सुर्दे से जिंदे किये हुए 
बच्चे थे जो उन्हीं के साथ रहा करते थे। इस छोटे से परिवार के 
पालन के लिए कबीर को अपने करघे पर खूब परिश्रम करना पड़ता था। 
परन्तु शायद उससे भी पूरा न पड़ता था, इसी से कबीर ने दो वक्त 
के लिए दो सेर आटा, आध सेर दाल, पाव भर थी ओर नमक ( चार 
आदमियों की खुराक ) के लिए & परमात्मा से प्राथना की जिससे 
निश्चित होकर भजन में समय बिता सके | साधु-सेवा की कामना से 
ओर अधिक अथ-संकट आ उपस्थित होता था | बाप की कमाई शायद 
इसमें खच हो चुकी थी | कबीर की स्त्री को यह बात खलती थी कि 
अपने बच्चे तो घर में भूखे ओर दुखी रहें और साधु लोगों की दावत 
होती रहे *: | मालूम होता हे कि कमाल घन कमाकर संग्रह करके 





# दुइ सेर माँगों चूना। पाव घीड संग लूना ॥। 
आघ सेर माँगों दाले | मोको दोनों बखत॑ जिवाके ॥।... 
““के० ग्रं०, पृ० ३१४ १५६ | 
2 इन मूड़िया समलो द्रव खोई । आवत जात कसर ना होई ॥... 


लरिका लरिकन खंवो नाहि। मुंड़िया अनदिन धाये जाहि ॥... 


दूसरा अध्याय श्६ 


माता को असन्न करता था। परन्तु इससे कचीर को दुःख होता था ।& 
पिता की झत्यु पर उसने सी अपने पिता के सार्ग का अलुसरण किया 
ओरवह अहमदाबाद की तरफ उनके सिद्धांतों का अचार करता रहा | 
“ कबीर ने सत्य के शोध में अपना जीवन व्यतीत किया था | अश्ञान 

के विरुद्ध उन्होंने घोर युद्ध किया था । हिंदू-सुसलमान दोनों पर उन्होंने. 
व्यंग्यों की बाख-वर्षा की, जिससे दोनों तिज्लमिल्रा उठे | सुलतान के दरबार 
में उनकी शिकायतें पहुंचीं। 'राजा राम! का सेवक भला पृथ्वी के किसी 
शासक की क्‍या परवा करता ९ उसने बेघइक सुजतान का सामना 
किया । % काजी ने दंड सुनाया | पर, कहते हैं कि हाथ-पाँव बाँधकर 
गंगा में डुबाने, आग मे जलाने, हाथी से कुचलवाने के सब ध्यत्न 
निष्फल हुएं। संत-परंपरा में ये कथाएं बहुत प्रचत्धित हैं कि अह्ाद के 
साथ कबीर की पूर्ण तुलना के लिये कथाएं गढ़ी गई हैं | स्लेच्छ-कुल में 
पेदा होने पर भी कबीर वेष्णव हो गया था, इस इष्टि से उसकी अहााद 
के साथ समानता थी ही । कबीर-म्रंथावली में भी इनका वर्णन है । 

इसी से उसकी प्रामाणिकता को भी हम अमेधद्य नहीं कह सकते | 

हाँ, अगर हम काजी” का अथ हिरण्यकश्यप का न्यायाध्यत्त मार्ने 


& बूड़ा वंश कबीर का, उपजा पूता कमाल | 
हरि का सुमिरन छाँड़ि के, ले आया घर माल ॥ 
“-बही १०१, ४१। 
» अहो मेरे गोविद तुम्हारा जोर | काजी बकिवा हस्तीतोर ॥... 
तीनि बार पतियारों लीना । मन कठोर अजहें न पतीना ॥ 

“. “वही पृ० २१०, ३६५; ३१४, १५५। 
गंग गोसाइनि गहिर गभी र, जेंजीर बाँधिकर खरे हैं कबीर ।... 
गंग लहरि मेरी टूटी जेंजीर, मृगछाला पश्‌ बेठे कबीर ॥ 

-“वही . ध्‌० २८०, ५० | 


हंदी में ९ न 
दर हिंदी काव्य में निगुण संप्रदाय 


भी हैं जो कबीरपंथ से अपना संबंध भूल गये हैं। पहाड़ के डोम 
प्रायः निरंकारी हैं। उनकी पूजाओं में कबीर का नाम आता हे | पहाड़ 
में प्रचत्षित माइ-फू क के मंत्रों म॑ं कबीर की गिनती सिद्धों मं की गईं है | 
कबीर पढ़ैौ-लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है “विद्या न पढ़ों 
बाद नहिं जानों? [& अत्ंव उनकी कविता साहित्यिक नहीं है | उसमें 
सत्यनिष्ठा का तेज, दइ॒ विश्वास का बल और सरलहृदयता का सौंदय 
है। बाबू श्यामसुन्दर दास-द्वारा संपादित कबीर-अ्न्थावली में आईं हुई 
साखी, पद और रमेखी में उनकी निगण वाणी बहुत कुछ प्रमाणित है | 
संपूर्ण बीजक भी प्रमाखित नहीं जान पढ़ता | उनकी कुछ कविताओं 
का संग्रह सिखों के आदिय्रंथ में भी हुआ है। इनके अतिरिक्त भी ओर 
कई ग्ंथ कबीर के नाम से प्रचलित हैं जो कबीर के नहीं हो सकते । 
डनके बहुत से ग्ंथ घमंदासी शाखा के महंतों ओर साधुओं के बनाये हुए 
हैं। उनके अन्थों की प्रमासिकता का विषय निर्गेण साहित्य नामक अध्याय 
में लिया जायगा | 
धर्मदासजी की कविता में यद्यपि वह ओज ओर तीच्णता नहीं है 
जो कबीर की कविता सें, फिर भी वह कबीर की कविता से अधिक मधुर 
ओर कोमत हैं। उन्होंने अधिकतर प्रेम की पीर की अभिन्‍्यंजना की 
है। उनकी शब्दी का कबीरपंथ में बहुत मान होता है । 
कबीर को खत्यु के इक्कीस वर्ष बाद सं० ३११२६ ( १४६६ है० ) 
में क्ाहोर के समीप तबघंडी नामक एक छोटे से गाँव में एक बालक 
का जन्म हुआ जिसके भाग्य सें कबीर के सत्य-प्रसारक 
रे, आंदोखन के नेतृत्व का भार अहण करना लिखा था । 
यह बालक नानक था| उसके पिता का नाम कल्लू 
और माता का तृप्ता था। बहुत छोटी अवस्था में उसका विवाह कर 


& क० ग्र ०, पू० ३२२, १८७ | 





दूसरा अध्याय ६३ 


दिया गया था | उसकी स्त्री का नाम सुलहूणा था जिससे आगे चक्कर 
उसके श्रीचंद्र ओर त्द्मीचंद नामक दो पुत्र हुएं। श्रीचंद ने सिखों की 
उदासी नामक एक शाखा का प्रवतन किया लो गुरु नानक को भी 
मानते हैं ओर अपने आप को हिंदू घेरे से अलग नहीं समझते | 
जच्मीचंद के वंश के लोग आज भी पंजाब के भिन्न-भिन्न भागों में पाये 
जाते हैं 
नानक सांसारिक दृष्टि से बहुत बोदा समझा जाता था। चटसार 
( पाठशाला ) में उसने कुछ नहीं सीखा । वह गृहस्थी के कुछ काम 
का न पाया गया | खेत रखाने सेजञा जाता तो खेत चराकर आता; बीज 
बोने के बदले वह किसी भूखे को दें आता । उसके बाप ने चाहा कि 
वह दूकान करे परन्तु दूकान भी थोड़े ही दिनों में चोपट हो गई । अंत 
में उससे निराश होकर उसके बाप ने उसे उसकी बहिन ननकी के यहाँ 
मेज दिया | ननकी का पति जयरास सरकारी नोकरी पर था। उसके 
कहने-सुनने से 'नानक को नवाब ने संडारी का पद दे दिया | अपनी 
बहिन का सन रखने के लिए नानक अपने नए काम को बड़ी लगन के 
साथ करने करगा | ऐसा मालूस होता था कि नानक अब दुनिया सें किसी 
कास का हो जायगा।| परंतु लिखा कुछ ओर ही था। साघु-संतों की 
सेवा उसने अब भी नछोड़ीथी। उनका सत्कार करने के ल्षिएं वह 
सदा सुठ्ठी खोले रहता था | इससे लोगों को उस्‌ पर संदेह होने छूगा | 
उस पर सरकारी रुपये हदप जाने का अभियोग लगाया गया। जाँच 
होने पर उसका पाई-पाई का हिसाब ठीक निकल्ला। उसके मान की 
तो रक्षा हो गई पर उसका उचटा हुआ मन फिर दुनियाँ के घंधों 
में लगा नहीं; क्योंकि उसके भीतर की आँख खुल गई थीं। उसने 
देखा कि संसार में मिथ्या का राज्य है। अतपुव मिथ्या के विरुद्ध 
उसने लद्डाई छेड़ दी। किंवदंतियों के अनुसार यह दिग्विजय करते 
हुए मक्का से आसाम ओर काश्मीर से सिंहल तक कह स्‍स्थाओों में 


६५ हिंदी काव्य में निगुण संग्रदाय 


पहुँचा | उसका स्वामिसक्त सेवक मरदाना, जहाँ-जहाँ वह चह गया 
वहाँ-वहाँ, छाया की तरह उसके साथ गया। उनका खरबसे अधिक 
प्रभाव पंजाब प्रांत में रहा जो उस समय इस्लास का गढ़ था। 
“नानक को यह देखकर बढ़ा दुःख होता था कि मिथ्या और पाषंड का 
जोर बढ़ रहा है ! “शाखर और वेद कोई नहीं मानता | वह अपनी-अपनी 
पूजा करते हैं | तुरकों का मत उनके कानों ओर हृदय में समा रहा है | 
ल्लोगों की जूडन तो खाते हैं ओर चोका देकर पवित्र होते हैं-.. देखो 
यह हिंदुओं की दशा है” | & एक हिंदू चंंगीवाले से उसने कहा था--- 
गो-आह्यण का तो तुम कर ल्ते हो | गोबर तुम्हें नहीं तार सकता | 
घोती टीका कगाये रहते हो, माला जपते हो, पर श्रन्न खाते हो स्लेच्छ 
का | भीतर तो पूजा-पाठ करते हो, किंतु तुरकों के सामने कुरान पढ़ते 
हो। अरे भाई ! इस पाषंड को छोड़ दो ओर भगवान्‌ का नाम लो 
जिससे तुम तर जाओगे [”+- 
यदि वस्तुतः देखा जाय तो नानक उन महात्माश्रों में से थे जिन्हें 
हम संकुचित अर्थ में किसी एक देश, जाति अथवा घर्म का नहीं बतला 
सकते | समस्त संसार का कल्‍ल्याझ उनका घेय था | इसीलिए उन्होंने 


# सासतु वेद न माने कोई | आपौ आपे पूजा होई ॥ 
तुरक मंत्र कनि रिदे समाई। लोकमुहावहि छाँडी खाई ॥ 
चौका देके सुच्चा होई। ऐसा हिंदू देखहु कोई ॥ 
आदि ग्रंथ, पु० १३८। 
न गऊ बिरामण का कर लावहु, गोबर तरण न जाई । 
घोती टीका ते जपमाली, घानु मलेच्छा खाई ॥ 
अंतरिपृजा, पढ़हि कतेना संजमि तुरुकां भाई। 
छोडिले पडा, नामि लइए जाहि तरंदा॥ 
“7 ग्रंथ, १० १५५ । 


वूसरा अध्याय ६५ 


हिन्दू-मुसलमान दोनों की घार्सिक संडरीणंता का विरोध किया | परन्तु 
अपने समय के वास्तविक तथ्यों के लिए वे आँखे बन्द किये हुए न थे । 
मिस्टर सेक्स आर्थर सेकॉलिफ़ का यह कथन कि खिखधर्म हिंदू धर्म से 
बिलकुल भिन्र है, आज चाहे सही हो पर नानक का यह उद्देश्य न 
था कि ऐसा हो | नानक हिंदू धर्स के उद्धार और सुधारक होकर 
अवतरित हुए थ, उसके शन्नु होकर नहीं । सुधार के वे ही प्रयत्न सफल 
हो सकते हैं जो भीतर से सुधार के लिए. अग्रसर हों, नानक यह बात 
जानते थे | उन्होंने परंपरा से चल्क आते हुए धर्म में उतना ही परिवर्तन 
चाहा, जितना संकीणवा को दूर करने तथा सत्य की रक्षा करने के लिए: 
आवश्यक था | उन्होंने मूर्तियुजा, अवतारबाद और जाति-पाँति का 
खंडन किया परन्तु त्रित्रूर्ति ( ब्रह्मा-विष्यु-महेश ) के सिद्धांत को रूष्ट 
में स्वीकार किया |& प्रणव 3» को उन्होंने अपनी वाणी में आदर के साथ 
स्थान दिया | एक सद्ठिप्रा बहुधा चदंति! से वेदों में ऋषियों ने जो 
दाशंनिक वितन का, आरंभ किया था, उसी का पूण विकास वेदांत में 
हुआ, ओर उसो का सार लेकर नानक ने ऊँ सति नामु करता पुरुष 
निरभी निरवेर अकाल मूरति अजूनि सेसं की भक्ति का असार किया 
ओर एकेश्वरवाद का जो आकर्षण इस्लाम में था; उसके स्वघम में ही 
लोगों को दशन कराये, क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि लॉग एक प्रपंच से 
हटकर दूसरे अपंच सें जा पड़ें | हिंदू धर्म में हो नहीं, इस्लाम में भो 
पाषंड ओर प्रपंच भरा हुआ था। अष्य्यात्मिक प्रेरणा के बिना गत्येक 
धर्म प्रपंधच और पाषंड है | जो बातें हिन्दू धर्म को सा्वभोम धर्म के 
स्थान से गिरा रही थीं उन बातों को हटाकर नानक ने फिर से शुद्ध धर्म 


9 एका माई जुगत वियाईं, तिन चेले परवान | 
एक संसारी, एक भंडारी, लाये दीवान ॥ 
““जपजी, ग्रंथ, पृ० २। 


६६ हिन्द्री काव्य में निगुण संप्रदाय 


का प्रचार क्रिया । वह सावभोस धर्म, नानक जिसके प्रतिनिधि हैं, किसी 
धर्म ऋ विरोधों नहीं, क्योंकि शुरू सूप में सभी धर्मों को झु्सके अंतर्गत 
स्थान है, वह धमं-धर्स के सेद को नहीं समानता | किर भी परिणामतः 
उनको मध्ययुग का पंजाबी राममोहन राय समझना चाहिए । उन्होंने 
इस्लास की बढ़ती हुई बाढ़ से हिन्दू धर्म की उसी अकार रचा की जिस 
प्रकार राममोहन राय ने इसाइयत की बाढ़ से | डा० ट्म्प चाहे अच्छे 
अनुवादक न हों परन्तु उन्होंने नानक के सम्बन्ध से अपना जो सत दिया 
है वह बहुत सयुक्तिक है। मिस्टर फडरिक पिंकट ने डसके निराकरण 
का व्यथ प्रयत्न किया है।& डा० टम्प ने लिखा है--“नानक की 
विचारशल्ली अन्त तक पूण रूप से हिंदू विचारशंली रही | सुसलमानों 
से भो उनका संसर्ग रहा और बहुत से मुसलमान उनके शिष्य भी हुए, 
परन्तु इसका कारण यह है कि ये सब मुसलमान सूफी मत के माननेवाले 
थे ओर सूफी मत सीधे हिंदू मत से निकलने हुए सर्वात्मवाद को छोड़- 
कर ओर कुछ नहीं, इस्लाम से उसका केवल बाहरी सम्बन्ध है |”6$ 
जो नानक को मुसलमान मानने में मिस्टर पिंकट का साथ देते हैं वे उसी 
तरह भूल करते हैं जसे वें क्ञोग जो राममोहन राय को ईसाई मानते 
हैं। हाँ, इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि नानक की 
विचारशज्ञी को दालने में इस्लाम का भी अकारान्तर से हाथ रहा है| 
: ४ नानक बहुत ऊँची लगन के भक्त थे | पाषंड से सदा अलग रहते 
| दिखल्ाने भर के पूजा-पाठ ओर नमाज-इबादत में उनका विश्वास 
न था। जब नोकरी ही में थे तभी उन्होंने नवाब और क़ाजी से कह 
दिया था कि ऐसी नमाज से फायदा ही क्‍्यए जिसमें नवाब घोड़ा 





कमाए आरा 2१ या पाल ७ आन आरा तअजसक 
# डिक्शनरी झ्रॉँव इस्लाम में सिख संप्रदाय पर्‌ मिस्ठर पिकट 
का लेख । 


९9 टूम्प-आदि ग्रन्थ! का अगरेज़ी अनवाद, प्रस्तावना प० १०१। 


दूसरा अध्याय ६9 


खरीदने के और क़ाजी घोड़े के बच्चें की रद्य करने के खयाल को दूर 
न कर सके | वे दया, स्याय ओर समता का प्रसार देखना चाहते थे | 
अन्याय की खीर-खाँड मे उन्हें खून की ओर मेहनत की रूखी-सूखी रोटी 
में दूध की घार दिखलाई दती थी । साहुूकार के घर ब्रह्ममोज का 
निमनन्‍्त्रण अस्वीकार कर उन्होंने लालू बढ़ की ज्वार की रोटी बड़े ग्रेम 
से खाई थी | सं० १४८३ ( १४२६ है० ) में बाबर ने सय्यदपुर को 
तहस-नहस करके एक घोर हत्याकाणड उपस्थित कर दिया था, जिसे 
नानक ने खुद अपनी आँखों से देखा था। नानक भी उस समय बन्दी 
बनाये गये थे | उस समय बाबर को उन्हंने न्यरायी होने, विजित शत्र 
के साथ दया दिखलाने आर सच्चे भाव से परमात्मा को भक्ति करन का 
उपदेश दिया था। शासकों के अत्याचार की उन्होंने घोर निन्‍्दा की | 
उन्हें वे बूचड़ कहते थे । उनका अत्याचार देखकर शान्ति के उपासक 
नानक ने भी “खून के सोहिले? गाये ओर भविष्यवाणी की कि चाहे 
काया रूपी वल्च , टुकद़े-टुकड़े हो जाये फिर भी समय आयगा जब ओर 
मर्दों के बच्चे पेदा होंगे ओर हिन्दुस्तान अपना बोल सँमालेगा |& 
नानक का गुरु कोन था, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चत्रता | 
संतबानी-संपादक के अनुसार नारद मुनि उनके गुरु थे। कबीर मंसूर 
में भाई बाला की जनससाखी से कुछ अवतरण दिये हैं जिनमें नानक 
के गुरु का नाम “जिंदा बाबा” लिखा हे। जिंदा का अथ मुक्त पुरुष 
होता है । परमाथत+ केवल परमात्मा ही जिंदा ' बाबा है। कबीर-मंथा- 
चली में यह शब्द इसी अर्थ में अयुक्त हुआ हे--“कहे कबीर हमारे 





49 काया कपड़े टक-टक होसी हिंदुस्तान सभालसि बोला । 
आनि अ्रठतर जानि सत्तानवे, होरि भी उठसि मरद का चेला। 
सच की बाणी नानक आखे, सचु सुणाइसि सच की बेला ॥। 
““ ग्रन्थ , पु० ३८६॥ 


द्ष्य हिन्दी काव्य में निगुंण संप्रदाय 
गोव्यंद | चोथे पद में जन का ज्यंद ।& विहारी दरिया ने सी इससे 
यही अशिपग्राय माना हे--- ट 

अरे वच्छ ओह एरप हहि जिदा अजर अमान | 

मूनिवर थाके पंडिता: वेद कहहि अनुमान ॥ 

कितु ब्ञान प्राप्त हो जाने पर अत्येक संत झुक्त पुरुष ( जीचन्मुक्त ) 
हो जाता है ओर जिंदा कहला सकता है। कई हिन्दू साधु भी अपने 
को जिंदा फकीर कहा करते थे | कबीरपंथ की छत्तीसगढ़ी शाखावाले 
कबीर को भी जिंदा फकीर कद्दते हैं | 

बाबा जिंदा के संबंध में भाई वाला ने नानक श्रे कहलाया है “जिल्‍्मे 
तोड़ी पवन ओर जल हे, सब उसदे बचन बिच चलते हैं |”... जिंदा 
बाबा के गुरुच के संबंध में व्याख्या करते हुएं एक मुगल फकीर के 
प्रति भाईजी ने नावक से कहलाया हे--“यक खुदाय पीर श॒ुदी कुल 
आज़म मुरोद शुद्दी” |-- इन स्थलों से तो यही जाब पड़ता हे कि 
उनमें जिंद का अर्थ परमात्मा ही किया गया है | इनमें नानक अपने 
गुरु को परमात्मा नहीं बल्कि परमात्मा को अपना गुरु बतत्ा रहे हैं। 
अर्थात्‌ नानक स्वत; संत थे, उन्हें गुरु धारण करने की कोई आवश्यकता 
नथी। 

कबीर मंसूर से यह भी जान पड़ता हे कि भाई बाला के अनुसार 
नानक ने बाबर से कहा था कि में “कल्लंद कबीर” का चेला हूँ जिसमें 
तथा परमेश्वर में कोई भेद नहीं है ।१८ यदि कबीर मंसूर में इस अवतरण 


के क० ग्र ०, पृ० २१० | 

+ सं० बा० सं०, भाग १, पृ० १२३ | 
+' जनमसाखी, पृ० ३३६ । 

+ वही, पृ० ३४६ । 

* जनससाखी, पृ० ३६६ | 








दूसरा अध्याय श्६ 


सें कुछ फेरकार नहीं हुआ हे तो यहाँ साई बाला भी कबीर को नानक 
का गुरु मानते जान पद॒ते हैं जिससे लिदा बाबा से कबीर ही अभिप्राय 
उहरता है| परंतु कबीर मंसूर में 'कविमनीषी परिभू: स्वयस्भू” का, वेद 
में कबीर के दर्शन कराने के उद्देश्य से कत्रीमंनीयी हो गया है । इससे 
सिश्वित खप से कुछ नहीं कहा जा सकता | 

“कबीर पंथी लोग भी नानक को ऋचीर का चेला मानते हैं। विशप 
चेस्कट ने २७ वर्ष की अवस्था में नानक का कबीर से मिजना माना है, 
किंतु कथार का जो समय पीछे निश्चित क्रिया जा छुका हे उसके अनुसार 
यह ठीक नहीं जचता | अतएव यदि जिंदा बाबा परमात्मा का नाम न 
होकर किसी साथु का नाम हैं तो वह साथ कबीर न होकर कोई दूरूरा 
होगा | यदि कबीर ही नावक के गुरु हों तो, उसी अथ में हो सकते है 
जिस अर्थ में वे सं>&». १७६५ के आस-पास गरीबदास के युरु हुए थे | 
इसका इतना ही अर्थ निकलता हे कि नानक कबीर के मतानुयायी थे 
ओर उनकी वाणी से उनको अध्यात्म-मार्गे में बहुत प्रोत्साहन मिला था | 
आपदिप्रन्थ इस बात का साज्ञी है कि यह बात सर्वथा सत्य है | 

गुह नानक ने सं० १५६५ ( ६५३८ हईै० ) में अपना चोला 
छोड़ा | उनका मत सिखसत अथवा शिष्यमत कहलाया | उनके बाद 
एक-एक करके नो और गुरु उनकी गद्दी पर बंठे; गुरु अंगद सं० १५६३ 
में, गुरु अमरदास सं० १६१६ में, गुरु रासदास ं० १६३१ में, गुरु 
अज़नदेव सं० १६४८ में, हरगोविद्‌ सं० १६६३ में, हरराग्र संं० 
१७०२ सें, गुर हरकिसन सं० १७१८ में, गुह तेगबहाहुर सं० १७२१ 
में और सं० १७३२ में गुरु गोविदर्सिह। ये सब गुरू नानक की ही 
आत्मा समझे जाते थे | एक की झूत्यु पर दूसरे के शरीर में उसका प्रवेश 
माना जाता था | अपनी कविताओं सें सबने अपनी छाप नानक रखी 
है | अपने आदि गुरु के समान सभी गुरु कवि थे। सबने अपनी कविताश्रों 
में नानक के भावों और आदशों का पूर्ण अनुकरण किया है। पहले 


हिम्दी ० ही कर 
७० दी काव्य में निमण संग्रदाय 


पाँच गुरुओं की स्चना आदि ग्रथ में संगृहीत हे जो गुरु अजनदेव के 
समय में संचत्‌ १६६५ ( १६०४७ ड्ै० ) में संपूर्ण हुआ इस संग्रह 
में तब तक के सिख गुरुओं के अतिरिक्त अन्य भक्तजनों की वाणी का 
भी समावेश हुआ । नानक ने बड़े आकर्षक और सूचिर पढ़ों में भगवान, 
के चरणों में आत्म-निवेदन किया है | उनकी कविता मर्मस्पर्शी, सीची- 
सादी ओर साहित्यिक कल्नाबाजी से मुक्त हे| उन्होंने क्षजसभाषा में 
दिखा है. किसमें थोड़ा सप पंजावीपन भी आ यया है। 
नानक को अधष्यात्मिक अनुभूति अत्यंत गहन थी इसलिए उन्होंने 
घन का तिरस्कार क्रिया, कितु श्रद्धालु भक्तों की मक्ति-भंट के कारण 
उनके पीछे के गुरुओं का विभव उत्तरोत्त बढ़ने लगा, इसलिए उन्हें 
खांसारिक बातों को ओर भी ध्यान देना पढ़ा। अकबर के समय तक तो 
गुरुओं का विभव शांतिपूर्वक॥। बढ़ता रहा | स्वयं अकबर भी उसमे 
सहायक हुआ; उसी की दी हुईं भूमि पर गुरु रामदास ने अस्तसर का 
प्रसिद्ध स्वखमंदिर बनवाया | परन्तु गुरु अजेन ने - शाहजादा खुसरो से 
सहाजुभूति विखल्लाकर जहाँगीर से शत्नता मोहन ले ल्ली और शाही केद- 
की यंत्र श्य से पाँचव दिन उनके ५एछ छूट गये | प्रत्येक नवीन गुरु को 
आत्मस्ता की अधिकाघिक आवश्यकता का अनुभव हुआ । नवस 
गुरु तेगबहादुर को ओरंगजेब ने बड़ी ऋरता के साथ मरवाया | बध- 
स्थान में गुरु तेगबहादुर ने, परिचम से आनेवाले विदेशियों के द्वारा, 
सुगलशासन के नाश की भविष्यवाणी की जो अगरेजों पर ठीक उतरी | 
सिख्दों ने इन अत्याचारों का बदल्ला लेने का पूरा यत्न किया। छूटे गुरु 
इर्गोजिंद के हाथों शाही सेना को गहरी हारु खानी पड़ी थी। दुराम 
गुरुगोविदर्सिह में ओर भी महान्‌ फल के लिए अयत्न आरम्भ किया। 
उन्होंने अपने खिखों में साहसी वीरों को छुन-चुनकर खालसा का संगठन 
किया, तमाखू और सदिरा का व्यवहार निषिद्ध कर दिया और केश, कंघा 
कटार, कछु और कड़े इन पाँच “क-कारों के व्यवद्दर का आदेश किया 


दूसरा अध्याय ७१ 


ऋर राज्स-मदिनी भगवती रख-चंडी का आवाहन किया। उन्होंने 
शुरुओं की परुरा का अन्द कर दिया आर उनके स्थान पर ग्रंथ को पूज्य 
उहराया, परन्तु साय ही शज्नातों को भी वे पूज्य समकते थे। उनमें 
साधु ओर सनिक दोनों का एक में सनन्‍्वय हुआ । ज्ञान को भी उन्होंने 
चीरता क॑ उद्दीपनों मे सम्मिद्वित किया--- 
वन्य जियो तेहि को जग में मूख तें हरि, चित में जूद्ध विचारे। 
देह अनित्ता न नित्त रहे, जस ताव चढ़े भवसागर तारे 
धीरज घाम बनाय इहे तन. बुद्धि सुदीपक्त ज्यों उजियारे। 
ज्ञानहि की चढ़नी मनो हाथ ले कादरता कतवार बहार | 
इंस प्रकार सिख-हंप्रदाय सनिक धरम सें बदल गया आर भात्री सिख 
साम्राज्य की पक्की नींव पड़ी । 
नानक की झत्यु के छुः वर्ष बाद अहमदाबाद में दादू का जन्म 
हुआ | ये निगंण संत मत के बड़े पुष्ट स्वसों में से हुए ।॥ इन्होंने 
राजपूताना ओर मंजाब महू उपदेश का कार्य किया | दादका गुरु कोन 
था, इस विषय में बड़ा वाद-विचाद चला हे | जनश्रति तो यह हे कि 
परमात्मा ने ही बुड़ढा के ख्य में उन्हें दीक्षित 
४. दादू .. किया था। दादू ने एक साखी में स्वयं ही यह बात 
कही है | परन्तु इसका यह अय नहीं कि यूहा रक्त 
सांस का आदमी नहीं था | क्योंकि क्विण पन्‍्य स॑ गुरु साक्षात्‌ परमात्सा 
माना जाता हे | म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी का मत है. कि दादू का 
गुरु कबीर पुत्र कमाल था | परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह ठीक नहीं जान 
पड़ता | दादू ने स्थान-स्थान पर कबीर का उल्लख बढ़े आदर के साथ किया 
है जिससे प्रकट होता है कि वह उनको उपदेशष्टा शुरू से भी बढ़कर 
सममते थे, यहाँ तक कि साह्वात्‌ परमात्मा मानते थे | दादू की वाणी 
विचारशेली, साहित्यिक प्रणाली ओर विषय-चिभाजन सबकी दृष्टि से 
कबीर की वाणी का अनुगमन करती है । यह, इस बात का इढ़ प्रमाण 


हिन्दी ॥॥२०-] हट कक 
छ्र्‌ नदी काव्य में निर्गंण संप्रदाय 


है कि क्रिसी ने उन्हें कबीर की वाणी की शिक्षा दी थी। वोधसागर 
के अनुसार कमाल ने अपने पिता के सिद्धान्तों का अचार अहसदाबाद 
आदि स्थानों मे किया था & अदूब अहमदाबाद का यह खंत यदि 
कमाल्ष का नहीं तो कमाल ही शिव्य-परंपरा में किसी का शिष्य अवश्य 
था | डा० विल्सन के सत्र से कमाल की शिब्य-पर॑ंपरा में दादू से पहले 
जमाल, विमत्न और बुड़ढा हो गये थे। इसमें संदेह नहीं कि आज तक 
जितने बाह्य और आम्यंतर प्रमाण उपत्ब्ध हुए हैं वे सव इस मत की 
पुष्टि करते है । | 
दादू जाति के धुनिया थ्रे ।+ उन्होंने अपना अधिक समय आसमेर 
में बिताया। वहाँ से वे राजपूचानता, पंजाब आदि स्थानों में अमण के 
जिए चल पड़े, ओर अन्त में दराना में बस गये । वहीं संवत्‌ १६५० सें 
उनकी रूत्यु हो गहे। उनकी पोथी और कपड़े उस स्थान पर अब तक 
स्मारक-ख्य में सुरक्षित हैं । द्वादू कई भाषाएँ जानते थे और सब पर 
उनका अधिकार था। सिंधी, मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, पारसी सबसें 
उनकी कविताएं मिलती हैं परन्तु उन्होंने विशेषकर हिंदी में रचना की 
है जिससें राजस्थानी की विश्येष पुट है। दादू की स्चना कोमल ओर मुदु 
है किंतु उसमें कबीर की सी शक्ति ओर तेज नहीं है । सबके अति उनका 
भाई के ऐसा व्यवहार रहता था, जिससे वे “दादू” कहल्ाये ओर उनके 
द्रवणशील स्वभाव ने उन्हें दयाज्ञ! की उपाधि दिलाई । उनकी गहन 
भ्राध्यात्मिक अनुभूति की कया अकबर के कानों तक भी पहुची । कहा 
जाता है कि बीरबल की प्रार्थना पर अकबर का निमंत्रण स्वीका र कर 


सके! >यअककत 5 -ालसतनवरत- किन रन्‍फ- «० कक बन २०. 


& चले कमाल तब सीस नवाई। अहमदाबाद तब पहुँचे आई |॥ 
““ बोधसागर', पृ० १५१५ ॥ 
+ घूती गंभ उतपन्थ दादू येंगिंद्रो महामुतती । 
सबॉगी पौड़ी हस्तलेख, पृ० ३७३ । 





दूसरा अध्याय ७३ 


वे एंक बार शाही दरबार सें गये थे, जहाँ उनके सिद्धांतों की सत्यता को 
सबने एकसत्त होकर स्वीकार किया। उनके शिष्य रजबदास ने एक 
साखी सें इस घटना का उश्लेख किया है [& 

- दादू के कुल मिलाकर १०८ चेले थे जिनम से सुन्दरदास सबसे 
प्रसिद्ध हुआ | सुन्दरदास नाम के उनके दो शिष्य थे | बड़ा सुन्दरदास, 
जिसने नागा साधुओं का संगठन किया, बीकानेर के राजघराने का था | 
प्रसिद्ध सुन्दरदास छोटा था | वह छुः ही वर्ष की अवस्था म॑ दादू की 
शरण में भेज दिया गया था किन्तु उनकी देखभात्र में वह एक ही वर्ष 
रह सका, क्‍योंकि एक साल बीतते-बीतते दादूदयाल की मत्यु हो 
गई । इसलिए सुन्द्रदास का गुरुभाई जगजीवनदास उसे काशी ले आया, 
जहाँ उसने अठारह वर्ष तक व्याकरण, दर्शन ओर धमंशासत्र की शिक्षा 
पाई । निगण-संतों में वही एंक व्यक्ति हे जिसे पोथी-पत्नों की शिक्षा 
मिल्री थी | उपयु क्त जगजीवन दास नारनोल के उस सतनामी संप्रदाय 
का संस्थापक जान - पढ़ता है जिसके अनुयायियों ने औरंगजेब के विरुद्ध 
विद्रोह खड़ा किया ओर जिन्हें उसकी सेना ने सं० १७२६ ( १६७२है० ) 
सें समूल नष्ट कर दिया । दादू का प्रधान शिष्य ओर उत्तराधिकारी उन्हीं 
का पुत्र गरीबदास था। उनके दूसरे पुत्र का नाम मिस्कीनदास था। 

उनके प्रायः सब शिष्य कबि थे | छोटे सुन्दर्दास ने ज्ञानसमुद्र, 
सुन्दर विलास, ये दो सुख्य अन्य लिखे | इनकी साखियों और पदों 
की भी संख्या काफी है | सुन्दरदास के उपयुक्त अन्यों के अतिरिक्त पोड़ी 
हस्तल्ेख में गरीबदास, रज्बदास, हरदास, जनगोपाल, चित्रदास, 
बखना, बनवारी, जगूजीवन, छीतम ओर विसनदास की रचनाएँ संग्रहीत 


$9 अ्रकबरि साहि बुलाइया गुरु दादू को आप | 
साँच भूठ व्योरों हुओ, तब रह्यो नाम परताप ॥ 
“- सर्वा गी? पौड़ी हस्तलेख, पृ० ३६९५( अर )-३२६६ । 


किक के... कण ५ कर 
2 हिन्दों काव्य में निगण संप्रदाय 


हैं। इनमें से रखबजी सुसलमान थे। उन्होंने ख्बंगी ( सबॉरग! ) 
नामक एक अत्यंत उपयोगी बृहत संग्रह बनाया जिसमे निगण संत-सता- 
नुकूल कविताएं संगृहीत हैं, चाहे उनके रचयिता निगंणखी हों या न हों | 
स्वयं रजबदास ने सी सवंय अच्छे कहे हैं | 
दादूपंथी साधुओं की दो प्रधान शाखाएँ हैं। एक भेषधारी विरक्त 
ओर दूसरे नागा । भेषधारी साथु संन्यासियों की तरह भगवा धारण 
करते हैं ओर नागा श्वेत वच्ध धारण करते हैं तथा साधारण गृहस्थों की 
तरह रहते हैं । दोनों प्रकार के साधु ब्याह नहीं कर सकते, चेल्ला बना- 
कर अपनी परंपरा चल्लाते हैं । नागा लोग जयपुर राज्य की सेना सें अधिक 
संख्या में पाये जाते हैं । नराना में इनका जो शिष्य-समुदाय हैं, चह 
'खाबसा? कहलाता है; क्योंकि वह दादू की मूल शिक्षाओं की रक्षा किये 
हुए है। उत्तराधी नाम की भी उनकी एक शाखा और होती है जिसके 
संस्थापक बनवारी थे । 
दादूपंथी न तो मुर्दों को याइते हैं, न जलाते; वे उन्हें यों ही जंगल 
में फेक देते हैं जिससे बह पशु पत्तियों के कुछ काम आवचे । 
आखनाथ जाति के उत्निय थे ओर रहनेवाल्रे काठियावाड़ के । उनका 
जन्म खं० १६७५ में हुआ था। सिंध, गुजरात और महँराष्ट्र में अमण 
करने के बाद वे पन्ना में बस गये जहाँ महाराज छुन्न- 
५. आणुनाथ साहू ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया । जान 
पड़ता है कि उन्हें सुसलमान-इसाई सभी प्रकार के 
साहु-संतों का सत्संग लाभ हुआ था। उनकी रचनाओं से मालूम होता 
है उन्हें कुरान, इंजीज्, तोरेतव आदि धघर्म-पुस्तकों का ज्ञान था। फारसी 
द्विपि सें लिखा हुआ उनका एक अंथ लखनऊ की आसफुद्दोत्ा पब्लिक 
ल्लाइब्ररी में है जिसका नाम कल्जमेशरीफ है। कलजमेशरीफ का अर्थ 
हैं मुक्ति की पवित्र धारा । यह हिंदी सें बिगढ़कर कुलजमस्वरूप हो गया 
हैं। इस अन्य का कुछू अंश उनके मुख्य निवास-स्थान पन्ना सें सुरक्तित 


इसरा अध्याय ऊपर 


है। इंपीरियल २ जेटियर आब इंडिया & में उनके महातरियाल 
नाम के एक ग्रून्त्र की सूचना प्रकाशित हुईं थी, जो माजूम होता हे कि, 
कलजमेशरीफ से भिन्न नहीं हे। इसके अतिरिक्त उन्होंने, प्रगटबानी, 
ऋह्मबानी, बीस गिरोहों का चाव, बीस गिरोहों की हकीकत, कीतेन, 
प्रेमपहेली, तारतम्य ओर राजविनोद, ये ग्न्त्र भी त्रिखे जो अभी 
तक प्रकाशित नहीं हुए हैं । मागरी-प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों + 
में इन अन्थ से जो अवतरण दिये गये हैं, उन्हीं से हमे संतोष करना 
पढ़ता है | आणनाथ विवाहित थे । उनकी ख्री भी कविता करती थी। 
पदावली इस दंपति की संयुक्त रचना है । 

प्राणनाथ बहु-भाषा-विक्ष थे। जहाँ जाते वहीं की भाषा सीख देते 
थे। उनके कलजमे शरीफ की सोलह किताबों में से कुछ गुजराती सें 
हैं, कुछ उर्दू में, कुछ सिंधी में ओर अधिकांश हिंदी में । हाँ, उनकी 
भाषा उत्येक दशा में ऊबड़-खाबड़ ओर खिचढ़ी हे। अरबी, फारसी 
तथा संस्कृत का भी, उन्हें ज्ञान मालूम पढ़ता हे । 

प्राणशनाथ बहुत पहुँचे हुए साथु समझे जाते थे। यहाँ तक कहा 
जाता है कि उन्होंने महाराज छुत्रसाल के लिए हीरे की एक खान का 
पता लगाया था। मैं तो समम्ता हूँ कि वह खान भगवद्धक्ति थी। 
उन्होंने एंक नवीन पंथ का अवतेन किया जो घामी पंथ कहलाता हे। 
ओर भगवान्‌ के धाम की श्राप्ति जिसका अधान उद्देश्य हे। इस पंथ के 
द्वारा उन्होंने प्रेम-पंथ का प्रचार किया जिसमें केवल हिंदू ओर मुसलमान 
ही नहीं, ईसाई भी एक हो सके । अपने को तो वे मेहदी, मसीहा ओर 


6 


कल्कि अवतार तीनों एक साथ सममते थे। राघा ओर कृष्ण के 





# भाग १६, पु० ४०४ ॥। 
+ १६२४ से १६ तक की रिपोर्ट और दिल्‍ली में खोज की 
अप्रकाशित रिपोर्ट । 





७६ हिन्दी काव्य में निगण संप्रदाय 


प्रेम के रूप उन्‍होंने भगवान्‌ और भक्त के प्रेम के गीत गाये । मुहम्मद 
उनके लिए परमात्मा का प्रेमी था। उनके अनुसार प्रेम परमात्मा का 
पूर्ण रूप था ओर विश्व उसका एक अंश मात्र । & उन्होंने मांस, मदिरा 
' और जाति का पूर्ण रूप से निषेध कर दिया । काठियावाड़ और बंदेलखंड 
में उनके भक्त पाये जाते हैं; किंतु वे नाम मात्र के लिए धाभी हैं । हिंदू 
धर्म की सब प्रथाओं का वे पूरी तरह आचरण करते हैं । 
प्राशनाथ की झत्यु सं० १७२१ सें हुईं। पंचमरसिह ओर जीवन 
मस्ताने ग्राणनाथ के अनन्य भक्तों में से थे । पंचमर्सिह- मंहाराज छुत्नसाल 
का भतीजा था । उसने भक्ति प्रेम आदि विषयों पर सवेये लिखे ओर 
जीवन मस्ताने ने पंचक दोहे । 
बॉबालाल मालवा के ज्ञत्रिय थे। इनका जन्म जहाँगीर के राजत्व- 
काल में हुआ था । इनके गुरु चेतन स्वामी बड़े चमत्कारी योगी थे। 
उन्होंने इन्हें वेदांत की शिक्षा दी थी। स्वयं बाबालाक 
६, बाबाज्ञाल के आश्चयजनक चमत्कारों की कथाएँ प्रचलित हैं । 
कहते हैं, एक समय इन्हें भित्ता में कच्चा अनाज 
ओर लकड़ी मिली । अपनी .जाँघों के बीच लकड़ी जलाकर ओर जाँध पर 
बतेन रखकर इन्होंने भोजन को सिद्ध किया। शाहजादा दाराशिकोह' 
बाबालाल के भक्तों में से था। बाबालाल की कोई हिंदी रचना नहों 
मिलती, परन्तु उनके सिद्धांत नादिरुज्ञिकात नामक एक फारसी प्रंथ 
में सुरक्षित हैं।सं० १७७२ में शाहजादा दाराशिकोह ने इस संत के 
उपदेश श्रवण करने के लिए सात बार इसका सत्संग किया था। इस 
सत्संग में जिशासु दाराशिकोह के प्रश्नों के बाबाज़ाल ने जो उत्तर दिये 


रतआमक७३॥%/०९३ ॥+/॥४)ज+न० बंपर »त 2] हक 


& अब कहूँ इसक बात, इसक सबदातीथ साख्यात... 
ब्रह्मसुष्टि ब्रह्म एक अंग) ये सदा अनंद श्रति रंग ॥ 
““ब्रह्मबानी, पृ० १। 


दूसरा अध्याय ७७ 


वे सब नादिरुज्िकात में संग्रहीत हैं। इन्होंने सूफियों की कविताओं 
का भी अध्ययन किया था । मोलाना रूम के बचनों को इन्होंने स्थान- 
स्थान पर अपने मत की पुष्टि सें उद्घ्त किया है । सरहिंद के पास देहन- 
पुर में बाबालाल ने सठ ओर मन्दिर बनवाये थे, जो अब तक विद्यमान 
हैं । इनके अनुयायी बाबालाली कहलाते हैं । &# 
बाबा मलूकदास सच्चो लगन के उन थोड़े से संतों में से थे 
जिन्होंने सत्य की खोज के लिए. अपने ही हृदय को क्षेत्र माना किंतु 
जिनके सिद्धान्त किसी सीमा की परचा न कर नेपाल, जगन्नाथ, काबुल 
आदि दूर-दूर देशों में फेल गये- वह भी उस जमाने में जब दूर-दूर की 
यात्रा इतनी आसान न थी, जितनी आज है। 
७. मलूकदास उपयक्त स्थानों के अतिरिक्त उनकी गद्दियाँ कड़ा, 
जयपुर, गुजरात, सुलतान ओर पटने में हैं । उनके 
भानजे और शिष्य सधुरादस ने पद्य में परिचयी नाम की उनकी एक 
जीवनी लिखी हे,"जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुऔई हे--. 
मलूक को भगिनी-सुत जोई । मलूक को पुनि शिष्य हैँ सोई ॥। 

, | सथरा नाम प्रगट जग होई ॥! 
तिन हित-सहित परिचयी भाषी । बसे प्रयाग जगत सब साषी ॥ 
इसके अनुसार बाबा मलूकदास के पिता का नाम सुन्दरदास था, 

पितामह' का जठरमल और अपितामह का बेणीराम । इनके हरिश्चन्द्रदास 
शड्गारचन्द्र, रायचन्द्र ये तीन भाई ओर थे | मलूकदास का प्यार का 
नाम मह्लू था। ये जाति के कक्‍कड़ थे। इनका जन्म वशाख कृष्ण & 
सं० ३६३१ में कड़ा सें हुआ था और १०८ वष की दिव्य ओर 
निष्कल्ंक आयु भौगंकर वेशाख कृष्ण चतुर्दशी सबत्‌ १७३६ सें वहीं वे 

स्वर्गंवासी भी हुए । भिस्टर आउज ने अपनी मथुरा में इन्हें. जहाँगीर 


७७४७७/७५७७७.७/ (पडता अ्णहल्‍पकपर >क*.. रतन उतंको पक ताध्मका 7भ कला एरेपलाओकपेक हमे कनतजकसपे्फतशाप ऑ03 ९५०७ 5०१७४ /अत+ ११३३ +बे+ "०३ >ादाक+नक->गर कर मा+भ»त्त4० १# 6० ।+ हाबससत्+ ३४88/40५ ०७३५३ )५॥६ ३५३४ +ब४/-९/4०७०४४४ +पकमक्ष्कक | लशललनत-रकफपाणा नमन 


$ विद्सन-- रिलिजस' सेक्ट्स श्राव दि. हिंदूज”, पृ० ३२४७-४८ । 


ख्च्द हिन्दी काव्य में निगण संप्रदाय 


का समकालीन बताया हैँ | वेशीमाधवदास ने अपने मूल गोसाइचरित 
में लिखा ह कि मुरार स्वामी के साथ इन्होंने गोस्वामी तछूसीदास जीं 
के दर्शन किये थे ।& कड़ा में अब तक इनकी समाधि, वह मकान जहाँ 
इनको परमात्मां का साक्षात्कार हुआ था, साला, खड़ाऊं, ठाकुरजी+- 
इत्यादि विद्यमान हैं जिनका दुशन कराया जाता है। जगन्नाथजी में 
भी इनकी एक समाधि बतलाई जाती हे, पर शायद वह किसी दूसरे 
मलूकदास की हैं। आचार्य श्यामसुन्दरदासजी ने कबीर प्रन्थावली 
की भूमिका में कबीर के एक शिष्य मलूकदास का उदलेख किया हे, 
जिसकी प्रसिद्ध खिचड़ी का उन्होंने वहाँ अब तक सौग ज्गना बताया 
है ओर कहा है कि कबीर को नीचे लिखी साखी उन्हीं को संबोधित 
करके लिखी गई हे--- 
कबीर गरबसे बनारसी सिख समंदां तीर । 
बीसारया नहिं बीसरं, जे गण होइ सरटीर | 

संभव हैं, पुरीवाली समाधि कबीर के शिष्य मलूक की हो | पीछे 
से दोनों मलूंक एंक द्वी व्यक्ति में मिल गये और ज्ञोगों ने दोनों स्थानों 
पर समाधि की उन्नकन को सुलमाने के लिए वह दन्‍्तकथा गढ़ डाज्ी 
मिसके अनुसार मलूकदास के इच्छानुकूल उनका शव गंगाजी में बहा 
दिया गया ओर स्थान-स्थान पर सन्‍्तों स््रे भेंट करता हुआ वह, समुद्र के 
रास्ते, जगन्नाथपुरी पहुँच गया । 

नाम मात्र की दीक्षा इन्होंने देवनाथजी से ज्री थी ; किन्त 


१७७७७७॥७॥॥॥७७/आ॥आ३ आह आह 


४68 गोस्वामी तुलसीदास (हिन्दुस्तानी एकेडमी), प० ३४४; परे । 
+ इनकी रचनाओं से तो मालूम हड़ता है कि भे मूति के ठाकुरजी 
की शायद ही पूजा करते रहे हों 
> क० ग्रं०, भूमिका, पृ० २। 
श वही, पु० ध८। 





हूसरा अध्याय अं 


ऑओध्यात्मिक जीवन में उनको वस्ततः दीक्षित करनेवाले गुरु सुरार स्वामी 
थे । सन्‍्तवाणी संग्रह में उनके गुरुका नाम गलती से विहुल हूचिद् 
लिखा हुआ है । विठुल ह्वविड़ तो उनके नाम-सात्र के दीक्षायुरु देवनाथ 
के गुरु भाऊनाथ के .गुरु थे । कहते हैं कि स्रखियुरू तेगबहामदुर ने कड़ा 
में आकर उनसे भेंट की थी ॥ परिचयी में इस बात का उल्लेख नहीं 
है | हाँ, ओरइजेब द्वारा गुरु तेग के बध का उल्लेख अवश्य है । 

औरंगजेब बहुत कट्टर तथा अखहिष्णु मुसलमान थ्य; किंतु कहते 
हैं कि मलूकदास का वह भी सम्मान करता था । एक बार ओरंगजेब ने 
उन्हें दरबार में भी बुलाया था। झिवर्दंती तो यह है कि बादशाह' ने 
जो दो अहदी भेजे थे, उनके आने के पहले ही ओरगजेब के पास पहुँच- 
कर मलूरदास ने उसे आश्चन सें डाल दिया था । कहते हैं कि मलूकदास 
ही के कहने से शरंगजेब ने कड़ा "२ से जजिया उठा दिया था । फतहखाँ 
नामक औरंगजेब का एंक कर्मचारी उनका बड़! भक्त हो गय। और 
जोकरी छोड़कर उन्हीं के साथ रहने लगा। मलूकदास ने उसका नाम 
मीरमाधव रखा । दोनों गुरु-शिष्य जीवन में एक होकर रहे ओर खझत्यु में 
भी ये एक हो रहे हैं । कड़ा में उन दोनों की सम्राधियाँ आमने-सामने 
खड़ी होकर उनके इस अन्य प्रेम का साच्य दे रही हें । 

मालूम होता है कि मलूकदास ने कई अंथों की रचना की है । लाला 
सीताराम ने इंनके र्नखान और ज्ञानबोध का उल्लेख किया हे ओर 
विल्सन साहब ने साखी; विष्णापद और दृशरतन का। इनके स्थान 
पर इनका सबसे उतम अंथ भक्तिवच्छावल्ी माना जाता है। किंतु इनके 
ये ग्रन्थ हमारे लिए नाम ही नाम हैं । हमें तो इनकी उन्हीं कविताओं 
से सन्‍तोष करना पड़ो है. जो लाला सीताराम जी के संग्रह में दी गई हैं 
अथवा जो वेब्वेडियर प्रेस में सलूकदरास की बानी के नाम से छुपी 
हैँ । इनकी रचनाओं में विचारों की पूर्ण उदारता तथा स्वतन्त्रता मल- 
कती है । गीता के लिए इनके हृदथ में बढ़ा भारी सम्मान था। रामनाम 


प० हिन्दी काव्य में निगंण संप्रदाय 


की भी इन्होंने बढ़ी महिमा गाई है.। परन्तु इनके राम अवतारी राम 
नहीं थे । 

मजूकदास ने उक्तियाँ भी बहुत अच्छी-अच्छी कही हैं । कबीर के 
नाम से यह दोहा प्रसिद्ध ह--- 


चलती चक्की देखकर, दिया कबीरा रोय | 
दोउ पाठन के बीच में, साबित रहा न कोय ।। 


“ इसके जवाब में मलूकदास ने कहा हे-- 


इधर उधर जई फिर तेई .पीसे जायें। 

जे मलक कीली लगें, तिनको भय कछ नाहि ॥। 
एंक जगह कबीर ने कहा है कि कोयला सो मन साबुन से धोने पर भी 
सफेद नहीं होता । किसी ने इसके जवाब में कहा हे कि अगर कोयला 
जलने के लिए तेयार हो जाय तो उसके सफेद होने में कोई अडचन 
नहीं । हो सकता है कि यह भी मलूक का ही हो। 

मलूकदास विवाहित थे, किंतु पहले ही प्रसव सें उनकी स्त्री एक 

कन्या जनकर मर गईं। उनक बाद कड़ा सें. उनके भतीजे रामसनेही गद्दी 
पर बेठे । तदुपरांत कृष्णसनेही, कान्हग्वाल, ठाकुरदास, . गोपालदास, 
कुजविहारीदास, रामसेवक, शिवग्रसाद, गंगाप्रसाद्‌ तथा अयोध्याअसाद, 
यह परंपरा रही । आजकल मलूक के संभी वंशज महंत कहलाते हैं, 
परन्तु गद्दी अयोध्याप्रंसाद जी ही सें समाप्त समझी जाती हे। भ्रयाग में 
इनकी गंदी का संस्थापक दयालदास कायरंथ था, इस्फहाबाद में हृदयराम, 
लखनऊ में गोमतीदास, मुल्तान में मोहनदास, सीताकोयल में पूरनदास' 
ओर काबुल में रामदास । इनके संप्रदाय-का एक स्थान ओर 'रास जी का 
मन्दिर! वृन्दावन में केशी घाट पर भी है। इनके संप्रदाय में मृहस्थजीवन 
निषिद्ध नहीं हे परन्तु गद्दी मिलंने पर महंत को अह्यचंमय जीवन 
-बिताना पढ़ता है, यद्यपि रहता वह अपने बाज्-बच्चों ही सें हे । 


दूसरा अध्याय ८१ 


दोन दरवेश पाटन के रहनेवाले सूफी साथु थे जिन्होंने सब तरफ 

से निराश होकर अपने हृदय की शांति के लिए निर्गेण भक्ति को लहर 

में डुबकी लगाई । थे पड़ै-लिखे बहुत नहीं थे । फारसी 

८, दीन दरवेश का उनको कुछ 'मोदा सा श्वानथा। कितु सत्य की 

खोज में वे लगन के साथ लगे ओर अपनी आध्या- 

त्मिक शक्तियों को विकसित करने का उन्होंने खूब प्रयास किया । सत्त्य 

की खोज में वे पहले सुसलमानी तीर्थस्थानों में गये, किर हिंदू तीथ- 

स्थानों सें । प्रत्येक पूर्णिमा को वे बड़ी भक्तिभावना के साथ सरस्वती में 

स्नान किया करते थे । परन्तु सब व्यथ । अन्त में उस दिध्य ज्योति को 

उन्होंने अपने हृदय में ही, पूर्ण प्रकाश के साथ, चमकते हुएं देखा। 

उन्हें अनुभव हुआ कि इस ज्योति का जगमग प्रकाश हमेशा हमारे हृदय 

को प्रकाशमान किये रहता है। उसके दशन के छिए फेंवल दृष्टि को 
अंतमंख कर देने की आवश्यकता होती है । 


फ 


अ«ने हृदय के उद्घारों को व्यक्ष करते हुए उन्होंने बहुत सुन्दर 
कडलिया छुंद लिखे हैं । कहा जाता है कि उन्होंने सवा लाख कुंडलिया 
लिखी थीं । प्रसिद्ध इतिहासज्॒ महामहोपाध्याय पं० गोरीशंकर हीराचंद 
झोमा के पास उनकी बाली का एक संग्रह है, परन्तु ओमा जी कहते 
हैं कि इस संग्रह में उनकी बानी की सरूपा इसके शततांश भी नहों है । 
कतु इधर-उधर संतों के संभहों में इनकी कुछ च/णों मिलती है । इनकी 
कविता सादी, भाषा सरल तथा भाव सीधे हैं। इनका समय विक्रप्त 
की अठारचीं शताब्दी क्रा मध्य है । 


यारी साहब एक मुसलमान संठ थे। इतक्रा समय संचत्‌ १७४३ 
ऋषि, कर, किक 
से १७८० तक माना जाता है। इनकी रत्मावल्ती बड़े भव्य 
भावों से पू्ण हैं। अध्यात्मिक संयोग ओर वियोग की इनकी 


92. 


4: 
कर ह्न्दो 


नाक । 


काव्य में निगुण संप्रदाय 


€, यारी साहब कविता में बढ़ी मधुर व्यंजना हुई हे। इनके पद्यों में 
ओर उनकी साहित्यिक चमक-दुमक का अभाव होने पर भी लोच 
परंपरा काफी रहता हे । सूफी शाह, हस्तमुहम्मदशाह, बुढ्ला 
ओर केशवदास इनके शिष्यों में से थे | बुल्ला साहब 
ओर केशवदास की रचनाएँ. प्रकाश सें आई हैं । केशवदास का समय 
सं० १७४७ से १८२२ तक है। वे जाति के वैश्य थे। उन्होंने अमीधघूट 
की रचना की । बुल्ला जाति के कुनवी थे । उनका असल नाम बुलाकी- 
राम था । फजाबाद जिले के बसहरी ताहनलुके में गुल्लाल नामक एक 
राजपूत जमींदार के यहाँ वे हल जोतते थे। बुल्ला कभी-कभी काम 
करते-करते ध्यानस्थ हो जाते थे। काम से उनका ध्यान खिच जाता था 
गुलाल उसे कामचोर समझकर उसके ऊपर खूत्र डाट-डपट रखता था, 
पीटने सें भी कसर नहीं करता था, यहाँ तक कि एक बार तो उसने उसे 
लात भी चखा दी । परन्तु धीरे-धीरे गुलाल को अपनी भूल मएलूम 
होने लगी । जब उसे अनुभव हो गया कि बुल्लां धुक साधारण हरवाहा 
नहीं है, बल्कि पहुँचा हुआ साधु है, तब वह उसका शिष्य बन गया । 
बुल्ला ओर गुलाल दोनों ने अपने हृदय के भावों को सीधे-सादे अनलतं- 
कृत पद्मों में प्रकट किया ह। दोनों का निवासस्थान भरकुड्दा गाँव था, 
जो जिला गाजीपुर में हे । अवस्था सें दोनों प्राय; एक समान रहे होंगे 
और केशवदास के समकालीन । प्रसिद्ध संत पल्दू ओर उनके समसाम- 
यिक भीखा भी यारी की ही शिष्यपरंपरा में थे, क्योंकि ने गुलाल के 
शिष्य गोचिद के शिष्य थे । ' 
दोनों जगजीवनदास ओर उनके चलाये हुए दोनों सतनामी संग्रदायों 
सें कुछ अन्तर समझना चाहिये | पहले जगजीवनदास का दादूदयात्र के 
साथ उल्लेख हो चुका है। वह दादूदयाल का 
१०, ज़्गजीवनदास शिष्य था । पिछले सत्तनामी संप्रदाय के संस्थापक 
द्वितीय. को जगवीवनदास ह्वितीय कहना चाहिएं | यह जाति 


दूसरा अध्याय ण३्‌ 


का ज्ञात्रय था। जब चह दो हो व का रहा होगा, तभी ओरक्ृजेब 
ने पहले सतनामी संग्रदाय को ध्वंस कर डाला था। जगजीवन का 
पिता किसान था। एक दिन जब जग्गा गोरू चरा रहा था तो बुल्ला 
ओर गोविंद दो साथु उस रास्ते से आये। उन्होंने जग्गा से तंबाकू 
पीने के ल्लिए आग मेंगवाई । जग्गा गाँव से आग तो लाया ही, 
साथ हो उनको पिलाने के लिये दूध भो ले आया । थोड़ो हो देर के 
सत्संग से वह साथुओं को बहुत प्रिय हो गया ओर डसके हृदय सें भो 
वराग्य जाग गया। परन्तु साधुओं ने उसे इस छोटी उमर सें शिष्य 
बनाना स्वीकार नहीं किया; किंतु अपने सत्संग ओर स्नेह की स्घूति के 
ख्य में उन्होंने उसे एक-एक धागा दे दिया, एक ने काला ओर दूसरे ने 
सफेद । जगजीवन के अ्रनुयायी इस घटना को स्मृति सें अपने दाहिने 
हाथ की कलाई पर एक काला ओर एक सकेद घागा बाँवते हैं जो 'ऑदु' 
कहलाता है। भीखापंथी इन्हें गुलाल साहब की परंपरा में मानते हैं 
प२ंतु अपने संग्रदाय सें ये विश्वेश्वर पुरो के चेले माने जाते हैं । इन्होंने 
शुद्ध अवधी सें रचना की । इनकी शब्दावली प्रकाशित हो चुकी है । 
ज्ञालप्रकाश, महाप्रलय और ग्रथम ग्रन्थ भी इनको रचनाएँ हैं जो 
ऋब तक प्रकाश में नहीं आई हैं | इनके चलाये सततनामी संप्रदाय पर 
जनसाधारण के धर्म का विशेष प्रभाव पड़ा है। यह अभाव उनके शिष्य 
दूृज्ममदास में श्रधिकता से दिखाई पड़ता है । दूलमदास ने हजुमानजी, 
गंगा और देवी भगवतो की प्रार्थना गाई हे । दूल्लमदासजी की बानी 
भो प्रकाश सें आ चुकी है । उनकी कविता सें शक्ति और अवाह दोनों 
विद्यमान हैं । मै 
पलटूदास जाति के काँदू बनिया थे । इनका जन्म फेजाबाद जिले के 
नागपुर (जलालयुर) में हुआ था । वे अ्रयोध्या में रहते 
११, पलटूदास थे। इन्होंने गुलाल के शिष्य गोविंद से दीचा ली थी। 
भसजनावल्ी में इनका परिचय इस अकार दियां गया हे- 


८४ हिन्दो काव्य में निगंण संप्रदाय 


गंग जलाल पुर जन्म भयों हैं, बसे भ्रवध के खोर। 
कहें पलटू प्रसाद हो, भयों जक्त में *सोर ॥। 
चारि चरन कों मेटिके, भक्ति चलाई मूल । 
गुरु गोविंद के बाग में, पलदू फले फूल॥ 
सहर जलालपुर म्‌ ड़ मु ड़ाया, भ्रवध तुड़ांकर धनियाँ ।॥' 
सहज करें व्यापार घट में पलट ,निरगुन बनियाँ ॥ 
भजनावली इनके भाई पलट्प्रसाद की बनाई कही जाती है; लेकिन 
पत्नट्प्रसाद खुद इन्हीं का नाम भी हो सकता हे । 
इनका अखाड़ा अयोध्या से चार-पाँच मील की दूरो पर है। मूर्ति- 
पूजा ओर जॉति-पाँति के तीव खंडन से अयोध्या के वेरागी इनसे बहुत 
चिद गये थे । इसीलिए उन्होंने इन्हें जाति से वाहर कर दिया था । 
किंतु पल्नटू ने इसकी कोई परवा न की--- 
बेरागी सब बटुरके पलटुहि कियो शअ्रजातः।... 
लोक-लाज कूल छाँड़ि के, कर लीजे अपना काम | 
जगत हँसे तो हँसन दे, पलट हँसे न राम॥ .. 
इन्होंने रामकुंडलिया ओर आत्मकमे ये दो ग्र'थ लिखे हैं | इनको 
सब रचनाएँ तीन भागों सें बेल्वेडियर प्रेस से छुप चुकी हैं। इनके 
अरिल्‍्ल ओर कुडलिया बहुत सुंदर बने हैं | ये अवध के नवाब शुजा- 
उद्दोला के समकालीन थे ओर सं० १८०२७ के आस पास वतसान थे । 
धरनीदस बिहार के रहनेवाले एक कायरथ मुशी थे। संसार से 
इनका जी इतना उचटा हुआ था कि परमात्मा के साज्षांत्कार' में ब(घक 
सममकर इन्होंने मुशोगिरे छोड़ दी ओर ये भगधान' 
१२. धरनीदास के प्रेम सें तन्‍्मय होकर निःस्वार्थ जीवन व्यतीत करने 
लगे । यह तन्‍्मयता. इनके -अथ ग्रेमप्रकाश और 
सत्यप्रकाश से स्पष्ट परिलक्षित होती है । देश के विभिन्न भागों' में 
और खासंकर बिहार”में अभी सहंखों' घंरनीदंससी-हैं'। इनके संप्रदाय का 


दूसरा अध्याय प्‌ 


प्रधान स्थान छुपरे जिले का मामी गाँव है | सं० १७५१३ में इनका जन्म 
हुआ था । ये बड़े करामाती असिद्ध हैं । कहते हैं. कि एक बार ये अचा- 
नक और अकारण अपने पाँव पर पानी डालने लगे। बहुत पूछने पर 
इन्होंने बलाया कि जगन्नाथ जी के पंडे का पाँव जल गया है उसी को 
पानी डालकर बुझा रहा हूँ । जाँच करने पर बात सहो मालूम हुई । 
संचत्‌ १७३७ ओर १८२७ के बीच दरिया नाम के दो संत हो गए 
हैं। दोनों मुसलमान कुल सें पैदा हुएं थे । इनमें एक का जन्म बिहार 
में, आरा जिले के धारखंड नामक गाँव में हुआ ओर 
१३, दरिया-द्य दूसरे मारवाड़ के जतराम नामक गाँव में । बिहारी 
दरिया दरजी था ओर मारवाड़ी घुनिया | बिहारी 
दरिया के पंथ में प्रथना का जो ढंग प्रचलित है वह सुसलमानी नमाज 
से बिलकुल मिल्रता-जुलता है। 'कोर्निश” और “सिज्दः” ये उसके दो 
भाग हैं। सीधे खड़े होकर नोचे कुकना कोर्निंश और माथे को जमीन से 
लगाना सिज्द; कहलाता है । यह दरिया, कबीर के अवतार माने जाते 
हैं। कहते हैं कि इन्हें स्वयं परमात्मा ने दीदा दी थी । इनका लिखा 
दरियासागर छप चुका हे । 
मारवाड़ी दरिया सात ही वर्ष की अवस्था सें पितृविहीन हो गए 
थ्रे। रेवा, मेड़ता में इनके नाना ने इनका पालन-पोषण किया । इनके 
गुरु बीकानेर के कोई प्रमजी थे। कहा जाता है # अपनी चमत्कारिणी 
शक्ति से इन्होंने एक दूत भेजकर ही महाराज बख्तसिंह को एक बड़े 
भयंकर रोग से मुक्त कर दिया | इनकी भी बानी प्रकाश में आ चुकी हे । 
स्लेशाह एक सूष्दी संत थे। कहा जाता है कि इनका जन्म 
सं० .१७६० के लगभग रूप देश में हुआ था। & जान पड़ता है 
कि पारिवारिक विपत्ति ने इन्हें बहत छोटी अवस्था में रमते 


: लत का" 0 ऋकल« उक लभाततर १7 पक फतपीककताक अककामा के के #.. कम हज के अन्‍्ल्‍लपक% अनिकगानक नतम-“>कत जनम था. 


क संतबात- संग्रह, भाग १, १० १५१ | 


प्र हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


१४७. बुल्लेशाह फकीरों की संगति में डाल दिया था जिनके साथ दस 
वर्ष की अवस्था में ही ये पंजाब आ गये | इनके गुरु 
का नाम शाह इनायत बतलाया जाता है। ये परंपरागत धर्म को 
नहीं मानते थे। क़रान ओर शरअ का इन्होंने खुल्लमखुल्ला खंडन 
, किया | इसी से मुल्‍्लाओं ओर मोलवियों से इनकी कभी नहीं पटी । 
इन्होंने सीधी-सादी पंजाबी में कविता की है | अपने क्रांतिकारी भावों 
को इन्होंने अपनी रचनाओं में बड़े धड़ाके से पेश किया है। कबीर के 
भावों को इन्होंने बहुत अपनाया है । ये जन्म भर बह्मचारी रहे। इनका 
अध्रम जिला लाहोर के कसूर गाँव में था | वहीं लगभग पचास वर्ष की 
अवस्था में, स॑ं० १८१० में, इनका देहान्त हुआ । इनकी गद्दी ओर 
समाधि भी वहीं हैं । 
चरनदास धूसर बनिया थे । इनका जन्म अलवर ( राजपूताना ) 
के डेहरा नामक स्थान में सं० १७६० के लगभग हुआ था । # कहते हैं 
कि डेहरा सें, जहाँ इनकी नाल गाड़ी गई थी वहाँ 
१५. चरनदास पर, एक छुतरी बनी हुईं है । यहाँ इनकी टोपी और 
सुमिरनी भी सुरक्षित बतल्लाई जाती हैं | इनके पिता 
का नाम मुरक्नीधर ओर माता का कुंजो था । इनका घर का नाम रनजीत 
था । सात ही चष की अवस्था में ये घर से भाग निकले थे ओर अपने 
नाना के यहाँ दिल्‍ली चल्ले आये । वहीं इनका लालन-पालन हुआ । 
कहते हैं कि वहीं इनको उन्नीस चर्ष की अवस्था में परमात्मिक ज्योति 
का दशन हुआ । इन्होंने अपने गुरु का नाम श्रीशुकदेव बताया है। 
कहते हैं ये श्री शुकदेव मुनि मुजफ्फरनगर के, पास शुकताल गाँव के 


मरना निनन या अिनिभीनानन बनना 


क# बानी (संतबानी सीरीज ), भूमिका, पंडित महेशदत्त शुक्ल 
ने अपने भाषा काव्यसंग्रह” ( नवलकिशोर प्रेस, सं० १६३० ) में 
इन्हे पडितपुर जिला फैजाबाद का निवासी बताया हैं । निधन संबत 
१४१७ लिखा हैं ।>>राधाकृष्णुग्रंथावली, भाग १, पृ० १०० । 


दूसरा अध्याय प्प्छ 


निवासो एक साथु थे &। परन्तु जान पड़ता हे कि चरनदास उन्हें: 
श्रीमद्भागवत्‌ के असिद्ध शुकदिव ही समझते थे, जिनको माता के गर्म में 
ही शान हो जाने की बात कद्दी जाती हे ओर जो अमर माने जाते हैं। 
जान पड़ता है कि इनके शान-चत्च॒ भागवत पुराण के ही अध्ययन से 
खुले थे। इस पुराण की समम्त कथा को शुक्रदेव जी ने राजा परीक्षित 
को पापों से मुक्त करने के उद्द श्य से कहा था | यदि भागवतत का भन्नो 
भाँति अध्ययन किया जाय तो पता लगेगा कि रहस्य-भावना से ओत- 
प्रोत होने के कारण वह संत साहित्य का सबसे सहत्वशाली महकाब्य 
है, जिसमें कथानक के बहाने प्रेम को प्रतीक बनाकर ज्ञान की शिक्षा दी 
गई हे । चरनदासियों के लिये भागवत का नायक श्रीकृष्ण समस्त कारणों 
का कारण है । गीता के भाषों को उन्होंने स्वच्छुंदता से अपनाया हे और 
स्थानस्थान पर साहस के साथ उससे उद्धरण भी दिए हैं-साहस इसलिये 
कहते हैं कि निगंणी संतों ने प्र/चीन अन्यों से अकारण घृणा प्रदर्शित की 
है; परन्तु चरनदासियों में प्र मानुभूतषि की वह विशेषता भी है जिसके 
कारण हम उन्हें निगण संत-संप्रदाय से अलग नहीं कर सकते । चरन- 
दास के ज्ञानस्वरोदय और बानी प्रकाश में आये हैं । 
ज्ञानस्वरोदय योग का ग्रन्थ है ओर बानी में संतमतानुकऋूज 
आध्यात्मिक जीवन के विभिन्न अंगों पर उपदेशात्मक विचार तथा स्वतंत्र 
उद्गार हैं । चरनदास को मृत्यु सं० १८३६ के लगभग दिल्‍ली में हुई 
जहाँ उनकी समाधि ओर मंदिर अब तक हैं । मंदिर में उनके चरण्एचिह्न 
बने हुए हैं । चसंत्यंचमी को यहाँ एक मेला छगता है । चरनदास के 
बहुत शिप्य थे जिनसे से बावन शिष्यों ने अलग-अलग स्थानों पर चरनदास 
मत्र की शाखा: स्थापित की जो आज भी वर्तमान हैं। चरनदास की 
हजोबाई और दुयाबाई नाम की दो शिष्याएं भी थीं जो स्वयं उसकी 


$ संतवानी-संग्रह, भाग १, १४२ साखी ४, ५, ६ । 





४ छा दाक्व#०भतत, ६ (१ फ१पाभाशार 2तएंक, 


जज 





८८ हिन्दों काव्य में निगुण संग्रदाय 


चचेरी बहने थीं। उन्‍होंने भी अच्छी कविता की है। सहजोबाई नें 
सहजग्र काश लिखा ओर दयाबाई ने दयाबोध । है 
शिवनारायण गाजीपुर जिले सें चंदबन गाँव फे रहनेवाले जब्रिय थे । 
वे बादशाह सुहम्मदशाह ( सं० १७६२ में वर्तमान ) के समकालीन 
श्रे । सनिकों के ऊपर उनका बड़ा प्रभाव था। उनके 
१६, शिवनाराण अनुयायी प्राय; सभी राजपूत सेनिक थे। उनके मत 
में जाँति-पाँति का कोई भेद नहीं माना जाता था। 
अब तो यह संग्रदाय आयः समाप्त हो चुका हे और शिवनारायण के 
उत्तराधिकारियों को छोड़कर कुछ थोड़े से नीच जाति के लोग ही उसके 
माननेचालों सें रह गये हैं । शिचनाराण की समाधि बिलसंडा में हे । 
उनके अंथों में लवग्रथ, संतविलास, भजनग्रथ,. शांतसंदर, गुरु 
न्यास, संतञअ चारी, सन्तड्पदेश, शब्दावली, संतपवन, संतमहिमा, 
संतसागर के नामों का उल्लेख होता है । उनका एक ओर सुख्य ग्रथ 
है जो गुप्त माना जाता है। सिखों की भांति शिवनाराथणी भो पुस्तक 
की पूजा करते हैं । नवीन सदस्यों को संप्रदाय सें दीक्षित करने के लिए 
एक छोटा सा उत्सव होता है जिसमें लोग मूल-ग्रथ के चारों ओर पूर्ण 
रूप से मोन होकर वृत्ताकार बेठ जाते हैं। ओर पुस्तक में का कोई एंक 
भजन गाकर पान, मेवा, मिठाई वितरण के बाद उत्सव समाप्त कर 
दिया जाया है । 
गरीबदास कबीर के सबसे बड़े भक्त हो गए हैं । ये जाति के जाट 
ओर पंजाब के रोहतक जिले के छुड्ानी गाँव के रहने चाले थे। 
इन्होंने हिरंबरबोध नामक एक बृहत्‌ पंथ की रचना 
१७, गरीबदास की जिसमें सत्रह हजार पद्च बतलाये जाते हैं। इनमें 
से सतत हजार कबीर साहब के कहे जाते हैं । परन्तु 
इनका यह गंथ अ्रभी प्रकाशित नहीं हुआ है, उसका केवल एक बहत 
संदित्त संकलित संस्करण, संतबानी पुस्तकमाज़ा में, प्रकाशित हुआ है | 


दूसरा अध्याय षद 


छ् 


इधर॑-डघर साथु-संत्रों की रचमाओं में उसमें से ओर भो अवतरण 
मिल जाते हैं। संतबानी-संपादक के अनुसार इनका समय संचत्‌ 
१७७४ से १८३४ तक है। इनका दावा है कि स्र्य कबीर साहब ने 
सुम्के संत-मत सें दीक्षित किया हे । 


संतबानी माला के संपादक ने तुलसी साहब की एक जीवनी के' 
आधार पर कहा है कि वे रघुनाथराव के जेठे लड़के और बाजीराव 
द्वितीय के बढ़े भाई थे। संसार में मिथ्या के भार 
१८.नुलसीसाइब का वहन उन्हें अभीष्ट नहीं था। इसलिये राजालहा- 
सन को अपने छोटे भाई के लिये छीड़कर वे आध्या- 
व्मिक राज्य को अधिकृत करने के लिए घर से निकल पड़े । रमते-रमाते 
अंत में ये हाथरस में बस गये | जब अगरेजों के कारण बाजीराव द्वितीय : 
बिठूर में आकर बस गये, तब कहते हैं. कि तुलसी साहब एक बार उनसे 
मिले थे । इनका घर का नाम श्यामराव बतलाया जाता है, परंतु इति- 
हास रघुनाथराव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र को अम्ृतराव के नाम से पहिचानता 
है । हो सकता है कि उसके दो नाम रहे हों । 
तुलसी साहब अक्खड़ स्वभाव के आदमी थे, पर थे पहु चे हुए 
संत | कहते हैं, एक बार उनके एक घनी श्रद्धालु ने अपने घर सें उनकी 
बड़ी आव-भगत की | भोजन करते समय उसने उनके सामने संतान 
के अ्रभाव का दुखड़ा गाया ओर पुत्र के लिए वरदान माँगा | - तुलसी : 
साहब बिगड़कर बोले कि “तुम्हें यदि पुत्र की चाह है तो अपने सगुझ 
परमात्मा से माँगो। मेरे भक्त के यदि कोई बच्चा हो तो मैं तो उसे भी 
ले लूँ ।? और यह कहक़र बिना भोजन समाप्त किये चल दिये । 
निगण संप्रदाय में, समय की प्रगति के साथ, जो बाहरी प्रभाव आ' 
गये थे उनसे उसे सुक्त करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया । निर्गेण पन्‍्थ 
के अनुयात्रियों को उन्होंने समझाया कि एक संप्रदाय के रूप में उसका 
प्रवर्तन नहीं किया गया था । उस समय तक निगेण पंथ के श्राधार पर कई ; 


६० हिन्दी-काव्य में निगुण संप्रदाय । 


संप्रदाय उठ खड़े हम्‌ थे जो सिद्धांत रूप में कमकांड के विरोधी होने पर 
भी स्वत: कमकांड के पाषंड से भर गए थे । तुलसी साहब ने समझाया 
कि निगंण पंथ किसी संप्रदाय के रूप सें नहीं चलाया गया था | नाम-भेद , 
से निर्गंण पंथ में अंतर नहीं पड़ सकता । अलग अलग नाम होने पर 
भी सब पंथ सार रूपए में एक हैं। 


जान पड़ता है कि उनका आय; सब धम के प्रतिनिधियों से बाद- 
विवाद हश्रा था, जिनमें अंत में सबने उनके सिद्धांतों की सत्यता 
स्वीकार की | तुलसी साहब ने स्वयं श्रपनी घटरासायर में उनका उल्लेख 
किया है । यदि ये वाद-विवाद कल्पना मात्र भी हों, ओर यही अधिक 
संभव है, तो भो उनका महत्व कम नहीं हो सकता । उनसे कम से' कम 
यह तो पता चलता है कि तुलसी साहब का उद्देश्य क्या था। परंतु 
उनके सिद्धांतों का गांभीय उनके ओछे श्लेषों तथा व्यर्थ के आइंबर के 
कारण बहुत कुछ घट जाता है। उन्होंने बहुधा विलक्षण नामों की 
तालिका देकर लोगों को स्त॑भित करने का यत्न किया है । उनकी दीनता 
में भी बनावट ओर आइंबर स्पष्ट फलकता हे । क्‍ 

इनके पंथ में इनको श्रायु तीन सो वर्ष को मानो जातो है। कहते 
हैं कि ये वही तुलसीदास हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की 
थी | घटरामायण में उनके किसी आडम्बर-अिय शिष्य ने इस बात की 
पुष्टि के लिये एंक ज्ेपक जोड़ दिया है । उसके अनुसार घटरामायश 
की रचना रामचरितमोनस से पहले हो चुकी थी परतु जनता उसके 
लिये तयार नहीं थो । इसलिये उसके विरुद्ध,आन्दोलन डठता हुआ 
देखकर उन्होंने उसे दवा दिया ओर सगुण रामायण लिखकर प्रकाशित 
क्ती | इस ज्षेपक-कार को. इस बात-का शान था कि उसके जाल की ऐति- 
हासिक जाँच होगी। उसने तुलसी साहब:ले पल्रकराम नानकपंथी के 
साथ नानझ के समय का, ऐतिहासिक हंग से, विवेचन कराया हे झोर 
इसका भी प्रयत्न किया है कि मेरो गढंत सी. ऐतिहासिक जाँच में ठीक 


दूसरा अध्याय धर 


छ ६३६ 
उतर जाय | किन्तु उसे इस बात का ध्यान न हुआ कि में अपने गुरु की 


प्रशंसा करने के बदले निंदा कर रहा हूँ । तुलसी साहब सरीखे मनुष्य 


को भी उसने ऐसे निबंल चरित्रवाला बना दिया है जिसने जोक सें 
श्रप्रिय होने के डर से सत्य को छिपा दिया ओर ऐसी बातों का अचार 
किया जिन पर उसको स्वयं विश्वास न था| वह इस बात को भी भूल 
गया कि स्वयं घटरामायण ही में अन्यत्र तुलसी साहब ने स्पष्ट शब्दों 
में सगुण रामायण का रचयिता होना अस्वीकार किया है | इसके 
अतिरिक्त इस क्षेपककार ने एक ऐसा घोर अपराध किया है जिसका माजन 
नहीं । उसने रामचरितमानस को, जिसने समस्त मानव जाति के 
. हृदय में अपने लए जगह कर की है, एक धोखे की कृति बना दिया है । 
तुलसीदास दे साथ उनके नाम-सादश्य से ही उनको अपनी पुस्तक का 
नाम घटरा::ण रखने की सूकी होगी परन्तु इससे आगे बढ़कर वे 
लोगों को यह धोखा नहीं देना चाहते थे कि सानस भी मेरी ही रचना 
है | उसका तो बल्कि उन्होंने खंडन किया है । 


घटरामायण के अतिरिक्त तुलसी साहब ने शब्दावली, पद्मसागर 
ओर रत्नसागर इन तीन ग्रन्थों की रचना की । 

शिवद्यालजी का जन्म सं० १८८९ में आगरे के एक महाजन कुल 

में हुआ था । इनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि ये बाल्यकाल से ही 

मननशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे । कई दिन 

१६. (स्वामीजी तक ये एकांत में ध्यानमग्न रहा करते थे। इनसे 

महाराज ) जो सम्प्रदाय चलता चह राधास्वासी मत कहलाता 

शिवदयालजी है। अपने संग्रदाय में ये स्वामीजी महाराज कहलाते 

हैं ओर सर्वशक्तिमान्‌ राधास्वामी के अवतार समझे 





$$ राम रावन जूद्ध लड़ाई । सो में नहि कीन बनाई । 
“- पटरामापण, भाग २, १० ११४॥। 


लक “बना नलभनानाजथ 


चक्र 


हि मन हि ० 
६२. हिन्दी काव्य में निगण :संप्रदाय 


जाते हैं |. यद्यपि कहा जाता हे कि उन्होंने किसी गुरु से दीज्ञा नहीं दी“ 
फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके ऊपर तुलसी साहब का एर्ण 
प्रभाव पढ़ा था । कहते है कि उनके जन्म के पहले ही तुलसी साहब ने ' 
उनके अवतार की भविष्यवाणी कर दी थी | तुलसी की रूत्यु के उपरांत . 
उनके प्रायः सब शिष्य शिवदयालजी के पास खिंच आए । राधास्वामी' 
संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं आजकल आगरा, इलाहाबाद और काशी . 
आदि स्थानों में हैं | संप्रदाय बहुत सुन्दर रूप से गठित है ओर बढ़े" 
उपयोगी कार्य कर रहा है । दुयालबाग़ा आगरे में उनका विद्यालय एक.. 
अत्यन्त उपयोगी संस्था है जो सांप्रदायिक ही नहीं राष्ट्रीय दृष्टि से भी . 
महत्व पूर्ण है। स्वामीजी महाराज के शिष्य रायबहादुर शालिग्राम ने, 
जो इलाहाबाद सें पोस्ट मास्टर-जनरल थ्रे ओर संग्रदाय सें हुजूर साहब 
के नाम से अखिद्ध हैं, संप्रदाय को दृद मित्ति पर रखने के लिये बहुत काम ' 
किया । परन्तु इस मत के सबसे बड़े व्याख्याता पं० बह्ाशंकर मिश्र 
( महाराज साहब ) हुए हैं जिन्होंने अंगरेज़ी में ए डिस्कोसे ऑन 
राधास्वामी सेक्ट नामक अन्य लिखा है । हुजूर साहब ने भी अगरेजी 
से राधास्वामी मत प्रकाश नासक पुस्तक लिखी । स्वामीजी महाराज 
की प्रधान पद्य-रचना सारवचन है। इसका गद्य सार भी मित्रता है। 
हुजूर साहब का ग्रधान्न अन्य प्रेमबानी हे । जुगतप्रकाश नामक उनका 
एक गद्य ग्रन्थ ओर भी हे | 


तीसरा अध्याय ४... कह, 
निगुण संप्रदाय के दाशनिक सिद्धांत... 

जिन परिस्थितियों ने इस नवीन निगुण पंथ को जम्म दिया था, 
एकेश्वरवाद उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता थी | चेंदांव के अब तबादी 
सिद्धांतों को मानने पर भी हिन्दू बहु-देव-वाद में 
१. एकेश्वर बुरी तरह फंसे हुए थे, जिसले वे एक अल्लाह को 
माननेवाले मुसलमानों की घुणा के भाजन हो रहे 
थे। एक अल्लाह को माननेवाले मुसलमान भी स्वयं एक प्रकार से बहु- 
देव-वादी हो रहे थे, क्योंकि काफिरों के लिए ये अपने अछ्लाह की 
संरक्षा का विस्तार नहीं देख सकते थे, जिससे प्रकारांतर से काकिर का 
थे अल्लाह से अलग सिद्ध हुआ । अतएंव (निर्गृशवादियों ने हिंदू 
ग्रौर मुसलमान दोनों को एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया & ओर बहु-' 
व-वाद का घोर विरोध किया | चरनदास कहते हैं कि.सिर टूटकर 
पृथ्वी पर भले ही लोटने लगे, झरूत्यु भले ही आ .उपस्थित 
हो, परन्तु राम के सिवा किसी अन्य देवता के लिए मेरा सिर न 


सिरलकन»०७०५3+टकप कक, "जीप के कप कम -3म+० न पतन. 3न्‍म कन मननजिल- +५जनननरकान अत 3० 2 


8 एक एक जिनि जाँणियाँ, तिनहीं सच पाया। 
प्रेम प्रीति ल्यौलीन मन, ते बहुरि न झ्राया ॥ 
“रकं० ग्रं०, पृ० १२९, १८१। 
केवल नाम जपहु रे प्रानी परहु एक की सरना । 
| “वही, १० २९८, ११४ ।॥ 
श्रौर देवी देवता उपासना अ्रनेक करे 
आँवन की होस कंसे. आकडोड़े जात हैं । 
सुन्दर कहत एक रवि के प्रकास बिन 
जेंगना की जो०ति, कहा रंजनी क्लित हूँ १ 
-+सं० बा> सं०, भाग २, पृ० १२३। 


3> &रजपननन»-स8क.33५3५33०3५>4७»43:.43.-4.+4 3+>न+कनजन न मनन. अनकपस सावन नवक५+ ना अनिल न-तनपन+ का 











| [# ० ८ 0 हे 
६४ हिन्दी काव्य से निगुण संप्ररशाय 


कुके ।& निगझी एकेश्वर के भत्द को आलंकारिक भाषा में पतिब्रता नारी 
कहते हैं | कुबीर की दृष्टि में बहु-देव-वादी उस व्यभिचारिणी ख्री के समान 
है जो अपने पति को छोड़कर जोरों पर आसक्त रहती हैः; अथवा उस 
गणिका-पुत्र के समान है जो इस बात- को नहीं जानता कि उसका चास्त- 
विक पिता कोन है +- । नानक जिस समय--१ डे < सतिनामु करता 
 पूरख निरभो निरवर भ्रकालमूरति अ्रजनि सैभं (गुरु प्रंसादि) की भक्ति 
का अचार कर रहे थे उस समय उनका प्रधान लच्य बहु-देव-वाद का 

खंडन ही था। हिंदुओं को संबोधित कर कबीर ने कह। था--- 
द एक जनम के कारणे कत पूजों देव सहेसों रे। 
काहे न पूजो रामजी जाके भक्‍त महेसों रे॥ *.” 


$ यह सिर नवे त राम क्‌, नाहीं गिरियो टूट । 
.. आ्ञान देव नहिं परसिए, यह तन जायो छुट ॥। 
“सं० बा० सं० १, पृ० १४७। 
» नारि कहावे पीव की, रहे और संग सोय । 
जार सदा मन से बसे, खसम खुसी क्‍यों होय ।। 
| “वेही, पृ० १८। 
+ राम पियारा छाड़ि कर, करे आन को जाप । 
वेस्वा केरा पूत ज्यू: कहे कौन सू बाप ॥ 
“कण भ्रं०, पृ० ६, २२। 

:“ ऊ के प्लृत होने से कमी कभी ओोश्म्‌' इस तरह भो लिखा 
जाता हैं। इस तीन अंक को कोई इस बात का सूचक भी मानते हैं कि 
ऊ अ+उर्नम्‌ू--इन तीन अक्षरों के योग से बना है । इन बातों से कोई 
यह न समझ बेठे कि प्रलय का त्रिविध स्वरूप है अथवा वह खंडित हो 
सकता है, इस भय से नानक ने ओऔई३ म्‌'की जगह “१३४ कर दिया है । 

बट सहेसो-्-्सहस्त्रों । "” क० ग्र०, प० १२९, १२७। 


तोसरा अध्याय . ६ 


मुसलमानों को 
'छुटट जगदोस कहाँ ते आ्राये कहु कौने भरमाया 

अल्ला, राम, करीमा, केसो, हरि हजरत नाम घराया ॥ 

गहवा एक कनेक ते गहना तामें भाव न दूजा। 

कहन सुनन को दुइ करि थापे, एक नमाज एक पूजां ॥ & 
तथा दोनों को 

| कहे कबीर एक राम जपहु रे हिंदू तुरक न कोई ॥ + 
हिंदू तुरक का कर्ता एके ता गति लखी न जाई ॥ » 
नि्गंएण संतों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि जगत्‌ का 
कर्ता-धर्ता एक ही परमात्मा हे जिसको हिंदू ओर मुसल्लमान दोनों सिर 
नवाते हैं । न्‍ 
यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि हिंदू-बहुदेववाद चेसा 

नहीं हे जेसां बाहर-बाहर देखने से अ्रक्रट हो सकता हे । हिंदुओं के 
प्रत्येक देवता का कूघ रूप है--एक व्यावहारिक और दूसरा पारमार्थिक 
अथवा तात्विक | व्यावहारिक रूप सें वह . परबह्म परमात्मा के किसी 
पत्नविशेष का प्रतिनिधि हे जिसके द्वारा याचक भक्त अपनी याचना की 
पूति की आशा करता है । ब्रह्मा विश्व का सजन करता है, विष्णु पाक्षन 
आर रुद्र उसका उद्देश्य पूणं हो जाने पर सहार ; जच्मी 'धनधान्य की 
अधिएछान्री हे, सरस्वती विद्या की, चंडी वह अचंड दिव्य शक्ति है जो 
अत्याचारी राज्सों का विध्वंस करती हे ओर युद्ध-यात्रा में जाने के पहले 
जिसका अआवाहन किया जाता है इत्यादि | परंतु परमाथरूप में प्रत्येक 
देवता पूर्ण परवह्म परमात्मा है ओर व्यवाहारिक पक्ष सें अन्य सब देवता 


२ करमरकम५ककत हे _मकलवया परम 38 मि 6. पैन कल । लत: रजनी फर बन जाने मल्फ भर लक अर >नन काथ तनमन का “नल "नानक पननयी "नीयत न कि नननननभ मा, 








हनन पाते "कटनी >अन पल कै जयतनीनन बनना करत कफ पिन 


है? के० शरी०, ४, पू० ७४ । 





न के० ग्रे०, पृ० १०६, ५७। 
> वही, १०६, ५८ 


६६ हिन्दी काव्य में निगंण संभ्रदाय 


उसके अधोनस्थ हैं. | इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मेंक्समूलर 
ने भारतीय देववाद को पेलोथिज्म (बहुदेववाद) न कहकर हीनोथिन्म 
कहा है । हिंदू पूजा-विधान ( यहाँ पर मेरा अप्िप्राय दुशन से नहीं 
कमकांड से है ) को चाहे कोई किसी नाम से पुकारे उसके मूल में 
निश्चय ही एकेश्वर-भावना है। चेंदिक काल के ऋषि भी जिन आक्रृतिक 
शक्तियों के विभव का गान किया करते थे, उनसें एक परमात्मा का 
दर्शन करते थे, उन्होंने घोषणा की कि बुद्धिमान्‌ लोग एक ही सतरव को 
श्रग्नि, इन्द्र ( जल का स्वामो ) , मातरिश्वान € वायु का अधिपति )- 
आदि नामों से पुकारते हें&। अ्रतएवं जो श्रलग अल्नगग देवता समझे 
जाते हैं, वे वस्तुतः अजग देवता न होकर एक हो परमात्मा के अज्ञग 
अलग रूप हैं । इसी बात को ध्यान में रखकर स्पेन-निवासो श्ररंब-वंशो 
काजी साईंद ने, जिसकी झत्यु सं० ११२७ में हुईं थी, जिखा था कि 
“हिंदुओं का हेश्वरीय ज्ञान ईश्वर की एकता के सिद्धान्त से पवित्र 
है ।” + डाक्टर ग्रियर्संन को भो यह बात मानती प्री. है कि हिंदुओं को 
मूर्तिपूजा जार बहुदेववाद हिंदू-धम के गहन श्िद्धांतों के बाहरी आवरण 
मात्र हैं ।.« यदि हिंदू-पूजा-विधान के इस मूल तत्व की अ्रवहदेलना न 
की गई होती तो कबीर उसका विरोध न करते | क्योंकि वे जानते थे कि 
एक परभात्मा के अनेक नाम रख देने से वह एक अनेक नहीं हो जाता । 
उन्होंने स्वयं ही कहा था “अपरंपार का ना अनंत |” परंतु तथ्य तो 
यह है कि जिस समय पशि्विमोत्तर के द्वार से देश में मुसलमानों की 


अमन«कनानकलाज्क करे... किटात लन्‍कनानलकाक ला 


& एक सदद्प्रा बहुधा वर्दत्यग्निमिन्द्र मातरिश्वानमाहु: । 
-आऋक र्‌, ३, २३, ६ | 
+ तबक़ातुल उमम (बंरूत संस्करण), पू० १५; भ्ररब और भारत 
के सम्बन्ध, पृ० १७४। 
> क० व०, प्रस्तावना, पृु० ६६ । 
४ क० ग्रू०, पृु० १६६, ३२७। 


'तहोीखरा अध्याय ६७. 


सेजैय-धारा निरंतर उसड़ी चल्ली आ रही थी | उस समय उन्होंने हिंदुओं. 
को घोर बहुदेववादी पाया जो हिंदुओं को उनकी घुणा का भाजन बनाने 
का एक कारण हुआ | परन्तु अब्लाह के इन प्यारों को स्वन्न में सी. 
विचार न हुआ कि जिस बहुदेववाद से हम इतनों घुणा कर रहे हैं, 
हमारा मूर्ति-भंजक एकेश्वरवाद उससे भिन्न कोटि का नहीं हे । विश्व. 
का कर्ता-धर्ता चाहे एक देवता हो अथवा अनेक, इससे परिस्थिति में. 
कोई विशेष अंतर नहीं आता | सामो एकेश्वरबाद ओर विक्ृत हिंदू 

' बहुदेववाद एक ही देववाद के दो विभिन्न रूप हैं । कितु निगण संतों ने 
परमात्मा-संबंधी जिस विचार-शद्भुला का प्रसार किया, वह इनसे तत्वत: 
भिन्न थी। उसका सूर्ति-पूजा का विरोधी होना, इस बात का प्रमाण 
नहीं कि वह ओर सुसलसानी एकेश्वरवाद एक ही कोटि के हैं । दोनों 
में आकाश पाताल का अंतर है। सुसलमातनों के हैश्बर-संबंधी विश्वास 
का निचोइ, 'ला इलाहे इल्निल्लाह मुहम्मदर्रसूलिल्लाह', सें आ जाता है, 
जो. कुरान के दो सूरों के अंशों के मेल से बना है। इसका अर्थ है, 
अल्लाह का कोई अल्लाह नहीं, वह एक मात्र परमेश्वर हे ओर मुहम्मद 
उसका रसूल अर्थात्‌ पेगंबर या दूत ह। इस पर टिप्पणी करते हुए 
प्रसिद्ध इतिहासकार गिबन ने कहा था कि जिस धर्म का मुहम्मद ने अपने 
कुल ओर राष्ट के लोगों में प्रचार किया था वेह एक सनातन सत्य 
और एक आवश्यक कल्पना (ऐन एंटनल टू थ ऐंड ए नेसेसरी फिक्शन ) 
के योग से बना है & | निर्गंण पंथ के अवर्तक कबीर ने इस कहुपना का 
तो सर्वंथा निराकरण कर दिया ओर वह सत्य के मार्ग पर बहुत आगे 
बढ़ा । भ्लुहम्मद के दूतत्व को तो उसने अस्वीकार करके ईश्वर संबंधी 
विचार को और भो महान, ओर आकषंक बना दिया । 


॥७७७॥७७७॥७७/७५७७५७७७७७७७७७॥७७४० ७७७ आशा आल कब न कट अमल अली आल न मन नम 3 न अर + मी अ अमीजल न मर रजनी सन मम मम बे नम मिनी नम किक कलम क मकर मलजनर नमक वीक नमक लक के नकल नकली 
के 


#» रोमन इंपायर, भाग ६, पृ० २२२। 


हद हिन्दी काव्य में निरगगंश संप्रदाय 


श्र (ईस्लाम ओर निगण पंथ दोनों परमेश्वर को एक मानते हैं--परंतु 
दोनों के । एक मानने में अन्तर है। इसका मानने सें . अन्तर हैं। इस्लाम की अह्लाह-भावना में 
अह्लाह एकाधिपति शाहशाह के समान है जिसके ऊपर कोई शासनकर्ता 
नहीं, जिसकी शक्ति अनंत ओर अपरिमित है । हाँ, वह परम बुद्धिमान 
ओर न्यायकर्ता है | उससे कोई बात छिपी नहीं रह सकती | हर एक 
आदमी के किये हुए छोटे से छोटे पाप और पुण्य का उसके यहाँ हिसाब 
रहता है। श्रद्धालु धमंनिष्ठों को वह मुक्तहस्त होकर पुरस्कार वितरित' 
करता है किंतु अविश्वासी पापिष्ट उसको निगाह से बच नहीं सकता; 
उसे अवश्य दंड मिलता है| क्योंकि जेस कुरान कहती है, “जिधर 
ही सुड़ों उधर ही अल्लाह का मुख हे” | & 


यह बात नहीं कि इस्लाम सें अल्लाह दयालु न माना गया हो | 
कुरान का अत्येक सूरा अल्लाह की दयालुता का उल्लेख करते हुए 
आरंभ होता है | मुहम्मद के अनुसार परमेश्वर चमाशील है। परतक्षिणी 
का जितना गाढ़ा प्रेम अपने बच्चे पर होता हे, उससे अधिक श्रल्लाह 
का आदमी पर | किंतु, इतना होने पर भी कुरान का अल्लाह “भय 
बिनु होय न प्रीति! की नीति को बरतता है। वह प्रेम का परमात्मा 
होने के बदले का भय का भगवान है। उसकी अनुकंपा ओर दयालुता 
उसकी अनंत शक्ति के ही परिचायक हैं । चह घोर दंड भी दे सकता है 
तो असीम अनुग्रह भी दिखा सकता है। “इस्ल्लाम में प्रेरक भाव परमात्मा 
का प्रेम नहीं अल्लाह का भय हे ।” प्रेम से प्रभावित होना सामी जाति 


#॥/03५ 30 08४8३७७॥॥॥ 7्य+ 


का स्वभाव नहीं हे, उनके ऊपर केवल भय का असर पड़ सकता था ।+ 


0७३७७७७॥७७७७७७॥७॥॥७॥७७/७७७७७७७४ 


9 २, १०६। 

+ डिक्शनरी आँव इस्लाम, पू० ४०१ में मिस्टर स्टेनली लेनपोल के 
झवतरण के आधार पर। उलठे कामाओं में उनके दाब्दों का यथार्थ भ्रनु- 
वाद ह- दि फ़ियर रादर देन दि लव झ्लाँव्‌ गॉड इज़ दि स्पर दु इस्लाम ।” 


तोौसरा अध्याथ ६8. 


परमेश्वर की इस अनंत शक्ति को निगणपंथी अस्वोकार नहीं 
करते | परंतु" उनके लिए परमेश्वर के स्वरूप का यह केवल एक गोण 
लक्षण है। परमेश्वर इस विश्व का कर्ता-धर्ता, नियन्‍्ता, शासक ओर 
अधिपति ही नहीं बल्कि व्यापक तत्त्र भी हैे। वह घट-घट में कण-कण 
में अणु-परमाखु में व्यापर हे और चही हममें सार वस्तु हे। परमेश्वर 
परमेश्वर ही नहीं परमात्मा भी है। वह हमारे आत्मा का आत्मा है । 
'मुसलमानी विश्वास और निर्गंणपंथी अनुभूति में जो अन्तर हे, उसे 
कबीर ने संक्षेप सें इस तरह व्यक्त किया हे--- 

मसलमान का एक खदाई । कबीर का स्वामी रह्या समाई ॥+ 

दादू ने वेदांत के सर्वश्रिय दृष्टांत का आसरा लेकर कहा, दूध में 
घी की तरह परमात्मा विश्व में सबत्र व्याप्त है ।/« नानक ने परमात्मा 
के सम्मुख निवेदन किया--- 

“ज्ेते जीथ्र जंत जलि थल्रि माहीं 
अली जन्न कन्न तू सरब जीआ। 
गुरु परसादि राखिले जन कड 
हरिरस नानक मोलि पीआ ॥ < 

परमात्मा का यह व्यापकत्व उसकी अनंत शक्ति का एक पक्त मात्र नहीं, 
जेसा सामों विचार-परंपरा के अनुसार ठहरेंगा, बल्कि उसी सें उसकी 
सार-सत्ता है। यहीं उनके प्रेम-सिद्धान्त की आधार-शिला है । 

यह व्याप्ति कहीं न्‍्यून ओर कर्सी अधिक नहीं । परमात्मा सब जगह 
अपनी पूर्ण सता के साथ विद्यमान है। परंतु उसकी पूणता यहीं समाप्त 


केक ७३ बार जाए कम पक कहर का इराक ए+क.फ++७ बन क 34७७" ।४५३+बननननन ब्वकनक ना 2पकन० 





न ग्रथ, प० ६२६ | क० ग्र०, पूृू० २०० ३००। 
» घीव दूध में रमि रहा व्यापक सब ही ठोर। 


“बानी, भा० १, पु० ३२। 
+ ग्रंथ, ६०६। ' 





१७०७ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


नहीं हों जातो । इस विश्व सें पूर्णख्प से व्याप्त होने पर भो बह पूर्ण 
रूप से उसके परे है | इस अद्भुत राज्य सें गणित की गणना बे-काम 
हो जाती हे । बृहदासण्यकोपनिषत्‌ के शब्दों में अगर कहें तो कह 
सकते हैं. कि पूर्ण में से अगर पूर्ण को निकाल ले तो भी पूर्ण ही शेष 
रहता है ।& इसी भाव को दृष्टि में रखकर दादू ने कह। था कि परमात्मा 
ने कोई ऐसा! पात्र नहीं बनाया हे जिसमें सारा समुद्र भर जाय और और 
पात्र खाली ही रह जाय--- 
चिड़ी चोंच भर ले गई नीर निघट न जाइ। 
'ऐसा वासण ना किया सब दरिया साहि समाइ ॥+ 
यह व्याप्ति इतनी गहन हे कि व्यापक और व्याप्त में कोई अंतर ही 
नहों रह जाता | सिद्धान्तवादी कबीर की सहायता के लिए उसी के 
दय सें से कवि बाहर निकलकर रसपूरण व्याति को इस तरह संदेह के 
रूप में व्यक्त करता हँं--- 
सुनु सखि पिउ महि जिउ बसे, जिउ महि बसे .कि पीउ ॥>»< 


पूण सत्य तक तब पहुँच होती है जब यह संदेह निश्चय में परिणत' हो 
जाता है भोर प्रिय हृदय में तथा हृदय प्रिय में बसा हुआ दिखाई देता 


ह। कबोर ने स्पष्ट शब्दों में कहा हे कि परमात्मा विश्व में ओर विश्व 
हार अवस्थित ह-- 






_लिक खलक खलक. में खालिक सब घट रह्या समाई - . 
परमात्मा की इसी व्यापकता के कारण उसे मन्दिरि-मस्जिद आदि 
$# पूर्णुमद: पूर्णों मिद पूर्णात्पूणमुदच्यते । 

पूणास्य पूरा मादाय पुरामेवाव शिष्यते ॥--२, ५, १६ । 
+ बाती ( ज्ञानसागर ), १० ६३, ३२७। 
> क० ग्रुं०, १० २६३, १८६ | 
ने वही, पु० १०४, €&१। 


 तोसरा अध्याय १०१ 


में सीमित मान लेना मुच्नंता हो जाती है। सुसलमानों के लिए खुदा 
मस्जिद में ओर हिंदुओं के लिएं इश्वर मनिदर में है तो क्या जहाँ मंदिर- 
मस्जिद नहीं वहाँ परमात्मा नहीं ९-- 
तुरक मसीत, देहुर हिंदू, दुहुठाँ राम' खदाई । 
जहाँ मसीति देहुरा नाहों, तहँ काकी ठकुराई ॥+- 
निगंणी को मन्दिर मस्जिद से कोई प्रयोजन नहीं । वह जहाँ देखता 
है, वहीं उसको परमात्मा के दशा न हो जाते हैं | सर्वन्न परमांत्सा हीं 
परमात्मा है, सत्ता ही केवल उसकी हे-- 
| जहँ देखों तहँ एक ही साहब का दीदार १८ 
नानक-- द कक 
सब संत इस बात का उद्घोष करने में एकमत हैं। 
गुरु परसादी दुरमति खोई, जहें देखा तह एको सोई ।< 
.” किंतु निगणियों का सवत्र परमात्मा का ही दर्शन करना केवल उसकें 
अधिदेवस्वु, तथा व्यौपकत्व का सूचक नहीं है | उन्मेषशील जीव को इस 
दे बात का अनुभव होता है कि मेरी खता केवल भोतिक 
० २. पूरो-त्रह्म नहीं । अपनी पारमात्मिकृत की भी डसे बहुत 
घु धली सी रूलक मिल जाती है (| अतएवं उद्धार की 
आशा से वह ऐसे क्रिसी दृढ़ अवलंबन की आवश्यकता का अनुभव करता 
है जो दूर से दूर होने पर भी निकट से निकट हो । परमात्मा के अधि- 
देवत्व ओर, व्यापकत्व नाम रूप की उपाधियों से रहित उस परमतत्व को 
इसी पक्ष दृष्टि से देखने के परिणाम हैं । उसकी पूर्णता उन्हीं सें नहीं; 
हाँ उनकी ओर वे अस्पष्ट संकेत अवश्य करते हैं । 


सका अमर॥ा४0+0 की ८8% कक १० कमत १०२ न ताल ३+३7४॥ पदमखा७ +अकेका 52परलअर फेमस). 308९० :ऋएक् ० तरफ (8 जहकआकपभत+ ११५ पाकरलतका जज -क काम ५+१+स+३५) ५०2 न कम काल + नम का कृाक+ काका जरा +८॥७+ नमक पकने» ५०५ क ५0 ऊ+ ४७०५-५५. ५ ३३ #>न नमक ९५३५० ७-० (नाक क २० काम» मय +फ ० कक "का ऐचकल- +अनलम४ननन ५०» ३०४ +++ जम अक-8०५०००१-क+०/भजन्‍०+ कक चक--कलगक ३१७३ भजन रकम +००स्‍भ७ मम, 


+ वही, पृ० १०६, *८। 
> स० बा० स० ६, पू० ३३ । 
नया ग्रन्थ , ५० २ 8३, आसा । 


१०२ हिंदी काव्य में निगण संप्रदाय 


पूर्णरूप में उस सत्तत्व का कोई उपयुक्त विचार ही नहीं कर सकता 
है। वह चांडमनस के परे हैं । बुद्धि सूत रूप का आधार च्यहती है और 
चाणी रूपक का इसलिएं उस अमूर्त ओर अनुपम को ग्रहण :करने में 
बुद्धि, और व्यक्त करने सें वाणी, असमर्थ हे । बुद्धि से हमें उन्हीं पदार्थों 
का ज्ञान हो सकता हे जो इंद्वियों के गोचर हैं, इंद्रियातीत का नहीं । 
इसी से नानक ने कह था कि लाख सोचो, परमात्मा के बारे में सोचते 
बनता ही नहीं है ।& यही कारण है कि “यह परमात्मा हैं” ऐसा कहकर 
उसका निर्देश नहीं किया जा सकता । 
। इसी कठिनाई के कारण सब सत्यान्वेषकों को न-कारात्मक 
प्रणाली का अ्रनुसरण करना पड़ता हे। "परमात्मा यह हैं? न कहकर 
वे कहते हैं परमात्मा यह नहीं ह” 'स एष नेति नेति आत्मा! 
कहकर उपनिषदों ने इसी प्रणाली .क्रा अनुगमन किया हैँ हमारे 
न ने. भी यह किया ह। मा अवरण है, भ्रकल ह, 
शीह।न उसके रूप है, न रंग हैं, न देह ॥+ न वह बालक है 
बूदा न उसका -तोल है, न मोल हैँ, न ज्ञान हं; न वह 
हल्का है, न भारी, न उसकी परख हो सकती हे (- परन्तु इससे 
4 सोचे सोच न होवई जे साचे लख बार ॥--ग्रथ', पृ० १। 
» बढ़दारण्यकोपनिषद, ४, ४, २२ । ; 


+ अवरण एक अविनाी घट बट आप रहें । 
“+क० ग्र ०, १० १०२, ४२ । 
रूप वर॒ण वाके कुछ नाहीं सहजो रंग त-देह । 
““सहजो, स० बा० स०, प्‌ू० १६ | 
< ना हम बार बढ़ हम नाहीं, ना हमरे चिलकाई हो । 
“-क० ग्रं०, पृ० १०४, ५० । 
तोल न मोल, माप किछ नाहीं गिने ज्ञान न होई। 
ना सो भारी ना सो हलभ्रा, ताकी पारिख लखे न कोई । 
“वही, पृ० १४४, १६६॥ 


,न्‍नन्‍पन्‍्क- 








दूसरा अध्याय १०३ 


परिणाम क्या निकलता है ? परमात्मा के वास्तविक ह्ान को प्राप्त करने 
में हम कहाँ"-वक सफल होते हैं ? कबीर ने कहा था, चारों बेद ( नेति 
नेति कहकर ) सब वस्तुओं को पीछे छोइते हुएं आपका यशोगान करते हैं 
परंतु उससे वास्तविक जञाभ कुछ होता नहीं दीखता, भटकता हुआ जीच 
लूटा अवश्य जाता है ।+ क्योंकि जेसा नानक कहते हैं, परमात्मा के 
सम्बन्ध सें कितना ही कह डालिये, फिर भो बहुत कहने को रह जाता 
है ।/८ इसी से कबीर ने कु झलाकर कहा कि 'परमात्मा कुछु हे भी या 
नहीं ९!<८ सुन्दरदास ने तो उसे “अरव्यंताभाव” कह. दिआ--हाँ, नास्तिकों 
के मतानुकूल अत्यताभाव नहीं। परमात्मा है भी ओर नहीं भी ह । 
जिस शअ्रथ में संसार के भोतिक पदाथ हें” उस अथ में परमात्मा है 
नहीं और जिस अर्थ में परमात्मा 'हे” उस अर्थ में सांसारिक पदाथ 
हैं। .इसीलिए सुन्दरदास कहते हैं. कि परमात्मा है भी और नहीं 
भी ह। बल्कि उसको हा! ओर...“नहीं? इन_ दोनों के.बीच. देखना 
ब्राहिए ।& सारो समस्या को हल करने के उद्देश्य से सहजोबाड के शब्दों 
निर्गणी उसे है और “नहीं? भाव ओर अभाव दोनों से रहित 


लककानमम स्वतन अपलन-  अक वि न कलर ऋण जाओ 






५... ५०... 3 2नजम७५»५५७५3५५५५3००... 7अननन्‍>ानाका. ८2+न>काकाकमनाल, “"आक ॑भ«नारकनराम+ ता भैननमक >कलक+-8७०-ल्‍+क+कनेनकानन जञन»ोेन जन--ंना नानक काल «ानकल्क७9» १4४८१ धान कवान)१३०५५१६० ८ कम ५३३००१३०५० काना 


ने: रावर को पिछवार क॑ गावें चारिउ सन। 
जीव परा बहु लूट में ना कछ लेन न देन ।, 
“- बीजक', पृ० ४८८ । 
» बहुता कहिये बहुता होई ।-- जपजी , २२॥ 
+ तहाँ किछ आहि कि सुन्यं ।--क० ग्रं० पृ० १४३, १६४ | 
६8 यह॒म्रत्यंताभाव हैं, यहई तुरियातीत । 
यह अनुभव साक्षात है, यह निष्चे अ्रद्वेत ॥ 
डी नाहीं” कर कहे 'है है” कहे बखानि। 
नाहीं” “हे” के मध्य है, सो भ्रनुभव करि जानि || 
““ज्ञान-समुद्र, ४४ ॥ 


१०४ हिन्दी काव्य में निगुंण संग्रदाय 
उद्बोषित करते हैं ।.८ जेसे हम एक अर्थ में परमात्मा को 'ह” नहीं कह 
सकते वेसे ही “नहीं? भी नहीं कह सकते, क्योंकि अन्य सभी पदाओों 
का तो वही आधार हे। परन्तु यह भी एक प्रकार का अभाव ही हे 
अतएंव यह उन्हें एक स्वयं विरोधी स्थिति में पहुंचा देता है | 

. /इसी स्थिति के कारण आचीन ऋषि भाव ने परमात्मा के वरणन 
' में एक नवीन अणाली का अनुसरण किया था। वास्कलि ने भाव से 
पूछा था कि आत्मा क्‍या है। पहली बार प्रश्त करने पर जब उत्तर न 
मिल्रा तो वास्क्रलि ने समझा कि शायद ऋषि ने सुना या समझा 
नहीं । फिर पूछने पर भी जब उन्होंने तीत्र दृष्टि से वास्कलि की ओर 
केवल देखा भर तो उसे भय हुआ कि कहीं अनजान सें मैंने ऋषि को 
अश्रसन्न तो नहीं कर दिया | इसलिए उसने बड़ी विनय के जे 
को दुहराया । इस बार ऋषि ने कु मलाकर उत्तर दिया--'मैं 
: तो हूँ कि भ्रात्मा मोन हैं, तुममें समझ भी हो !!?-+- और बात भी ठोक 
ही है। परमात्मा .को निर्विशेष कहने पर भी उस पर॒ विशेषयों का 
आरोप करना--चाहे वह विशेषण “निर्विशेष! ही क्‍यों न हो--असंगत 
है। निगंणियों को भी इस बात का अनुभव हुआ था। ब्रह्म के वर्णन 
में वाणी की व्यथंता की घोषणा करके कबीर ने भाव ऋषि का साथ 
दिया । उन्होंने कहा--भाई बोलने की बात क्या कहते हो ? बोलने 
से तो तत्व ही नष्ट हो जाता हैं |-- 











८8.3,.77 ॥4 


हैँ नाहीं” स्‌ रहित है, सहजो' यों भगवंत । 
“से ० बा० सं०, भाग १, प० १६५। 
+ ब्रह्मसूत्र, शांकर भाष्य, ३, २, १७; दास गृप्त-हिस्टरी आव 
इंडियन फिलासफी, भाग १, पृ० ४५ | 


- बोलना का कहिए रे भाई। बोलत बोलत तत्त नसाई। 
““क० ग्र ०, पु० १०६, ६७। 


तोसरा अध्याय १०४ 


परन्तु जसा नानक कहते हैं, जो लोग परमाप्मा सें एंकतान भावना 
से लीन हो ज़ाते हैं, वे चुप भी तो नहों रह सकते। परमात्मा के 
यशोग़ान की भूख इंद्वियाथों से थोड़े ही बुक सकती है|. अत्ंव 
चाणो का आधार ल्लेना ही पड़ता है। बोलने से अधूरा सही, भगवह्विचार 
का आरम्म तो हो जाता है। बिना बोले वह भी नहीं हो सकता ।+ 
इसीलिए नानक ने कहा--“जब लगि दुनिया रहिये नानक, किछु 
सुण्ये किछु कहिये ।””- परमात्मा यद्यपि “व्यन' और “वयन” के अगोचर 
ह फिर भी वह संतों के 'कानों' ओर “कामों” का सार हे। भगव्चर्चा से 
सम्मिल्षित होना उनके जीवन का प्रधान सुख हे । परमाव्सा के गुणगान 
ही में ये जिछ्। की साथकता मानते हैं ।& बोलने की इसी आवश्यकता के 
कारण कबोर ने परमात्मा को “बोल” और “अबोल? के बीच बताया है ।< 


जम मा रा ा७४०७७७७७एाााां 


» चर्पष चपि न होवई लाइ रहा लिवतार। 


भुखिया भूष न ऊतरी जबता पुरिया भार ॥--जपजी', २। 
न बिन बाले क्‍यों होय बिचारा। -“क० ग्र ०, १०६, ६७। 
ग्रन्थ, पू० ३५६ । 


९ कहत सुनत सुख ऊपर्ज अरू परमारथ होय । 
नैना बेन अगोचरी स्रवणा करणी सार। 
बोलन के सुख कारण कहिये सिरजनहार ।॥ “वहीं, पु० २३६॥ 
- जहाँ बोल तहँ आखर ग्रावा | जहेँ श्रबोल तहेँं मत न रहावा। 
(/बोल अबोल मध्य हैं सोई। जस ओहु हे तस लखे न कोई ।। 
“वही प्‌ ० ५१०। 
बीजक में श्रंतिम पद्य का कुछ भिन्न पाठ है-- 
जहाँ बोल तहूँ अक्षर आावा | जहूँ अक्षर तहँ मनहि दिढ्लाया ॥ 
बोल-ग्रबोल एक हूँ जाई। जिन यह लखा सो बिरला होई ॥ 
““ बीजक', साखी, २०४। 
अबोल ही जब बोल हो जाता हे तब अक्षर ब्रह्म के दर्शन होते हैं । 


१०६ हिन्दो काव्य में निगुण संग्रदाय 


परंतु इतना सब होने पर भी कबोर के स्पष्ट शब्दों सें सच तो यह 
हैं कि “परमात्मा को कोई जसा कहे बसा वह हो नहीं सकता, वह जसा 
कक पाक उआहक पालकाक 
है वसा ही है ।?& कसा है ? कोई नहीं बता सकता। परमात्मा को 
संबोधित कर कबीर ने कहा था--- 





जस तू तस तोहि कोइ न जान | 
लोग कहें सब झ्ानहि आन ॥+- 


सुन्दरदास भी प्रायः इन्हीं शब्दों सें कहते हैं--- 


'जीइ कह सोइ, है नहिं सुन्दर, हे तो सही पर जसे को तेसो | 
५/यहा पर इस बात का ध्यान रखना आवश्यक हैं कि सूच्षम बह्ाय- 

भावना का विस्तार-पूर्ण उल्लेख थोड़े ही संतो में पाया जाता है । उदा- 
हरण के लिए नानक में ऐसे स्थल भो मिलते हैं जो परबह्म की सूक्ष्म से 
सूचम निर्विकल्प भावना सें भी घट सकते हैं । एक जगह नानक ने कहा 
है, ओर आगे क्‍या है, इसे कोई कह नहीं सकता, ज्ो कहदेगा उसे पीछे 
पछुताना पड़ेगा 4ल्‍< क्योंकि उसका कथन ठीक हो नहीं सकता, 
परंतु नानक ने अपने समय की स्थिति के कारण, जिसका में उनके जीवन- 
वृत्त में उल्लेख कर आया हूँ, एकेश्वर अधिदेवता की ही भावना की 
ओर अधिक ध्यान दिया हे। इसीलिए उन्होंने जपजी में कहा कि 
अ्रगर परमात्मा का लेखा हो सकता हे तो लिखो परंतु लेखा तो 
नाशवान्‌ है, वह अविनाशी का केसे वर्णत कर सकता है, नानक तू इस 

$ जस कथिये तस होत नवहि, जस हे वेसा सोइ-बही . पू० २३० । 

नै के०, ग्र ०, प० १०३, ४७। क 

ज्ञान-समद्र' । । 
>> ताकी झआगला कथिया न जाई । जे को कहूँ पिछे पछिताउ । 
-- जपजी', ३५। 


तीसरा अध्याय १०७ 


फेर में मत पड़, वह अपने को. आप जानता हे, तू केवल डसे 
बड़ा कह।& 
परंतु कुछ संत ऐसे भी हैं जो, जेसा आगे चलकर मालूम होगा, 
इस निर्विकल्प भावना तक पहुँच ही नहीं पाये हैं। जहाँ पर वे पूर्ण 
' अरह्गत ब्रह्म का सा वर्णन करते हैं, वहाँ पर निर्विकल्प अवस्था के स्थान 
पर उनका अभिग्राय परमात्मा की अद्वितीय महत्ता से होता हे । किंतु 
इसके विपरीत कबीर ओर कुछ अन्‍य संतों की ब्ह्म-भावना तो ऐसी 
सूच्म है कि वे उसे “एक” सी कहना नहीं चाहते । कोई वस्तु अनेक? बे 
ही विरुद्ध एक” हो सकती है। परंतु ब्रह्म तो केवल है |+- वह एक! 
हो हैँ हैं? कबीर ही के शब्दों में परमात्मा को एंक कहना--- 
... एक कह तो हैं नहों, दोय कहूँ तो गारि । तो हैं नहों, दोय कहाँ तो गारि । 
हैं जेसा तेसा रहे, कहे कबीर विचारि | 
वह जसा है वेसा, जान सकता है, हम तो इतना ही कह 
सकते हैं कि केवल चही है और कोई हे नहीं |) दादू भी कहते हैं, ““चम्म- 
दृष्टि से अनेक दिखाई देते हैं, आत्म-दृष्टि से एक, परन्तु साज्ञात्‌ परिचय 
तो ब्रह्म-दष्टि से होता हे, जो इन दोनों के परे है ।”-- फिर कहा है-- 


 किनननज लिन कक. 


९? लेखा होइ लिखिये, लेखें होइ बिणास । 
नानक बड़ा आखिये, आप जाए झराप ॥  --लजपजी', २२। 
न श्रब में जारिए बौरे केवल राइ की कहांणीं । 
“>क० ग्रं०, १० १४२, १६६। 
» वो है तैसा वोही जाने, वोहि आहि, आहि नहिं श्राने ।। 
“-वही, १० २४१ । 
ल्‍+ चमदृष्टी देखें बहुत करि, श्रातमद्ष्टी एक । 
ब्रह्मदृष्टी परिचय भया, ( तब ) दादू बैठा देख ॥ 
“बानी ( ज्ञान-सागर », पूृ० ४८ । 


१०८ हिन्दी काव्य में न्िगुण संप्रदाय 


दादू देखों दयाल कौं, बाहुरि भीतरि सोइ | 
सब दिसि देखौं पीव कों, दूसर नाहीं होइ ॥+, 
' भीखा भी कहते हैं--- 


भीखा केवल एक है, किरतिम भया अनन्त । 
एक आतम सकल घट, यह गति जानहि संत ॥।»< 
हम यह देख चुके हैं कि परमात्मा भाव ओर अभाव दोनों 
प्रणालियों से अवणनीय हे; क्योंकि वह भाव और अभाव दोनों के 
परे हैं। परमात्मा की सगुण भावना भावात्मक ] 
“३, परात्पर प्रणाल्वी ह, ओर निगण भावना अस्माव्रात्समक । परन्तु 
परमात्मा का पूण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सगुण 
ओर निगण दोनों के परे पहँचना चाहिए | कबीर का अपने को निगणी 
कहना नकारात्मक प्रणाल्ली के अनुसरण मात्र की ओर संकेत करता है 
जिसके साथ जिहासु का ज्ञान-मारग में प्रवेश होता ह | सूच्म गुण तीन 
माने जाते हैं | इसलिएं कबीर ने परमात्मा के सत्य स्वरूप को तीन 
गुणों से परे होने के कारण चाथ! पद भी कहा ह--- 
राजस तामस सातिग तीन्‍्य, ये सब तेरी माया | 
चौथे पद को जो जन. चीन्हें तिवहि परम पद-प्राया ॥ + 
नोचे लिखा पंक्ति सें भी इसो बात को ओर संकेत, हँ--- 
कहें कबीर हमारे गोब्यंद चौथे प्रद में जन का ज्यंद ।& 
कबीर, तीन सनेहीं बहु मिले, चौथे मिले न कोय। 
सबे . पियारे' राम के, .बेठे परवश होय ॥. 





(3>मल>;कमक ता... तनमन समनक-बक नाल ललान धान 3 3७५५७ ४६०+कलरन “न न+-3९ 45 ३०-#+नक रमकनम कं क+-+ 


_+ बानी, भाग १,पृ० ५३। 

> सं० बा० सं०,, भाग १ पू० २१३ ॥। 
॥ के० ग्र ०, पृ० १५०, १८४-। 

# का० प्रं०, पृ० २१०, ३६५ | 


होलरा अध्यत्य छह 


अंतिम उद्धरण सें तोन का अर्थ त्रेलोक्य भी लगाया जा सकता 
है । बिहारी दरिया ने अभय सत्यलोक को त्रेल्षोक्य के ऊपर बतलाया 
पंथ में इसका बिल्कुल हो बाह्य॒थ लगाया गया और सत्यपुरुष निगंण 
से दो लोक ऊपर माना गया । बीच के दो लोकों के नाम सुन्न ओर 
भवरगुंफा रखे गये ओर उनके घनियों ( अधिटाताओं ) के बिना किसी 
संगति के ब्रह्म ओर परब्ह्म । 

यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि सुन्न बोद्धों के शून्यवाद की 

तिध्वनि हे, जिसमें सत्तत्व शून्यमात्र साना जाता है; योग में वह सूक्ष्म 

आकाश तत्व का बोधक होकर तत्रकुटी के लिए भी प्रयुक्त होने लगा 
इंसो प्रकार मुडकोपनिषद्‌ में परमात्मा का निवास गुहा में माना गया 
है ।+ यह ज्ञानगुहा अबवा हृदयगुहा दोनों हो सकता है। हृदय में 
योग के एक कमल ( चक्र ) का भी स्थान है अतएब हृदयस्थ परमात्मा 
उसका अमर हुआ” ओर हृदय उस अमर की गुहा | भँवरगुहा आगे 
चलकर अनाहत चक्र से अलग हो एक-चकऋ मानी जाने लगी। कबीर ने 
' भो ऐसा हो किया है ।& उन्‍्हाँने भंवरगुहा को लोक के अर्थ में प्रथुत्त 
नहीं किया है । 


अफासााकका अलाकजल५#रलननभानमानकन लक ७३५५ -०५५७५०५3309:44%॥+व०५५७३७५+५ #जककमनाशभा >९-कारमपकन»नताभातकनन+ भरकम 





'>लननलान >»क फनी लक जलन टन, 


» तीन लोक के ऊपर अ्रभयलोक विस्तार। 
सत्त सुकृत परवाना पावे, पहुंचे जाय करार ॥। 
-झसं० बा० सें०, भाग ११ १० १२३ | 
+ बृहच्च तद्िव्यमनंतरूपं सुक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति। 
दूरात्युदूर तदिहांतिके च पश्यत्स्विहेंव निहित॑ गृहायाम ॥ 
--३, १, ७ । 
& बंकनालि के अंतरे, पछिम दिसा के बाद । 
नीभर भर रस पीजिये, तहाँ भंवरगफा के घाट रे ॥ 
* ' “के? ग्र थ, पूृ० ५८) ४ 


११० हिंदो काव्य में निर्भुण संप्रदाय _ 


नानक ने सचखंड अ प्रौत्‌ सत्यलोक को वष्णवों के समान सर्वोच्च 
लोक माना है जहाँ निरंतर कर्ता पुरुष का बास है। इसक्ले नीचे चार 
श्रोर लोक हैं जिनके ताम उन्होंने--नीचे से ऊपर का क्रम रखते हुए-- 
यों दिये हैं --धरमखंड; सरझ / शर्म ) खंड, श्ञानखंड ओर करमखंड | 
सचखंड की यह भावना बाह्या्थ-परक ही है, परंतु ऐसा भी नहीं मालूम 
होता कि नानक ने सूच्म भावना को सर्वथा त्याग ही दिया हो । उन्होंने 
अपने सत्यनाम करता पुरुख का वर्णन प्रायः वेसे ही शब्दों में किया 
ज्ञो कबीर के सुख में रखे जा सकते हैं | उन्होंने कहा कि परमात्मा 


पे त्रल्लोक्य में व्याप्त हे, परन्तु हे वह दोनों लोक ह दोनों ल्ोकों श्रथवा तीनों 
गुणों से बाहर, 'तीनि समावे चोथे चासा |» गुलाल उसे चोथे से २ 
'ऊपर ले गये-..ब्रह्म- सर्प अरखंडित पूरन, चोथे पद सों न्‍्यारो [”+ 


समा ने भी कहा हे--- 


३०. 






बाणी मेरे पीउ की, न्‍्यारी जो संसार । 
निराकार के पार थे तिन पारहु के पार ॥< 


इस अकार परबद्म क्रमशः एंक के बाद एक पद्‌ ऊपर उठने लगा । 
कबीर के नाम से भी कुछ ऐसी कविताएं प्रचलित हैं, जो वस्तुत:ः कबीर 
की नहीं हो सकतीं, जिनमें सत्य समर्थ ओर निरंजन के बीच छः पुरुषों 
के लोक हैं| इन छुः पुरुषों के नाम हैं--सहज, ओकार, इच्छा, सोहम, 
अ्चित्य ओर अज्वर । इन छः पुरुषों की सिद्धि के लिए एक नवीन स्रष्टि- 
विधान की कदपना की गई जिसके अनुसार सत्य पुरुष ने क्रमशः छ 
अब्ठों ओर उनके लिए छु अंडों की रचना की । छुठे अक्षर ब्रह्म की दृष्टि 





२८ “ग्र'थ”, पु० ४प्र्। 
न सं० बा० सं०, भाग २, पृ० २०३ । क्‍ 
+ प्रगठ बानी, पु० १, ना० ध्र० स०, खोज-रिपोर्ट । 


' 'तौसरो अध्याय... १११ 


से छुठा अंड फूटा तो उसमें से त्रेल्ञोक्य का कर्ता निरंजन अपनी शक्ति 
ज्योति अथवा माया के साथ निकल पड़ा |) 
,,“ परन्तु इन नये-नये बाह्याथवादी लोकों तथा उनके धनियों की कल्पना 
का क्रम यहीं पर न रुका, क्‍योंकि नाम तो शब्द मात्र हैं ओर परमात्मा 
की ओर संकेत मात्र कर सकते हैं। इन संकेतों को छोड़कर यदि उनका 
बाह्याथं लिया जाय तो डनका कोई भी पारमार्थिक मूल्य नहीं रह जाता । 
इस प्रकार जनक को चाहे जिस नाम से पुकारे, वह उससे परे 
ही रहेगा; इसीलिए दर्शनशास्त्रों में उसे “परात्पर! मा परमाधप्मा 
को परे से परे ले जा रखने की इस प्रवृत्ति के कारश चलकर पर- 
मात्मा पक सम आज ? से भी परे चला गया | परिणामतः परमात्मा, जिसे 
कबीरएंथियों ने अ्रनामी शिवदयालेजो ने राधास्वामी नाम से 
अभिहित किया, सत्य पुरुष से भी तोन लोक और ऊपर जा बेठा | बीच 
के पुरुषों का नाम अगम ओर अलख रखा गया | | शिचद्यालजी ने 
अनामी शब्द को राध्ास्वामी का विशेषण माना था परन्तु राधास्वामी 
संप्रदाय के अनुयायियों ने अनामी को एक अलग पुरुष मानकर राघा- 
» प्रथम सुरति समरथ, कियो घट में सहज उचार । 

ताते जामन दीनिया, सात करी विस्तार ॥... 

तब समरथ के श्रवण ते मूल सुरति भें सार । 

शब्द कजा ताते भई, पाँचब्रह्म अनुहार ॥। 

पाँचा पाँचों अंड धरि, एक एक मह॒ कीन्‍्ह ।... 

ते श्रचित्य के प्रेम तें उपजे श्रक्षर सार ॥... 

जब भ्रक्षर के नींद गे, दबी सुरति निरबान। 

इथयाम बरन इक अ्रंड है, सो जल में उतरान ॥... 

श्रक्षर दृष्टि से फूटिया, दस द्वारे कढ़ि बाप ।॥। 

तेहि ते जोति निरंजनौो, प्रकटे रूपनिधान। 

द “>क० एाू०, पृ०. ९५-९५ । 


9303 हिन्दी काव्य में निर्गेण संप्रदाय 


स्वामी के नोचे रख दिया | उनका कहना हे कि शिवदयात् जो ने जान 
बुककर अनासमी पुरुष को गुप्त रखा था | 

इतना ही नहीं, शिवदयाल्र जी ने सत्य को भी निर्गंण से चोथा न 
मानकर चार ल्लोक ऊपर माना और इस प्रकार बढ़ी हुई जगह को भरने 
के लिए एंक ओर लोक ओर पुरुष की कहपना की जिनके नाम क्रमशई 
_ सोहंग लोक ओर सोहंग पुरुष रखे गये । 

इस प्रकार सबसे नवीन संत- ( राधास्वामी ) साहित्य में हम 
निरंजन अथवा निगण को उत्तरोत्तर उच्च पदवाले धनियों अथवा पुरुषों 
की श्रणी के पाद पर पाते हैं। निरञजन के ऊपर क्रम से ब्रह्म, परत्रह्म, 
सोहंग ( सोहम्‌ ) पुरुष, सत्य पुरुष, अलख पुरुष, अगम पुरुष ओर 
अनामी पुरुष हैं ओर सबके ऊपर राधास्वामी दुयाल। इस संप्रदाय के 
अनुसार ओर धर्मो के लोग निरंजन अथवा उसके थोड़े ही ऊपर-नीचे 
के किसी पुरुष की आराधना करते हैं | यदि संत संप्रदायों में यह पर- 
प्रवृत्ति इसी प्रकार बढ़ती रही तो क्या आश्वय कि परमतत्व को कोई 
राध[स्वामी से भी ऊपर जले जा रखे । परन्तु दर्शन-बुद्धि से तो यह आ(व- 
श्यक जान पड़ता है कि आवश्यकता से अधिक पर”, अह्म पर न जोड़े 

।यं। इस दृष्टि से इस अतिशय “पर”- प्रवृत्ति की कोई संगति नहीं 

रे । एक बार जब परमात्मा को सगुण निगण दोनों से 'पर” बतल्ना 
दिया तब एक के बाद एक ओर पर” जोइने से तह्लाभ हो क्‍या हो 
सकता ह ? 

इस असंगत “परः-प्रवृत्ति का कारण यह है कि स्वामी रामनंदजी के 
सत्संग से श्राप्त जिन सूच्म दाशनिक विचारों का प्रचार कबीर ने किया 
था, कुछ काल उपरान्त उनके तत्त्वाथ को दशन बुद्धि से समझना उनके 
अनुयायियों के लिएं कठिन हो गया और वे अपने से पूचवर्दी संतों तथा 

ल्श धर्मावलंबियों के अनुभवों को अपने से नीचा ठहराने लगे | बोद्ध 

[ सूफी शी आध्यात्मिक अभ्यासमार्ग में उत्तरोत्तर अग्रसर आठ पद 


तीसरा अध्याय ११३ 


मानते हैं । संभवत: यह प्रवृत्ति इन्हीं के अनुकरण का फल है, परल्तु 
बोदों और सूकियों में इन पदों की भावना विभिन्न पुरुषों और उनके 
विभिन्न लोकों के रूप सें नहीं की गई है; किन्तु केवल सोपानों के रूप 
में । अभ्यास पक्ष में संतों ने भी ऐसा ही किया है फिंतु इससे उनको 
लोक ओर पुरुष भी मानना संगत नहीं ठहराया जा सकता । 

एक स्थान पर शिवदयालजी ने राधार्वामी दयाल से कहलाया हे 
कि अगम, अलख और सत्य पुरुष में मेरा ही पूर्ण रूप है । & यदि यह 
बात है तो यह केसे माना जा सकता है कि इन रूपों को ग्रहण करने के 
लिए राधास्वामी को नीचे उतरना पड़ा है। जहाँ परमात्मा को एक पग 
भी नीचे उतरना पड़ा, समझना चाहिए कि पूर्णता सें कमी आ गई । 
साधक के पूर्ण आध्यात्मिकता में प्रवेश पाने में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्राएं 
हो सकती हैं; परन्तु निर्मेप परमतत्त्व सें, जब तक वह निर्लेप परमतर्त हे 
न्यू ाधिक मात्राओं का विचार घट नहीं सकता । पूर्ण ब्रह्म की जब तक 
पूर्ण प्राप्ति नहीं हो' जाती तब तक साधक अपूर्ण ही कहलायेगा, चाहे 
उसकी श्रपू्ण ता सूचम हो अथवा स्थूल । 

यदि पूर्ण बरह्मय-भावना पर बाह्याथ का आरोप किया जायगा तो वह 
झवश्य ही सारहीन होकर ऐसी अदाशनिक प्रवृत्ति में बदल जायगी; यही 
यहाँ हुआ भी हे । क्‍ 

कहता न होगा कि निरंजन, श्रजख, अ्रगम, अनामी, सत्य आदि 

शब्दों को--जिन्‍्हें पिछले संतों ने विभिन्न 'पुरुषों' का नाम मान लिया 





$» पिरथम अगम रूप में धारा | दूसर अलख पुरुष हुझ्ना न्‍्यारा ॥ 
तीसर सत्त पुरुष में भया। सत्तलोक में ही रचि लिया ॥ 
इन तीनों में मेरा रूप | हाँ से उतरीं कला अनूप ।। 
झयाँ तक निज कर मुझको जानौ। पूरन रूप मुझे पहचानो ।। 
-““सारवचन, भाग १, पृ० ७५। 


११४ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


हे--पहले के संतों ने परमतत्व या परमात्मा के विशेषश मानकर उसके 
पर्याय के रूप सें प्रहण किया हे। विभिन्न जोक होने के बदले वे “नेति 
नेति! प्रणाली-द्वारा पूर्ण पुरुष को ही देखने के विभिन्न" दृष्टिकोण हैं । 
निरंजन से भी ( अंजन अथवा माया से रहित ), जिसे पिछले संत 
काल-पुरुष का नाम मानते हैं, कबीर का अभिप्राय परमात्मा से ही था, 
यह इस पद से स्पष्ट होता हे... 
गोब्यंदे तू निरंजन, तू निरंजन, तू निरंजन राया। 
तेरे रूप नाहीं, रेख नाहीं मुद्रा नाहीं माया । 
तेरी गति तूही जाने कबीर तो सरना ॥%# ः 
अभ्यास-मार्ग में उन्नति के सोपानों के रूप में इन पदों की चाहे जो 
साथंकता मानी जाय, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि लोक अथवा पुरुष 
रूप सें उनका कोई दाशंनिक महत्व नहीं । 
निगण संतों को सर्वत्र परमात्मा ही के दर्शन होते हैं। यदि कोई 
पूछे कि “यदि सत्ता 'एक! ही की हैं तो अनेक के सम्बन्ध में क्या कहा 
... जायगा ? क्या यह समस्त चरांचर सृष्टि, जो इन्द्रियों 
४, परमात्मा, के लिए उस अलच्य परमात्मा से भी वास्तविक 
आत्मा ओर हैं, मिथ्या है? क्‍या उसका अस्तित्व नहीं ?” तो वे 
जड़ पदार्थ सब एक स्वर में उत्तर देंगे कि उनकी भी सत्ता है, वे 
भी वास्तविक हैं, परन्तु परमात्मा से अलग उनकी 
कोई सत्ता श्रथवा वास्तविकता नहीं | उसी की सत्ता में उनकी सत्ता है, 
उसी की वास्तविकता सें उनकी वास्तविकता, क्योंकि सबसें परमात्मा 
सार रूप से विद्यमान है |: छोटे से छोटे जीव, तुच्छु से तुच्छु पदार्थ 
सबसें परतह्म का निवास हे । कठिनाई केवल इतनी है कि जब तक हम 
इंद्विय-हान पर आश्रित बुद्धि की माप से सब पदार्थों को मापने का प्रयत्न 


अन्‍रकन्‍न्‍०कलक, 


क क० ग्रं०, पृ० १६२, २१६। 


तीसरा अध्याय ११५ 


करते रहते हैं, तब तक उनके अंतरतम में प्रवेश कर उनको पूर्ण रूप 
में नहीं समझ सकते | द 
परन्तु इस कथन से सब संतों का एंक ही अभिप्राय न होगा । हमें 
उनसें कम्र से कम तीन प्रकार की दार्शनिक विचार-घाराशं के स्पष्ट दर्शन 
होते हैं | वेदांत के पुराने मतों के नाम से यदि उनका निर्देश करें तो 
उन्हें अत, भेदामेद और विशिष्टाद्वेत कह सकते हैं | पहली विचार- 
धारा को जलों में कबीर प्रधान हैं । दादू, सुंदरदास, जगजीवन- 
' दास, भीख और मलूक उनका अनुगमन करते हैं । नानक ओर उनके 
।अनुयायी भेदाभेदी हैं। ओर शिवद्यालजी तथा उनके अनुयायी विशिष्टा- 
॥ द्वेती । प्राणनाथ, दरियाद्वय, दीन द्रवेश, बुल्लेशाह इत्यादि शिवद्याल 
की ही श्रेणी में रखे जा सकते हैं । क्‍ 
(कबीर आदि अद्वेती विचार-धारावालों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के 
भीतर परमात्म तत्व पूण रूप से विद्यमान है। रहस्य केवल इतना ही 
है कि वह इस बात को जानता नहीं हे) इस बात का अनुभव तभी हो 
सकता हे, जब वह मन ओर सामान्य बुद्धि के क्षेत्र से ऊपर उठ जाता 
।है । मजुष्य ( जीवात्मा ) और परमात्मा में पूर्ण भ्रद्े त भाव हे--दूर 
किया संदेह सब जीव ब्रह्म नहिं भिन्न | & अपने चास्तविक स्वरूप को 
' भूल जाने के कारण वह अपने आपको ब्रह्मेतर समझता हे। आत्मतत्व 
को भूलकर वह पंचभूतों की श्रोर दृष्टि डालता हे ओर उन्हीं में अपने 
वास्तविक स्वरूप की पूर्णता मानता हे--सूधी ओर न देखई, देखे 
' दर्पन पृष्ट"। +- यही देहाष्यास उसके भ्रम की जड़ हे | जब व्यक्ति दृश्य 
आवरणों के अम सें न पडकर, नास ओर रूप को भेदकर, अपने अंतरतम 
में दृष्टि डालता हे तब उसे मालूम होता है कि मैं तो वस्तुत$ एकमात्र 
सत्तत्व हूँ | तब उसे विदित होता है कि किस अकार मैं अपने आपको 















$ सुन्दरदास, सं० बा० स०, भाग १, पूृ० १०७। 
न वही । 


११६ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


अ्रम में डाले हुए था--सूंदर भ्रम थें दोगय थे +--और उसे तत्काल 
अनुभव हो जाता है कि मैं पूर्ण ब्रह्म केवल हूँ ही नहीं, बल्कि कभी 
डसके अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ था ही नहीं । इस" अक्रार प्रत्येक 
व्यक्ति पूर्ण ब्रह्म है | उसके इस तथ्य से अनभिक्ठ होने ओर उसकी 
अनुभूति न कर सकने से भी उसके वास्तविक स्वरूप में कोई अंतर नहीं 
श्राता | वह जाने चाहे न जाने, पर बह्म तो वह हे ही। पांचभोतिक 
जगत के बंधनों से मुक्त होने के लिए यही श्रपरोज्ञानुभूति अपेक्षित है | 


/ संत-संप्रदाय के इन अद् ती संतों ने इस सत्य को स्वयं अप्रने जीवन 
में अनुभूत कर जिया था । कबीर ने इस सम्बन्ध सें अपने साव बड़ी 
इृढ़ता तथा स्पष्टता के साथ व्यक्त किये हैं। आत्मा ओर परमात्मा की 
एकता में उनका अटल विश्वास था | इन दोनों सें इतना भी मेद नहीं 
कि दस उन्हें एक हो मूल-वस्तु के दो पक्ष कह सके | पूर्ण बह्म के दो 
पक्ष हो ही नहीं सकते । दोनों सर्बथा एक हैं। अद्व तता की इसी 
अनुभूति के कारण वे समस्त सृष्टि में अपने आपको देखते थे। उन्होंने . 
ह हर में उद्घोषित क्रिया-था - 
सब माहि संकल हम माहों । हम थें भर दूसरा नाहीं ।। 
न लोक में हमारा पसारा । ग्राभागसन सत्र खेल हमारा ॥ 
खट दर्शन कहियत हम भखा । हमहि अ्रतोत रूप नहि रेखा ।। 
हमेहीं श्राप कबीर कहावा | हमहीं भ्रपना श्राप लखावा ।।९ 
जो कबीर को, अंडरहिल के समान रामानुज के “विशिशाद् तबादी 
सिद्धांत का ओर फकहर के समान निंबाक के 'भेदासेद” का समर्थक 
मानते हैं वे भ्रम के कारण कबीर के संपूर्ण विचारों पर समन्बित रूप 
से विचार नहीं करते । (कबीर ने पूणत्रह्म का एंक ही दृष्टिकोण से 


(०543 जीवनी ७५ हा कामााओमिल लक +क॑नक,.सिम23#०भ कक उरन। ॥ लेन कलर २4)... जूक. % '7श+, वमाककमगनकरी, 





न सुन्दरदास, सं० बा० सं०, भाग १, पृ० १०७। 
कई क० ग्र ०पृ० २०१, रे३२ । 


तीसरा अध्याय ११७ 


विचार नहीं ३४ है /. उसका निवंचन करने के लिए सब दृष्टि-कोणों से 
विचार करना है, परंतु अंत में सबका समन्वय किये बिना पूर्णा- 
चस्था का ज्ञान नहीं हो सकता । कबीर.जले पूण अरठ्व तवादियों ने यही 
किया भी है| इसी से कबीर में एक साथ ही निंबाक के भेदाभेद ओर 
रामाजुज के विशिष्टाह्न त का दर्शन हो जाता है। उनकी उत्तियों में से 
कोई भी बाद निकाला जा सकता हे। परंतु स्वतः कबीर ने उनसें से 
किसी एक को नहीं अपनाया है। उन सबसे उन्होंने ऊपर उठने के लिए 
सोपान मात्र का काम लिया है । कबीर के सूच्म. दाशंनिक विचारों को 
पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें उनकी एक ही दो उत्तियों पर नहीं 
बल्कि उनकी सब रचनाओं पर पुक साथ विचार करना होगा । ऐसा करने 
से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि वे पूर्ण अह ती थे। वस्तुतः पूर्ण 
अरद्ट त में कबीर का इतना अटल विश्वास है कि वे उस परमतत्व को 
कोई नाम देना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से नांम ओर 
नामी में हु तभाव हो जाने को आशंका हो जाती हे- 

उनको नाम. कहन को नाह', दूजा धोखा होई ।>< 

जो तक से हू त-सिद्धि करना चाहते हैं उनकी थे मोटी अकक्‍्ल 

मानते थे - 

कह कबीर तरक दुइ साधें, तिनकी मति हैं मोटी ।& 


मुसुक्ञ की दृष्टि से मोज्ष जीवात्मा का परमात्मा सें घुल-मिलकर 
कु हो जाना हे । इस मित्नन में सेद-ह्ान जरा भी नहीं रहता । 
ग्रीर आदि संतों ने चेंदांत का अनुसरण करते हुए घड़े के ( घटाकाश 
इृष्टांत के अनुरूप ) फूट जाने पर उसके भीतर के पानी के बाहर के पानी 
से मिल जाने के दृ्टांतों-द्वारा सममाने का प्रयत्न किया हैं। इन दृ्शातों 


.क 2० 2०७ +मत 












'कलिलकिललनी नी कितना लिन अशलाणण। 








» क० हा०, भा० १, पृ० ६८ | 
९9 क० ग्र०, पृ० १०५, ५४ | . 


११८ हिन्दी काव्य मैं निगंण संप्रदाय 


से कोई यह न समझ ले कि इस मिलन में आत्मा को परमात्मा से कम 
महत्व दिया गया है। इसलिए कबीर ने बूंद और समुद्र का एक दूसरे 
में पूणतः मिल जाना कहा ह---- 
हैरत हेरत है सखी, रह्या कबीर हेराइ। 
बूद समानी समृद में, सो कत हेरी जाइ॥ 
हेरत हेरत है सखी, रह्या कबीर हेराइ। 
समुद समाना बू द में, सो कत हेरया जाइ ॥न 
परंतु मुक्त पुरुष के दृष्टिकोण से मिलन का सवाल ही नहीं उठता, 
क्योंकि कभी भेद तो था ही नहीं जिससे मुक्ति होने पर मिलन कहना 
: संगत ठहरें। मोक्ष तो केवल दोनों की नित्य श्रह्ने तता की अनुभूति मात्र है, 
जिससे अज्ञान का आवरण मनुष्य को वंचित रखता है। इसीलिए-कबीर 
ने अपनी मुक्ति के संबंध में परमात्मा के प्रति ये उद्गार प्रकट किए थे-- 
राम ! मोहि तारि कहाँ ले जंहौ। 
सो बेकुंठ कहौ धौं कसा जो करि पसाव मोहि दैहौ ।। 
जो मेरे जिउ दुइ जानत हौ तो मोहिं मुकति बतावो । 
एकमेक हल रमि रह्मया सबन मे तौ काहे कौ भरमावौ ॥ 
तारन तिरन तब लग कहिए, जब लग तत्त न जाना | 
, एक राम देख्या सबहिन मैं, कहै कबीर मन माना ॥।& 
इस गहन अनुभूति की मलक इस श्रेणी के संतों की वाणियों में 
यत्र-तत्र मित्र जाती हू, क्‍योंकि वे दादू के शब्दों में अपने ही अनुभव 
से इस बात को जानते थे कि-- 
जब दिल मिला दयाल सों, तबअंतर कछ नाहि। 
जब पाला पानी कों मिला त्यों हरिजन हरि माहि ॥» 


न क० ग्रं०.पु० १७, ७, ३ और ४ । 
$9 वहो, पृ० १०५, ५२। 
> सं० बा० सं०, भाग १, पृ० ६२। 


कि लिलननल केलनाननक नमक 


तीसरा अध्याय ११६ 


* आत्मानंद सें लीन दादू को सहज रूप परब्रह्म को छोड़कर ओर 
कोई कहीं दिखलाई ही नहीं देता हे-- 
“सदा लीन आनंद में, सहज रूप सब ठौर । 
दादू देखे एक कौ, दूजा नाहीं और ॥+ 
इसी स्वर में मलूकदास भी कहते हैं--- 
साहब मिलि साहब भये, कछ रही न तमाई । 
कहें मलक तिस घर गये जहँ पवन न जाई ८ 
भीखा भी कहते हैं-- 
भीखा केवल एक है, किरतिम भया श्रनंत ।-- 
इस अ्ढ तानंद की जगजीवनदास ने इस प्रकार उत्साहपूर्ण अभि- 
व्यंजना की हें-- 
आनंद के सिंध में श्रान बसे, तिनको न रह्यौ तन को तपनो । 
जब आपु में श्रापु समाय गये, तब आ्रापु में आपु लक्यों अपनो ॥ 
जब आपु में आपु लह्यो अपनो तब आ्रपन्वे जाप रह्मयो जपनो । 
जब ज्ञान को भान प्रकास भयो जगजीवन होय रह्यो सपनो ॥& 
सुंद्रदास को तो शांकर श्रद्न त का पूर्ण शास्त्रीय ज्ञान था जो उनकी 
रचनाओं से पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। अह् त ज्ञान के सम्बन्ध में 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा हें--- 
परमातम अरु ग्रातमा, उपज्या यह अविवेक | 
सुन्दर भ्र०' दोय थे, सतगुरु कीये एक ॥%< 


न बानी ( ज्ञानसागर ), पृ० ४२-४३ । 
सं० बा० सं०, भाग २, पु० १०४। 
वही, भाग १, पृ० २१३ । 
वही, भाग २, पु० १४१ । 
वही, भाग १, पृ० १०७ । 


** || 


 फ् 


में प + 
१२० हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


परंतु शिवद्याल, प्राथ्वाथ आदि अन्य संत यद्यपि इस बात को 
मानते हैं कि जीवात्मा का अंततः परमात्मा में निवास है: फिर भी वे 
यह नहीं मानते कि चह पूर्णतबरह्म हैं। उनके अनुसार 
४, अंशांशि संबंध जीवात्मा भी परमात्मा है अवश्य, परंतु पूर्ण नहीं, 
परमात्मा अंशी हैं और जीवात्मा अंश । प्राशनाथ 
कहते हैं-- ह 
अ्रब॒ कह इसक बात, इसक सबदातीथ साख्यात । 
ब्रह्म स॒ष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा अनंद भ्रतिरंग ।।२ 
अथांत्‌ सृष्टि अत्यंत आनंद्मय प्रेम-स्वरूप. परमात्मा का एक अंग 
मात्र हे । शिवदयाल ने अद्वे तवादी वेदांतियों के सम्बन्ध में कहा है कि 
सत्य पुरुष के पास से आनेवाली अंरारूप जीवात्मा ( सुरत ) का वे 
रहस्य नहीं जानते--- 
सुरत अंश का भेद न पाया । जो सतपुरुष से आ्रान समाया ।< 
रायबहादुर शालिआम ने भी अपनी प्रेमबानी में कहा है--- 
जीव अंस सत पुरुष से आई ।... गिर 
पुरुष अंस तू ध्रपद से आई । तिरलोकी में रही फेंसाई || . 
शिवदयाल ने आत्मा ओर परमात्सा का भेद इस तरह स्पष्ट किया है- 
भक्त और भगवन्त एक हैं, प्रेम रूप तू सतगुरु जान।. 
प्रेम रूप तेरा भी भाई सब जीवन कों यों ही जान ॥। 
एक भेद यामें पहिचानों, कहीं बूंद कहीं लहर समान । 
कहीं सिध सम करे प्रकासा, कहीं सोत श्रौ पोत कहान ॥& 





(00 ा+॥#भक अमन कक कम. >> भाम रतन वथकमपध१० 'ककाज/३4३७0: 20 विलय ५ शत4म लत 


| 


हर 


ब्रह्मबानी , पु० १ ( खोज रिपोर्ट )। 
'सार बचन, भा० १, पृ० ८५५। 
प्रेमबानी', भा० १, पृ० ५४। 

4 सारवचन', भाग १, पृ० २२६। 


ि 


तीसरा अध्याय १२५१ 


» खुरत ( ज्ोवात्मा ) ओर राधारवासी ( परमास्मा ) सूल-स्वरूप से 
छवश्य एक हैं परस्तु विस्तार अथवा सहृत्ता के नहीं। सुरत भी प्रेस- 
स्वरूप है, पर॑स्तु राधास्वासी तो प्रेम का भांडार ही है ।|- झगर सुरत 
जल की बूँद है तो परमात्मा समुद्र । जिस प्रकार खाग़र की पक बढ में. 
सागर के सब गुण विद्यमान रहते हैं. डसी प्रकार जीवास्म 
परमात्मा के सब गुण विद्यमान हैं, परन्तु कम मात्रा में । 

शाहजादा दाराशिकोद के प्रश्नों के उत्तर में बाबालाजल ते भी इस 
सम्बन्ध सें अ्रपना म्रत ब्रहुत' रुप्ठता के साथ प्रकट किया हैं। दारा- 
शिकोह ने पूछा-- “क्या जीवात्सा, प्राण ओर देह सब छाया सात्र हैं १” 
याबाजाल्ष ने उत्तर दिया--“जीवास्मा झोर परमात्मा सूुल-र्वरूप सें 
एक समान हैं शोर जीवात्सा उसका एक प्रंश ह। उनके ब्रीच यही 
सम्बन्ध ह जो बंद श्रो सिंधु में | जब बुद. सिंधु में मिल जाता है तो 
बह भी सिंधु दी हो जांता है ।” इससे भी जब दाराशिकोह का पूरा 
समाधान म हुआ तो उसने फिर पूश्ठा--'तो फिर जीवात्मा और 
प्रमास्मा में भेद क्‍या है ?” इसके उत्तर में बाबालाज ते कहा--- उनसे 
कोई सेद नहीं है। जीवास्मा को हष-जिषाद की अनुभूति इसलिए होती 
है कि बह पांचभोतिक शरीर के बंधन सें पढ़ा ह। परस्तु गंयाजल इसेशा 


गंगाजल रहेगा चादे बह गठी में बहता हो सथपा घरे से भरा दो |& 
इस प्रकार बाक्षाक्ाक्ष ने भी अंशांशि भाष को ही अपनाता था । 






08 *% # 


डपदेश उन्दोंते सी दिया इं--- 


विद के मलिक की किक पल कट मन कमल पर फट कक नल की रत मन लक 


+ वहु भंडार प्रेम का भारी जाका झादि न झंत देखात | 
“-सारवचन', भाग है, पू० २२७। 
4 विल्सन-- हिंदू रिलिजस सेक्ट्स्‌, पु० ३५० ॥ 


१२२ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


ग्रातमा द्रव रहे लिव लाई... -.« 

प्रातमा परमातमा एको करी। अ्रंतरि की दुविधा अ्रंतरि मरे ।॥+ 

इसके साथ-साथ जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि मुक्ति को 
सिख संग्रदायवाले “निर्वाण” मानते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्त 
में आत्मा ओर परमात्मा अमेद रूप से एक हो जाते हैं ; किन्तु यह' 
विद्त नहीं होता कि जब तक यह दुविधा 'मरती” नहीं तब तक भी 
आत्मा और परमात्मा में पूर्णाह्षेत भाव रहता हे या नहीं । हाँ, उनकी 
सामान्य उतक्तियों को तथा . उनके भक्ति-भाव को देखने से यही समम 
पड़ता है कि वे भी जीवात्मा ओर परमात्मा सें, जब तक जीवांत्मा हैं, 
अंशांशि सम्बन्ध ही मानते हैं । जड़ सृष्टि के सम्बन्ध में उनकी सम्मति 
भी, जिसका आगे चलकर उल्लेख होगा इसी बात को पुष्ट करती है । 

परन्तु शिवद्याल ओर वाबालाल के' मतों का जो उल्लेख ऊपर 
किया गया है, उससे स्पष्ट है कि अ्रंशांशि भाववाल्ों में भी साहमत्य नहीं 
है | बाबालाल और नानक तो अंश का अर्थ वस्तुत: अंश लेते हैं। हाँ, 
इतनी विशिष्टता उस अंश में अवश्य होती है कि अंश में भी अ्रेंशी के 
सब गुण वतंमान रहते हैं, यद्यपि कुछ परिमाण में । किन्तु शिवदयातर 
और प्रायः अन्य सब संत, जो न तो अछ्वेत धारा के अन्तगंत भ्राते हैं 
और न बाबालाल तथा नानक के अनुयायी हैं, अंश का अर्थ वस्तुतः 
अंश नहीं लेते, बल्कि अंश तुल्य । उनके लिए अंशांशि भाव केवल एंक 
अनुपात की ओर संकेत करता है। परमात्मा के सामने जीव बैसा ही है 
जेसा समुद्र के सामने बूँद | जीवात्मा, परमात्मा के एक लघु से लघु 
अंश के बराबर है। जीवात्मा के सम्मुख परमात्मा कितना बड़ा है, 
इसका वर्णन नहीं किया जा सकता । वह जीव का स्वामी और भाग्य- 
विधाता है। जीव, परमात्मा न होकर परमात्मा का है। 





न ग्रथा, पू० २५७ । 





तीसरा अध्याय... १२३ 


इन दोनों मतों सें जो 8 है है वह उनके मुक्ति-सम्बन्धी विचारों से 
ओर भी स्पष्ट हो जाता है नानक ओर बाबालाल के अनुसार मोक्ष ' 
होने पर जीवात्मा परमात्मा में इस प्रकार घुल-मिलर जाता हे कि 
जीवात्मा की कोई अलग सत्ता ही नहीं रह जाती। दोनों में जरा भी 
भेद नहीं रहने पाता । 
परन्तु - शिवदयाल का. दृष्टिकोण इससे बिलकुल भिन्न हे। उनके 
मतानुसार मुक्ति होने पर सुरत ( जीवात्मा ) की अलग सत्ता बिलकुल 
नष्ट नहीं हो जाती, हाँ राधास्वामी (परमात्मा) के चरणों में उसे अनन्त 
चिन्मय जीवन अवश्य प्राप्त हो जाता है । वे भी सुरत की उपमा बूँद 
से ओर राधास्वामी की सागर से देते हैं और इस तरह मोत्त की प्रासि 
पर सिंधु ओर बूँद का मिलन मानते हैं । परन्तु बूँद सिंधु में समाकर 
उसके साथ अभेद रूप से एक नहीं हो. जाती | 'समाना के स्थान पर 
उनके ग्रम्थों में 'घंसना” क्रिया का भी प्रयोग हुआ है । घंसने का तात्पय 
है किसी वस्तु में प्रविष्ट होकर उससें अपने लिए स्थान कर लेना | 
शिवद्यालजी का मत यह मालूम होता हे कि सागर सें जलराशि का वह' 
परिमाण जो भाप होकर कभी नहीं उड़ता राधास्वामी हे और जो बॉ दें 
भतिपल उसमें उड़ती तथा उसमें से मिलती रहती हैं, चे सुरत हैं। ये बू दें 
देखने सें तो उस मूल जलराशि सें मिल गई हैं, परन्तु फिर भी हम देख 
पावें चाहे न देख पायें, हैं तो वे वहाँ ही। मुक्त सुरत - राधास्वामी के 
साथ साथुज्य-सुख भोगा करते हैं ओर अनन्त. काल तक उनकी शरण सें 
विश्राम पाते हैं । धरनी ने भी निम्नोंकित रूपक में यही बात कही है--- 
छुटी मजूरी, भये हजूरी, साहिब के मनमाना ।”& ( हजूरी--हुजूर में 
रहनेवाला, दरबारी) प्रेम पहेली शोर तारतम्य के जो अ्रवत्रण नागरी 
प्रचारिणी सभा की दिल्‍ली की खोज (अप्रकाशित) में दिये हुए हैं, उनको 





४8 बानी, पृ० १४। 


१२४ हिन्दी काब्य में निगुण संप्रदाय 


पढ़ने से मालूम होता है कि प्राणनाथ के अनुसार मोद्द उस चिद्रप कौला 
में सम्मिलित होकर सहायक होने का सौभाग्य प्राप्त करना है, जिसमें 
'झाकुर! और 'ठकुराइन' अपने धाम में निरम्तर निरत हैं। यह भी इसी 
बात का सूचक हैं कि अंत में भी प्राणनाथ जीवात्मा परमाध्मा सें स्पष्ट 
सैंद मानते हैं । ः 
/ इस प्रकार इस श्रेणी के संतों का भत है कि जीवात्मा की 
घरमांव॑स्था परमात्मा फे साथ समेंदं मिलन है। अंत तक परमात्मा 
परमास्मों ही रहँतां हे ओर औव॑ जीव ही; दोनों का भेद कमी न्ट 
महीं होता । ह 
... कैंबीरें सरश अंद्वेतवादी के मतानुसार यंद मत आमंक है, क्योंकि 
यह पूर्ण ब्रह्म का अपूर्ण स्वरूप है। इसके भअलुंसार अ्रखयड अंझ्ं या तो 
इतनी जीवा(माश्ों में विभाजित हो जाता है या परअढा परमाँस्मा के 
अंतिरिक और बस्तुओं ( जीवांत्माओों ) की भी सत्ता सांने की आती है 
और इस प्रशार अखएड पू बह्य की श्रवंडता भौर पूर्णता ग्यवंधान में 
पढ़ जाती है। भ्रतएव उनके अनुसार ऐसे संतों की साधना अधूरी है। 
उन्हें अभी अपनी पूर्ण सत्ता का शान नहीं हुओ हें, जेसा दावू ने 
खंड खंड करि ब्रह्म को पल पख लीया बाँटि। 
दादूँ पूरण ब्रह्म त॑जि बंधे भरमे की गाँठि | 
परस्तु स्वयं इन अंशांशि भाववीजों के भ्सुसार बात ऐसी नहीं है । 
थें भी इंस बात की घोषणा करते हैं. कि परमात्मा अखंड श्र पूर्ण हैं, 
प्राणनाय कहते दें, इसके जो सब संतों के लिए. परंमारंमों कां ही दूसरा 
नाम है, अखंड, चिरंतनं और निश्य है-“इसक प्रखंड हमेशा नित्त ।”+ 


७७॥७॥७७एएएएश/७/७एणाशादाा ०0 मर शा और गम, रकम शक लत की न 





$ बानी ( शॉनसांगरे ), पु० ११०। 
न प्रेमपढ्ेली,, पृ० ५ ( खोज रिपोर्ट ) 


तीसरा अध्याय. १२५ 


जिस प्रकार समुद्र में की कुछ बू दो के भाप बनकर उसमें से उड़ जाने 
से या कुछ और बूँदों के उसमें गिरकर मित्र जाने से कुछ पंतर नहीं 
भ्राता उसी जकार परमात्मा में भी जीवस्माश्रों के वियुक्त अथवा संयुक्त 
होने से कोई अंतर नहीं श्राता। दो बस्तुए केचलायस्था में एक होकर 
हो एक नहीं कहल्लातीं, एक समाने होने से तथा पुंक में मित्र जाने 
से भी एक कहलाती हैं। | 

अब प्रश्न यह उठता है कि उस ऐक्याबरथा से चाहे वह किसी 
अकार का ऐक्य हो, आत्मा और परमात्मा विद्युक केसे द्वोतें दें ? 
शिवद्याल में इस प्रश्न पर प्रकाश डालने के लिए सुरत और राधास्वामी 
के बीच एक संवाद कराया है। सुरत को इसका कारण सममाते हुए 
राधास्वामी कहते हैं |”. 

“सुनों सुरत तुम प्रंपना भेद | तुम हम थी थीं सदा भ्रभेद ॥ 

कॉल करी हम सेवा भारी । सेवा बस होय कु छ तन विचारी ।। 

तुमको माँगा हमसे उंसने । सौंप॑ दिया तुम्हें सेवा बस में ॥ ” 

सुरत-- सेवा बस तुम कॉल को; सौंप दिया अब मोहिं । 

तो भ्रब कोन भरोस है, फिर भी ऐसा होय ! ”' 


राधास्वामी-' जान बूक हम लीला ठानी | मौज हमारी हुई सुन बानी ॥ 
काल रचा हम समझे बुक के । बिता काल नहिं खोफ जीव के ॥। 
कदर धाल नहिं बिना काल के । मौज उठी तब अ्रस दथाल के ।। 
दिया निकाल काल को हवाँ से | दखल काल भ्रब कभी न हाँ से ॥। 
काल न पहुँचे उसी लोक में । भव त' करूँ ऐसी मौंज मैं । 
एक बार यह मौज जरूर । भ्रब मतलब नही डाली दूर।। 
तू बांका मत कर भ्रव चित में । चलों देश हमरे रहो सुख में ॥# 


इसके अनुसार अपनी 'मौज! अ्रथवा क्षी्षासयी स्वतंत्र इच्छा के 


.............................-+>++त+तत+ं०तंत२०-२२२०००+नन्‍क+नसन्‍क कक नल न न+ मनन नी नमन सत +मन पा + न तपपपप पा" 
अमन के 








40 सारबंाचन, भांग ६, ४७-८२ । 


१२६ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


कारण राधास्वामी (परमात्मा ).सुरत ( जीवात्मा ) को अपने से वियुक्त 
कर कालपुरुष (यम ) को सौंप देता है; अन्यथा जीव दयाल की दया 
के महत्व को नहीं समझ पाता | इसी दया के महत्व को अ्रकट करने के 
उद्देश्य से कालपुरुष की भी रचना हुईं है । जब सुरत को दयाल की 
दया का महत्व मालूम हो जाता है, तब वह काल के फंद से छुड़ा 
लिया जाता है और उसे किर परमात्मा के शाश्वृत्‌ समागम का सोभाग्य 
प्राप्त हो जाता हे । 
प्राय; सभी धार्मिक दुशनों में वियोग का यही कारण बतलाया 
जाता है। विशिष्टाह् तियों तथा भेदामेदियों के लिए यह वास्तविक 
कारण है ओर इस संबंध में वह उनकी जिज्ञासा की भी शांति कर देता 
है । परन्तु अर तवादियों के अचुसार तो वियोग भी केवल एक व्याव- 
हारिक सत्य है। पारमार्थिक रूप में तो कभी वियोग हुआ ही नहीं था 
इसलिए वियोग का यह कारण भी व्यावहारिक ही हो सकता हे । 
इसका उपयोग केवल उन्हों लोगों को सममकाने के लिए किया जा सकता 
हैं जो अभी अज्ञान के आवरण को नहीं हटा पाये हैं । 
केवल जीवात्मा हीं नहीं, परिवतनशील तथा नाशवान्‌ जड़ पदाथ 
/ भीजों आत्मा के आवरण का काम देता हे और 
६. जीवात्मा बाह्य जगत का निर्मायक हे, परमात्मतत्व के घेरे के 
ओर जड़ जगत्‌ बाहर नहीं। “जहँ देखो तहँ एकौएक” का यह 
एक दूसरा स्वाभाविक परिणाम है । जब सब कुछ 
हो परमात्मा है तब जड़ पदार्थ को ही केसे कह सकते हैं कि वह पर- 
मात्मा नहीं। परन्तु इस संबंध में सी हम्रारे'इन संतों में तीन प्रकार 
की विचारधाराएँ दिखाई देती हैं । कब आह पूर्णाह् ती तो बिंचत॑- 
वाद के समर्थक हैं । उनके अनुसार दृश्य जगत का मूल श्रधिष्ठान भी 
परत्रह्म ही हे । परत्रह्म ही एक मात्र सत्तत्व है जिसके ऊपर नाम और 
रूप का अध्यारोप दोता है । अलचय परबद्म हो मायाविष्ट जनों को जचय 


तीसरा अध्याय . १२७ 


जगत्‌ के रूप में दिखाई देता है। परन्तु जो कुछ दिखाई देता है वह 
चस्तुतः सत्य नहीं, वह अज्ञान और अ्रम के कारण दिखाई देता है और 
सर्वथा मिथ्या हे | क्‍ 
सृष्टि सौँदय॑ को देखकर कबीर के मन सें जो विचारधारा उठती 
है वह इस बात को पूर्ण रूप से पुष्ट करती है-- 
कहो भाई अंबर काँसू लागा। कोइ जाणेगा जानन हारा । 
श्रंबरि दीसे केता तारा। कौन चतुर ऐसा चितरन हारा ॥॥ 
जो तुम देखो सो यहु नाहीं। है यह पद भगम अगोचर माही ।# 
तारों से जगमगाता हुआ सुन्दर .नीलाकाश जो विधाता रूप चतुर 
चितेरे के निर्माण-कोशल का प्रमाण है, वह जेसा दिखाई देता हे कबीर के 
लिए वसा नहीं हे, वह भी गस्य भर गोचर होने पर भी अगम श्रगोचर 
के अंतर्गत है | दादू ने भी निम्मलिखित पंक्तियों में यही बात कहो है-- 
मन रे तू देखे से नाहीं । है सो श्रगम अगोचर माहीं ॥ 
निसि अंधियारी कछ न सूभे, संसे सरप दिखावा । 
ऐसे श्रंध जगत नहिं जानें, जीव* जेवड़ी खावा ॥२ 
इसी प्रकार सुन्द्रदास भी कहते हैं--- 
मृत्तिता समाइ रही भाजन के रूप. मारहि 
मृत्तिका को नाम मिटि भाजन ही गद्यौ हैं। . 
सुन्दर कहत यह योंही 'करि जानौ सा 
ब्रह्म ही जगत होय ब्रह्म दूरि रह्यौ है ॥-८ 
ब्रह्म ही के मायाविष्ट जनों की आँखों में. जगत्‌ का रूप धारण 
करने से बह्म उनकी आँखों से छिप रहा है । 





है? क० ग्रं०, पृ० १३४३, ४१ | 
> सं० बा० सं०, पू२, पृ० १०० | 
> सुन्दर बिलास, अ्रंग ३४, ४। 





१२८ हिम्दी काव्य में निगेण संप्रदाय 


” इस प्रकार जगत बिशिष्ट श्र में सरय और मिथ्या दोनों दे | जिसे 
मूल शत्व पर लाशवात, मास और रूप का अध्यारोप होने से जगत 
दिखाई देता है, उसके सत्य होने के कारण जगत्‌ सत्य हूं; परन्तु उस 
मूल शरव के वारंतविक स्वरूप के ज्ञान में विश्वेत्न डालने के कारण यह 
दृश्य जगत्‌ भूठ ह | 

एक दूसरे श्र्थ में भी जगत्‌ सत्य है। जब तक हम अजशन के 
साय को हुई! नहीं पाते हैं तब तक जगत्‌ हमारे लिए वास्तविक हैं । 
जगंत्‌ के बन्धन में पढ़ा हुआ व्यक्ति जगत्‌ को मिथ्या कहे, भद 
फब्नता नहीं, ग्यवहार में यह सत्य ही है. । इस व्यावहारिक सत्यता को 
समझाने के लिए आद्दौतियों ने माया के सिद्धांत को स्वीकार किया हूँ । 
परन्तु साथ ही झद्देत सिद्धांत को हंत के सत्र से बचाये रखने के लिए 
माया के अर्तित्व को उन्होंने सिद्धांत झप से अस्वीकार कर दिया है । 
इसी ज़िए माया को कबीर ने बथे.विद्याही गाय का दूध, खरगोश के सींग 
का नाद और बंध्या के पुत्र का रमण बसछाया है |-- 
६ भाँगरा बेलि पग्रकासि फल्ल, प्रराव्यावर का दूध । 
सा सोंग की धनहड़ी, रमे बाँफ का पूत | 

परस्तु ब्यावहारिक चेत्र में साया का निरसभ है बढ़ा कठिन कास । 
परमार्थत। उसके सत्य म होने पर भी व्यष्हारतः जीव को बद ऐसे 
जकड़े रहती हे कि इससे मुर्त होना दुष्कर है । देखने में पेसा करता सकता 
है कि माया मर गे है, किंतु घद सूंचम रूप धारण किये हुए झपना 
अवसर देखती रहती है और जब उसके भंकट होने फी झाशा नहीं रहती 
हु इस समय प्रकट हो जाती ह--- 

अब तो ऐसी हू पड़ी ना तूंबड़ी न ब्रेलि। 

जालश प्राणी लाक़ड़ी ऊढी कूपल. मेरिह ॥ 
“तक ० प्र०पु० | 





९३ क० ग्रं०, १० ५६, ४ । 


तीसरा अध्याय . १२६ 


व्यक्त होने के लिए अब्यक्त को माया का आवरण घारण करना ही 
पड़ता हे। इसकी आवश्यकता तभी तक हे जब तक कि जिश्ञासु साधक 
को ज्ञान के लिए मनःप्रेरित इंद्रियों पर अवर्लंबित रहना पड़ता हे परन्तु 
जब वह इंद्रियों के ऊपर उठ जाता है तो इंद्रियातीत' अव्यक्त का यह 
आवरण अपने आप हट जाता है | 


“खृष्टि-विज्ञान का दार्शनिक दृष्टि से सर्वोत्तम विवेचन सांख्यशास्त्र 

में हुआ है। सांख्यदर्शन स्पष्ट ही ह त को ल्लेकर चला है; परन्तु व्यव- 
हार ही में सही वेदांत को भी उसे अंगीकार करना पड़ा है। हमारे 
निगंण संतों ने भी समस्त सांख्य-ज्ञान को अपनी विचारधारा में मिला 
लिया है । सांख्य की संख्याश्रों का उनकी" कविताओं सें बराबर सामना 
होता है। तीन” पाँच? 'पचीस” पद-पद पर दिखाई पढ़ते हैं | इनसे 
अभिप्राय सत्‌, रजस्‌ , तमस्‌ तीन गुणों, पृथ्वी, जल, अग्नि, चायु, आकाश 
पंचतत्वों ओर पचीस प्रक्ृतियों से है जिनमें ऊपर कहे गये तीन गुण 
ओर पाँच तत्वों के अतिरिक्त शब्द, रूप, रस, गंघ, स्पश, पंच तम्मात्राएँ, 
इनका ज्ञान करनेवाली पंचेन्द्रियाँ ओर मन, चित्त, बुद्धि, अहंक्टू, मह- 
तत्व तथा प्रकृति ओर पुरुष सम्मिलित हैं जगत्‌ इनसे बना है अवश्य 
पर व्यवहार मात्र सें, चस्तुत: नहीं ; क्योंकि परमाथत$: तो जगत हैं ही 
नहीं । अतएंच तीन, पाँच, पचीस की भी वास्तविक सत्ता नहीं है । सष्टि- 
क्रम का वणणन करते हुएं सुंद्रदास को आशंका हुईँ कि उनके शिष्य 
इनको सत्‌ न मान लें इसलिए, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि 
वे 'सिथ्या” तथा 'अम-जाल” माज्न हैं--- 


ब्रह्म ते पुरुष भ्ररु प्रकृति प्रकट भई प्रकृति ते महत्तत्व अ्रहकार है | 
ऐसे अ्रनृक्रम से सिस्थन सों कहत सूंदर यह सकल मिथ्या भ्रमजार है ॥& 





# सूदर विलास | 


१३० हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


कबीर भी कहते हैं--- “नहिं ब्रह्मांड 
प्यंड पुनि नाहीं पंच तत्त भी नाहीं । + 


औ। 


“नहि तन, नहिं मन, नहिं अ्रहंकारा, 
नहिं सत रज तम तीनि प्रकारा ।» 

कबीर जब बिना घड़ के एक वृक्ष का वर्णन करते हैं जो बिना फूले 
फलता ह जिसकी न शाखाएँ हैं न पत्तियाँ, फिर भी जो आठों दिशाओं में 
: फैला हुआ है ( अथवा जो प्रथ्वी, जल, चायु, अग्नि और आकाश, मन, 
चित्त, अहंकार के द्वारा फेला हुआ हैं ), तो उनका अभिप्राय विश्व से 
ही रहता है।& एक दूसरे पद में उन्होंने वृत्त को अनंत-मूर्ति तथा 
अनंत-वाणि कहा हैं। बिना फल-फूल के भी अमर ८ जीवात्मा ) 
बाल्यावस्था से ही उससे अनुरक्त रहता है। इस अमर को वास्तविक 
फल तब प्राप्त होता हे जब बह्ारंध्र में सहज-समाधि के द्वारा एथ्वी, जल 
आदि तत्व सोख लिये जाते हैं ओर पेड़ अदृश्य हो जाता है [-- 


इस बृत्त की असत्यता भगवदुगीता की अश्वत्थ भावना के सवधा 


अनकडिरनलनक«कब»छ, 





कण ग्र०,पृ०, €८, ३२ । 
9५ वही, पृ० १००, रे८ | 
49 तरवर एक पेड़ बिन ठाड़ा, बिन फूलां फल लागा। 
साखा पत्र कछ नहिं वाके, श्रष्टगगन मुख बागा ॥ 
“--क*० ग्रं०, पृ० १४३, १२५॥ 
ल्‍: तरवर एक अनंत मूरति सुरता लेहु पिछाणी। 
साखा पेड़ फूल फल नाहीं, ताकी अमृत वाणी । 
पुहुप वास भंवरा एक राता बारा ले उर धरिया | 
सोलह मंझे पवन झकोरे आकासे फल फलिया । 
सहज समाधि विरिष यह सींच्या, धरती जलह सोष्या । ' 
“हीं पृ० १४३, १६६। 


तोसरा अध्याय १३१ 


अनुरूप ह॑ जिसका श्रीकृष्ण ने पंद्रह अध्याय के आरम्भ सें च्णन किया 
है ओर विरक्ति के कुठार से जिसे काट डालना आवश्यक बतलाया हैं। 
गीता के अश्वैत्थ के समान कबीर के इस तरुवर की जड़ें ऊपर ओर 
शाखाएँ नीचे नहीं बतायी गयी हैं, परन्तु इससे इन दोनों में कोई विशेष 
... अंतर नहीं आता | कठोपनिषत्‌ का अश्वत्थ जो पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप होने 
' के कारण सत्य माना गया है श्रद्न तियों के मतानुकूल न होकर भेदा- 
भेद्ियों तथा विशिष्टाद्व तियों के मतानुकूल है। तुलसीसाहब ने भी इस 
. जगत्‌ को एक उलदा बृत्ष बताया है, यद्यपि अपने सिद्धांत के विपरीत चे 
उसे असत्य नहीं बना सकते थे । उनका सिद्धांत कठोपनिषत्‌ के अनुकूल 
जान पड़ता है। इस वृत्त की जड़ ऊपर ओर डाली नीचे बताने से अभि- 
प्राय यह है कि परतह्म ही उसका मूल है ।२< 


शाला पर पर प्र यो जे कद 3 जप अप" को कबीर आदि श्रद्ट ती, अरद्व तः वेदांत की ऐनकों से 
झोर नित्य मानता हैँ । परन्तु यह बात इन संतों के सिद्धांत के अनुकूल 
न थी। सांख्य का सिद्धांत भी सवंथा गलत न था। जहाँ दक उसकी 
गति ्रप हा तक वह ठीक हैं, परन्तु पूर्ण ज्ञान तक उसकी पहुच 
नहीं हैँ । अतएंव शंकराचाय के श्रनुयायियें की भाँति कबीर आदि निग॒-, 
णियों ने सी सांख्य-सिद्धांत का उपयोग किया परन्तु उसपर अबू त नं 
छाप लगाकर प्रकृति ओर पुरुष को भी उन्होंने व्यावहारिक सत्य के 
में ग्रहण किया ओर उनके संयुक्त रूप को अह्म का व्यायहारिक व्यक्त- 
'ख़रूप आजा,) जिसके परे अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म का स्थान था। यहाँ पर इस- स्वरूप माना,) जिसके परे अबव्यक्त पूर्ण बह्म का स्थान था। यहाँ पर इस- 


2६ दरक्खत एक हैँ उलटा । 
कधी होबे नहीं सुलटा ॥ 
ग्रगर वह पेड़ अड़बड़का । 
तले डाली झ्रधर जड़ का ।। “- रत्नसागर, पू० १७४। 


मं >ि] न 
१२२ 'हिन्दी काव्य में निगुंण संप्रदाय 


बात पर ध्यान देना आवश्यक हे कि पहले संतों ने निरंजन को भी जिंसे 
कुछ पिछले संतों ने परत्रह्म का एक विवर्त माना है, पुर ब्रह्म के पर्याय 
के रूप में अहण किया था | ह 

३ _/ बह्य का पहला विवर्त प्रणव, डँ? अथवा शब्द बह हे जिसमें पुरुष 
(झौर प्रकृति, व्यक्त और अव्यक्त, इश्वर और माया दोनों समाहित हैं । 
प्रणव का अव्यक्त स्वरूप बिंदु हे और व्यक्त स्वरूप नाद। अव्यक्त रूप 
में चह गणित के बिंदु के समान है जिसक्ता अस्तित्व तो है पर माप 
नहीं । इस, बात को तो सब जानते हैं कि रेखागखित के सब आकार 
बिंदुओं की वृद्धि से ही बनते हैं।नाद अथवा इच्छा या मौज का 
प्रकंपन ही एक चिंदु को अनेक में परिणत कर विश्व-खजन का कारण होता _ 
है। नाद के प्रकंपन के सिमिट कर बंद हो कि पर यह समस्त सृष्टि भी 
सिमट कर बिंदु में समाविष्ट हो जाती है॥ भीखा को उपदेश देते हुए 
गुलाल जी ने कहा था--- द 






इच्छा' पलक मूंदि जब लीन्हा । तब सब प्रलय आपुही कीन्हा । 
फिर विस्तार कर जब चाहा। माया दृष्टि खोलि जग लाहा ॥# 
इसी बात को दाद ने दूसरी तरह से यों कहा हे--- 
एक सबद सब कुछ किया, ऐसा समरथ सोइ ।+- 
यह हमारे यहाँ के प्राची न सिद्धांतों के अ्रनुकूल जान पढ़ता है । 
भत्‌ हरि के वाक्य पदीय के अनुसार भी शआआरार्यतहीन शब्द तत्व अच्र 
बह्य ही अर्थ भाव से विवर्त अहण करता है | इसी से जगत की प्रक्रिया 
होती है ।& मनु के अनुसार भी भूतों के नाम, रूप ओर कर्मों का . 








क महात्माओं की बानी, पृ० २०३, गूलाल गुल” । 
+ बानी, प्रथम, पृ० १६६, १ ० | 
» अनादि निधन ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरं । 

विवर्ते्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ वाक्य पदीय । 


तीसरा अध्याय १३३ 


: प्रवर्तन ये वेद-शब्दों से ही ४थक्‌-एथक्‌ रचे गये | तत्तिरीय के अनुसार 
ब्रह्म के “भू? उच्चारण करने से ही पृथ्वी की सृष्टि हो गई ।+- 
इसाइयों के धर्म प्रंथों में भी इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है । 
सूसा के उत्पत्ति प्रकरण ( “'जिनेसिस! ) अध्याय १ में, लिखा हें-- 
“इंश्वर ने कहा, 'प्रकाश” हो जाय और प्रकाश हो गया ।” इत्यादि 
इत्यादि । यदिं इसके साथ-साथ संत योहन की किताब का नीचे लिखा 
वाक्य पढ़ा जाय तो मेरा अभिम्राय ओर भी स्पष्ट हो जायगा । आरंभ 
में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही इश्वर था.। आदि में 
वह ईश्वर के साथ था | सब ॒ चस्तुए उसी ने बनायीं । कोई वस्तु ऐसी 
: नहीं बनी जिसे उसने न बनाया हो, (अध्याय १-१, २, ३ ) सुसल- 
. मानों का यह विश्वास भी कि खुदा के 'कुन! कहते ही सारा विश्व 
आकाश सें भूल पड़ा, इसी सिद्धांत की ओर संकेत करता हैं। निर्गण 


., संप्रदाय के सभी संतकवि सारतः नाद्‌ और घिंदु के सिद्धांत को जिसे 


वेदांत की शब्दावल्ली सें स्फोटवाद कहते हैं, मानने सें एंकमत हें, 
यद्यपि इस विषय का स्पष्ट उल्लेख किसी-ही-किसी की कविता में मिलता 
है ।& भेद इतना ही है कि और सब संत इन सब बातों को वस्तुतः 

सत्य मानते हैं परन्तु कबीर आदि श्रद्व तवादी संत केवल व्यावहारिक दृष्टि 


+ नाम रूप चा भूतानां कर्मणां च प्रवर्तन । 
वेद शब्देभ्य एवादो पृथक्संस्थाश्च निमममे । 
+मन्‌, १, २१। 
+ सभूरिति व्याहरत्स भूमिमसुजत्‌ | 
“तैत्तिरीय ब्रा० २, २, ४, २। 
तेत्तिरीय ' ब्राह्मण में श्रागे बढ़ते जाइये। इस भाव का विशेष 
विस्तार मिलेगा। ह 
& क० ग्रं० पृू० ९४, १८ 





१३१४ हिन्दी काव्य में निर्गंण संप्रदाय 


में । पारमार्थिक दृष्टि में उनके लिए उनका अस्तित्व ही नहीं ह'। परत 
दार्शनिक दृष्टि से फिर भी उनका कम महत्व नहीं है। वस्तुतः वे ही 
' इस सागर से पार होने के लिए उस नौका का काम देंते हैं, जिसको 
राम खेते हैं-.- 
नाद व्यंद की नावरी राम नाम कनिहार। 
/ कहें कबीर गुण गाइल ग्र गम उतर पार ॥८- 
/ अपनी भूमिका विशेष सें--ओर भूमिकाओं का अन्यत्र चणन 
करेंगे-- समस्त सृष्टि प्रणव का शरीर है ओर प्रणव, समस्त रष्टि का 
आत्मा । न इस आत्मा के बिना साथा का ही अस्तित्व रह सकता है 
और न माया के बिना अव्यक्त व्यक्त ही हो सकता है। इस भूमिका में 
भणव, सृष्टि का कर्ता तथा उपादान दोनों एक साथ हैं, परन्तु यह बात 
प्रणव ही तक के संबंध में कहीं जा सकतो है । इससे आगे बढ़कर अगर 
हम यह सोचने लगें कि परमार्थतः परमात्मा जगत का करता हे तो यह 
हू त भावना के आगे सिर कुकाने के अतिरिक्त ओर क्या कहा जा सकता 
है, जो कबीर आदिकों को अभीष्ट नहीं | उनके मतालुसार तो मनुष्य 
कुछ करता धरता हो नहीं हे । यह तो केवल कहने-सुनने की बातें हैं कि 
परमात्मा ने जगत्‌ की रचना की है । स्वयं कबीर-के शब्दों में--- 
कहन सुनन को जिहि जग कीन्‍्हा। 
जग भूलान सो किनहुन चीन्हा ॥# 
ते तो आहि निरंजना झादि अ्रनादि न आन । 
कहन सुनन को कीन्ह जग आप आप भुलान ॥॥न- 
अतएव परमात्मा का विवतंूप सें नीचे उतरना ही दृश्य जगत का 





सूकन ग्रं०, पू० ९४, १८। 
९ क० ग्रं०, पृ० २२५। 
+ वही, पृ० २२७ । 


तीसरा अध्याय १३४५ 


कारण है। जेसा हम देख चुके हैं, ब्रह्म का प्रथम विचर्त प्रणव, 3» अथवा 
शब्द बह्य ह ) यहाँ से ओर नीचे उतरकर पंच तत्व मन, चित्त, अहंकार, 
के द्वारा हम' शरीर ओर जड़ जगत्‌ तक पहुँचते हैं। दादूदग्ाल- के 
शब्दों सें- 3 02 
पहली कीया आप थैं उत्पत्ती 3 कार। 
० कार थैं उपज पंच तत्त आकार॥ 
पंच तत्त थे घट भया, बहु बिध सब विस्तार । 
दादू घट तें ऊपजे, में तें बरण विचार ॥। »< 
कबीर ने भी कुछ ऐसा ही कहा हे--- 
. डे कारे जग ऊपजे बीकारे जग जाय । 
एक बितानी रच्या विनान; भ्रयान जो आापे जान। 
सत रज तम थीं कीन्ही माया; चारि खानि विस्तार उपाया ॥ 
पंच तत्त ले कीन बंधान; पाप पुन्नि मान अभिमान। 
अहंकार कीने माया मोह; संपति विपति दीनि सब कोहू ॥८ 
जहाँ तक मुझे पता है, इन संतों ने बहुधा यह बताने की चेष्टा 
नहीं की है कि तत्वों की उत्पत्ति किस क्रम से हुईं हे । परन्तु गुलाल जी 
ने सुद्राओं का वर्णन करते हुएँ भीखा जी से पंचतत्वों की उत्पत्ति का 
बड़ा रोचक वन किया है। उन्होंने कहा, जब परमात्मा ने सृष्टि रचने 
की इच्छा की तो बिना मिट्टी के काम चलता न देखकर मिट्दी ( एथ्वी ) 
उत्पन्न की । लेकिन मिट्टी के गीले न होने से उसे खरूपाकार में ढाला 
नहीं जा सकता था इसलिए कर्ता ने जल की इच्छा की | अधिक जल 
मिल जाने से मिट्टी ढीली हो गई जिससे वह किसी एंक रूप में ठहर 


>६ सं० बा० सं०, १, पृ० ७७, ७५। 
क० ग्रं०, पृ० १२६, १२७। 
वही, पृ० २२९ । 


| *« 


१३६ हिन्दी काव्य में निर्गुण संप्रदाय 


न सकी, इसलिएं उसको स्थिर करने के लिए गरमी ( तेज ) की जरूरत 
है जिससे अग्नि पेदा की गई । किन्तु अग्नि अज्ज्वलित न होतो थी 
इसलिएं चायु की आवश्यकता हुईं । परंतु अचंड वायु भी थमी नहीं 
इसलिए आकाश का निर्माण हुआ जिसमें शब्द ओर पचन दोनों घुल- 
मिल गये हैं ( आँखों से आकाश ओर वायु की अलग-अलग पहचान 

नहीं हो सकती । ) आकाश में पाँचों तत्वों का निवास हे ।९ 

परंतु श के वचन, रचना में किसी भी क्रम को मानने के विरोधी 
जान पड़ते हैं। उनके अनुसार परमात्मा इतना असमथ नहीं है कि 
डसे एक-एंक करके तत्वों की सृष्टि करती पड़ी हो। उसके शब्द से सारी 
सृष्टि एकदम उत्पन्न हो गई ।+ 


$# करता सृष्टि करन जब लागो । तब माटी बिन काम न जागो ॥ 
इच्छा माटी तेहि छिन आई | मूल पुृहुमि मुद्रा समुझाई ॥। 
माटी भूरि पिड नहिं बनई | कियो अ्रकर्षण ते हित भई ? ॥। 
जल अधिकार माटि मिहि लाईं। दूजे अपि मुद्रा कहवाई ॥। 
माटी ढील पिंड नहिं बने । हरि को मौज तेज तब गने ।॥। 
तेज प्रवेश पिड बनि आग्रो | तीजे म॒द्रा तेज कहाओ ॥। 
ग्रग्ति प्रज्ज्वलित होय नहिं ऐसे । मन बच उठो पवन तब तेसे ॥। 
भयो प्रकाश पवन संग लहियो । चोथे वायु मुद्रा सो कहियो ॥ 
वायु अपबल थामि न जाईं। मौजे मौजि अकाहश बनाई ॥ 
दब्द पवन तहूँ मिश्रित भयऊ । पँचये अकाश मुद्रा सो लयऊ॥। 
पाँचों बसें अकाशे माहीं। भिन्न-भिन्न स्थान के माहीं ॥ 


भीखा मुद्रा यहि बिधि भयऊ । धारन तेहि जिन झागे लयऊ ॥| 
“+म० बा० पृ० १९२। 
*“ सबद सब कुछ किया, ऐसा समरथ सोइ। 
गे पीछे तो करे जें बतहीणा होइ॥ 
“जानी, १ मं पु०, १६८, १०। 


अयललललललनम्यानतसम 








तीसरा अध्याय १३७ 


' इस प्रकार अह्म से प्रणव, प्रणव से महत्त्व, वहाँ से सन, अहंकार 
आदि विवत होते जाते हैं । अस्येक नीचे भूमिका पर उतरने पर नये 
बंधन जकड़ते 'चलते हैं ओर माया के आवरणों की तह मोटी होती चली 
जाती है; यहाँ तक कि अंत में मूल वस्तु ही हमारी दृष्टि से ओमल हो 
जाती है। माया के इस स्थूल आवरण को भेद कर वहाँ तक पहुंचने सें 
हमारी दृष्टि असम हो जाती है। परंतु मूलतत्व तो उसके अंदर रहता ही 
हैं। हमारी वास्तविकता अभी भी नष्ट नहीं हुई हे । अगर कहें तो कबीर 
के शब्दों में कह सकते हैं, “आपे आप भुलान” | हम अपने भुलावे में 
आप ही पड़ गये हैं । इस अकार एक वरह से यह जगत हमारी ही इच्छा 
का फल है, अपनी ही इस लीला को भूलकर अब हम इस भ्रम में पड़े 
हुए हैं। उस प्रारंभिक क्रीडापू्ण इच्छा ने अब मन का रूप धारण कर 
लिया है। इसी से कह सकते हैं.कि यह जगत्‌ हमारे ही मन की परड्जाईं 
है। इसीलिए कबीर नें कहा था-- 


जिहि जैसी" मँनसा तिहि तेसा भावा। ताक तेसा कीन उपावा ॥# 


संदरदास भी कहते हैं --संदर यह सफल दीसे मन ही के भ्रम 

मन ही के भ्रम गये ब्रह्म होई जात हैं ।+ हम अपनी आँखों पर रंगोन 

चश्मा चढ़ाये हुए हैं. जिससे मूल वस्तु का. यथातथ्य रूप इष्टिगत नहीं 

होता, बल्कि उसका अवास्तविक रंगा हुआ चित्र हमारे सामने खड़ा हो 

जाता है जिसे हम भूल से सच सममने लगते हैं | ये रंगे हुए आवरण 

सब ूठे हैं जसा दादू ने कहा है ऊकार भी सत्य परमतर्व नहीं है ।-- 
ग्रादि सबद श्रोंकार हे, बोले सब घट माहि 

दादू माया बिस्तरी, परम तत्तु यह नाहि ॥& 


ढ# क० ग्रं०, पृ० २२७ । 
+- सुन्दर विलास, अंग ११, २५। 
न बानी, प्र, प० २००, १२ । 


१३८ हिन्दी-काव्य में निगुण संप्रदाय 


अपने आपको इन आवरणों में छिपाकर हम अपने आप भूले हैं 
हैँ--आप आप भुलान ।% कबीर ने स्थिति को और भी स्पष्ट करने के 
लिए कहा हे---- 


भूंठे भूठ वियापिया ( कबीर ), अलख न लखई कोइ। 

भूठनि भूठ साँच करि जाना, भूठनि में सब साँच लुकाना ॥< 

भूठ में छिपे हुए इस सत्य का, असत्य के आवरण में छिपे हुए 
इस सत का अनुभव करना, ढुंढ॒ निकालना ही निगेण संतों का परमोददेश्य 
है। अनुभव की इस ऊँचाई पर पहुँचने पर व्यक्त जगत्‌ का सारा महत्व 
विज्लीन हो जाता है, हृष्टा को वह एक बीते हुए स्वप्न की भाँति भान 
होने लगता है। उसकी अस्थिरता उसे स्पष्ट हो जाती हे, वह अनुभव 
करने लगता हे । 

साँच सोइ जो थिरह रहाई | उपजे बिनसे भूठ ह्वँ जाई ॥ 

इसी अनुभूति ने कबीर से कहलाया था--- 

साधो एक आप जग नाहीं । 

दूजा करम भरम है किरतिम, ज्यों दरपन में छाहीं ।न 

संसार में एक के अतिरिक्त और सब दर्पण सें की परछाई की तरह 
कृत्रिम है । लेकिन जो कृत्रिम है वह भी अधिष्ठान ( मूल वस्तु ) की 
सहज सत्ता को छीन नहीं सकता--- 
दरियाव की लहर दरियाव है जी दरियाव श्रौर लहर में भिन्न कौयम्‌ ( 
उठो तो नीर है बंठो तो नीर है कहो दूसरा किस तरह दोयम, ! 

» क० ग्रं०, पृ० २२७) 

+ वही, पृ० २२६। 

८ बही पृ० २३२ । क्‍ 

ने क० श०, है, पृ० ६६। 


तीसरा अध्याय ५३६ 


उसी नाम को फेर के लहर धरा लहर के कहे क्‍या नीर खोयम्‌ ? 
जगत ही को फेरि सब जगत औ्रौर ब्रह्म में ज्ञान करि देखि कबीर गोयम ? #& 

भीखा ने, भी कहा है--- 

नाम एक सोन झास गहना हत भास ।+- 

अव्यक्त नित्य एकरस रहता है यद्यपि व्यक्त में सतत परिचतन दिखाई 
देता है। नाम और रूप का उदय अव्यक्त ही से होता है ओर अ्रव्यक्त ही 
में वे लीन हो जाते हैं | सुन्द्रदास स्पष्ट शब्दों सें कहते हैं--- 

दर जाने ब्रह्म में ब्रह्म जगत हे नाहि ।८ 

इस प्रकार धीरे-धीरे अपने अह् तबाद के द्वारा वे आदशवादी 
सर्वात्मवाद के उस उच्चतम शिखर पर पहुँच जाते हैं जहाँ जाकर सब 
कुछ ब्रह्म ही हो जाता हे। सर्व खल्विदं ब्रह्म कहने में थे भी छांदो- 
ग्योपनिषत्‌ का साथ देते हैं । सुन्दरदास के शब्दों सें--- 

ब्रह्म निरीह निरामय निगुण नीति निरंजन और न भास। 

ब्रह्म अखंडित हैं अ्रध. ऊरध, बाहर भीतर बंदहा अकाश | 

ब्रह्महि सूछम थूल जहाँ लग, ब्रह्म हि साहब ब्रह्महि दासें। 

सुन्दर और कछ मति जानहु ब्रह्म हि देखत ब्रह्म तमासे ॥> 

सब कुछ ब्रह्म तो है पर केवल तत्वतः उस रूप में नहीं जिस रूप 
में वह दिखाई देता है, क्योंकि जो कुछ दिखाई देता है मायाक्षत हे, 
मिथ्या है । 

कबीर आदि विवतवादियों ने जिस दृश्य जग़त्‌ को केवल व्यावहा- 
रिक रूप में सत्य माना है. उसे हमारे अन्य संत कवि वस्तुतः सत्य 





है क० शु०, ४, पू० ८६ ६० ॥। 
न सं० बा० सं०, २, पृ० २१३॥। 
-> वहीं, है, १० १०८। 

» सुन्दर विलास 


१४० हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


मानते हैं| उनके लिएं विवत, विवत न होकर विकास है। उनके अनुसार 
सष्टिरचना-क्रस केवल कहने-सुनने भर का नहीं, वास्तविक है। जड़ 
जगत्‌ भ्रम माज्न नहीं, त्रिगुण पंचतत्व, पच्चीस प्रकृति आदि की व्यावहा- 
रिक सत्ता ही नहीं, वास्तविक अस्तित्व है, जे ल्ला सांख्यशार्त् में माना गया 
है। वे यथानियम उदय ओर नष्ट होते हैं | हाँ, इन नियमों का उन्होंने 
स्पष्ट वर्शन नहीं किया है। एक स्थान पर शिवदयात्र जी ने तत्वों की 
उत्पत्ति निम्नलिखित क्रम से मानी हे--आकाश, पवन, अग्नि, जल 
ओर पृथ्वी । प्रत्येक नवीन तत्व का उदय उन्होंने पुराने तत्व से माना 
हे। यह ठीक तत्तिरोयोपनिषद्‌ के अनुकूल हे जिसमें लिखा है, तस्माद्वा 
एतस्माद्वात्मस आकाश संभूत: आाकाशाद्वायु: वायोरग्नि: श्रग्नेराप: 
' अद्भ्यः पृथिवी 8 प्रलय का वर्णन करते हुए शिवदंयाल जी ने इससे 
उल्टे क्रम से स्थूल का सूचम सें लीन होता जाना कहा हे-- 





पृथ्वी घोली जल ने आय । जल को सोखा अगिनी धाय ॥ 
अगिनी मिली पवन के रूपं । पवन हुईं आकाश स्वरूप ॥ 
आकाश समाना माया माहि। तम रूपा दीखें कुछ भी नाहि ॥+- 


इन लोगों के अनुसार भी विभ्रु की लीलामयी इच्छा ही सृष्टि का 
मूल कारण हैं ओर माया का सूच्मतम रूप हे। शिवदयात्न जी के 
शिष्य रायसाहिब शालिग्राम ने कहा हें--मौज उठी रचना भई 
भारी ।% नानक कहते हैं कि परमात्मा ने जगत्‌ की रचना स्वयं की 
ओर स्वयं सष्टि-पदार्थों का नामकरण किया । अपनी कुदरत ( साया ) 
से इस हू त सृष्टि को बनाकर वे आनंद से उसे देखने लगे--- 


१७७७७ 





९ तैत्तिरीय, २, १। 
+ सारवचन, २, पृ० ३४। 
» प्रेमबानी, पृ० ५४, २ । 


(० ' फलओ-««न >कोनमेवकेजअ+ कक 3+ाा के लकनकफमा+मर्कै नरक पक ३ कक. कि:कररजर आ# तय, 


तीसरा अध्याय १४१ 


गपिन भ्रापि साजियो, आपिने रचिओ्रो नाऊ। 
दुइ कुदरति साजिश्ो; करि आसन दिठो चाउ ॥&8 
इससे पता चलता है कि नानक भी परमात्मा की आंदेच्छा को ही. 
सृष्टिखजन का झूल कारण मानते हैं जो 'एको5हं बहु स्याम? सें निहित है । 
>ईन संतों की दृष्टि में भो माया मिध्या है परन्तु सर्वथा अभाव 
अथवा अनस्तित्व के अर्थ में मिथ्या नहीं जेसा विवतंवादी अदह्न तियों की 
इृष्टि में होता, परन्तु परिचरतनशील ओर नाशवान होने के अथ सें । नहीं 
तो माया का वास्तविक अस्तित्व हे, स्वृष्टि नाशचान्‌ हे सही, पर उसे 
अनस्ति नहीं कह सकते | इसी से नानक ने जहाँ एक ओर कहा हे-- 


जो कुछ दी से सकल बिनासे ज्यों बादल की छाहीं । 
' जनू नानक यह जग भूंठा रहो राम सरनाहीं ॥-+- 
तथा--- 
न सूर ससि मंडलो । न सपत दीप नह जलो । 
अञ्न पवण थिर न कुई । एक तुई एक तुई ॥ 
। -+ग्र० पू० ७७ । 
वहाँ दूसरी ओर यह भी कहा हें--- 
साँचे तेरे खंड, साँचे ब्रह्मंड, साँचे लोऊ, साँचि श्राकार।%< 
इसलिए गुरु अंगद ने पंच तत्वों का भी बड़े आदर से उद्लेख 
किया है--- द 
पवरण गुरू पाणी पिता, माता धरनि महत्त्‌ । 
दिन सु राति दुइ दाइ३ दाया, खेले सगल जगत्त्‌ श 
ह “-- ग्रंथ पृ० ७८ ॥ै 
88 ग्रन्थ, पू० २५१ । 
न सं० बा० सं०, २, पृ० ५४। 
२६ ग्रन्थ, पृ० २५१ 


श्र हिन्दो काव्य में निगुण संप्रदाय 


परन्तु इन चास्तव-वादियों की विचारनपरस्परा में साम्य का यहीं 
पर अन्त हो जाता है। यहाँ पर से उनमें दो अलग-अलग इश्टिकोण हो 
जाते हैं ; क्योंकि 'जगत का डपादान कारण क्‍या है ९१.इस प्रश्न को 
लेकर उनमें मतभेद है। भेदा-मेदी नानक सर्वोत्मवाद की ओर अधिक 
कुझे हुए हैं। अतएव उनके अनुसार परमात्मा सृष्टि का कर्ता ओर उपा- 
दान दोनों हे-- के 

आप पवन पाणी बैंसंतरु श्रापै मेलि मिलाई हो ।४#5 

आपिने आपि साजिओ वाला, जो पद्य ऊपर उद्छत किया गया है, 
उसमें भी नानक ने यह बात स्पष्टरूप से कह दी है कि वह अपने आप सें 
से आपही सृष्टि की रचना करता है। स्थूलता की और विकसित होता 
हुआ परमात्मा संवत३ इस स्वृष्टि के रूप में परिणत हो जाता हे यद्यपि 
वह अपने वास्तविक स्वरूप को भी नहीं छोडता है। | 


विशिष्टाह ती_ शिवद्याल जगत के डपादान को परमात्मा ( राधा" 
सवा) मिल अत से भिन्न मानते हैं । सृष्टि का मूल बीज_ जिसे हम माया 
कह सकते हैं, परमात्मा और सुरत (जीवात्मा ) की ही भाँति नित्य हे, 
अनशन नननननन न विपितितानीनीन नमन मनन ननन न जदु--न मजा मत द कट गत कि लगा ला ५ »«« 
उसका रूप बदल सकता है, वह नष्ट नहीं हो सकती। माया के के दी 
रूप होते हैं शुद्ध अथवा सूचम और प्रबल अथवा स्थूल। शुद्ध रुप में 
मालिक की शक्ति उसे इतना सूक्ष्म तथा शुद्ध बना देती हे कि चह भी 
सत्य लोक सें निवास कर सकती है, जहाँ अलय की पहुंच नहीं | सत्य 
करे कर 

लोक तक राधास्वामी का शुद्ध रूप है ( देखो पीछे छ० ११४ ) उसके 
ऊपर माया नहीं जा सकती । सब वस्तुओं का पवित्र आदि ख्ोत राधा- 
स्वामी माया रहित हैं--. 


'सोत पोत में माया नाहीं ! + 





&8 ग्रन्थ, पु० ५५१ | 
+ सार वचन, १. पृ० २२७ । 


तीसरा अध्याय १छु३' 


ड्ँ बच ॥ 
तब रहे आप अनाम अ्रमाया। अपने में रहे श्राप समाया ॥।' # 
भाया का शुद्ध रूप निष्किय होता हे परंतु फिर जब मौज की लहर 


उठती ' है हो माया घवल हर वहय करते जगत हैं जीर उससे बाना तो माया प्रबल रूप घारण करने लगती ह आर उससे नाना 
प्रकार की सृष्टि का निर्माण होता है। परन्तु साधास्वामी स्वयं सष्टि को सृष्टि का निम है। परन्तु राधास्वामी रच सृष्टि 


हे नि नहीं करते। उसकी खादी । उनकी खाली मोज ही होती है। सष्टि-निर्माण का 

कार्य तो उनकी मौज होने पर निरंजन करता है जो निस्सीम 

शक्ति के धाम, दयाल देश से बहुत नीचे हे। अथवा यह पहले बताया जा 
चुका हैं कि निरंजन के ऊपर बहुत से धनी हैं जिनके नाम क्रमश; नीचे 
से ऊपर को हैं-बह्य, परबह्य, सोहंग ( सोहम ) पुरुष, सत्य पुरुष, 
अलख पुरुष, अंगम पुरुष, ( अनामी पुरुष ) ओर राधास्वासी । इन 
विभिन्न धनियों के लोकों की भावना अत्यंत रोचक है। राधास्वामी 
धाम से लेकर अलख लोक तक माया का निवास नहीं है। सत्यलोक 
में शुद्ध रूप सें माया का निवास है, वहाँ से क्रमशः बढ़ते-बढ़ते वह 
निरंजन लोक सें पहुँच कर अत्यंत स्थूल हो जाती है। नीचे के लोकों 
का विस्तार क्रमश; घटता जाता है ओर उनसें स्थूलता बढ़ती जाती है । 
नीचे के लोक अपने अस्तित्व के लिए. ऊपर के लोकों पर अवलंबित हैं । 
यद्यपि अपनी मात्रा की स्थूलता पर उसी लोक के धनी का स्वाधीन 
शासन हू फिर भी सूच्म शासन में ऊपर के लोकों का भी हाथ है । नीचे 
के लोक क्रमश; ऊपर के लोकों के घेरे में हैं, क्योंकि बिना सूच्रम चेतन 
तत्व के माया भी नहीं रह सकती । हुजूर साहब शालिग्राम जी ने अपनी 
अंगरेजी पुस्तक राधास्वामी सत प्रकाश के अंतिम आवरण पृष्ठ पर इस 
भाव को एक चित्र (04९2/9॥) के द्वारा प्रदशित किया है। एक बड़ा 
सा वृत्त खींचो उसके भीतर क्रमशः छोटे और कई बृत्त इस तरह से खींचो 
कि उनके केन्द्र एक ही व्यासारं में पढ़ें ओर भीतर के सब बुत्तों की 


(वननननन न नननन नाना मनन > नमन नम. 


क# सार वचन, पृ० २२२१ 


१४४ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


परिधियाँ बाहर के बृत्त की परिधि को एक ही स्थान पर छुवं | सधसे 
बड़े वृत्त के बाहर दयाल देश ( राधास्वामी घाम ) है और भीतर के 
बृत्त क्रमश; नीचे के लोकों की सीमा हैं | जो भाव नादुबिदु-युक्त शब्द 
ब्रह्म में अथवा यूनानी “'लोगोस” में ह उसी का विस्तार निरंजन से 
लेकर सत्य पुरुष तक हुआ ह' ओर पूर्ण बद्य-भांवना का विस्तार उनसे 
ऊपर के तीन-चार धनियों के रूप में । इस विस्तार का कारण शिवदयातर 
जी की अत्यंत पर? अवृत्ति हे जिसका वर्णन 'परात्पर' नामक स्तंभ सें 
पहले किया जा चुका ह यदि इस पर गवबृत्ति की ओर ध्यान न दें तो 
यह कबीर आदि अं तियों के सूच्म विचतवाद का स्थूलरूप मात्र जान 
पड़ेगग । तुलसी साइब के अनुसार भी जीव तो पुरुष का अंश है, किन्तु 
स्थूल मायिक जगत्‌ की सृष्टि निराकार निरंजन करता है ।+ 


बाबालाल भी इस बात में शिवद्याल जी से सहमत जान पढ़ते हैं 
कि कर्ता और अकृति माया में अंतर हे ओर दोनों नित्य हैं | प्रकृति ओर 
सृष्टि-पदार्थों में क्‍या अंतर है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने दारा- 
शिकोह से कहा था “कुछु तो बीज और वृत्त से उनकी तुलना करते हैं । 
बीज और वृत्त के सारतः एंक होने पर भी उनकी एक सी सत्ता नहीं 
है। समुद्र ओर तरंग से भी उनकी तुलना की जा सकती है। समुद्र 
के बिना तरंग नहीं उठ सकती, परन्तु तरंग के बिना भी समुद्र रह 
सकता है. तरद्ञों के उठने के लिए वायु का कोका आवश्यक है। 
इसी प्रकार अ्रक्ृति ओर सृष्टि भी सारत$ एक हैं । फिर भी ग्रकृति से 
सृष्टि का विकास, बिना किसी कारण के, बिना कतो के हस्तत्तेंप॑ 


'०६%म३/११३ “नयी मकर 


> जीव तो अंस पुरुष से आया । निराकार रचि कीन्‍्हीं काया ॥ 
जोति सरूप तेज उपजाया | यों जग माहि प्रगट भइ माया ॥ 
“- रत्नसागर”, पृ० १५८। 


तोसरा अध्याय १७५४ 


के लहीं हो सकता ।?& इससे स्पष्ट हे कि कर्ता माया से मिन्न हे 
ओर उसको सूक्ष्म से स्थूल में बदल देने का कारण है । शिवद्यालजी 
की पर-प्रवृत्ति 'को छोड़कर बाबालाल ओर उनके मत में विशेष कोई 
अन्तर नहीं दिखाई देता। सभी संत जिन्होंने दर्शन का उतना ध्यान 
नहीं दिया ओर केवल भक्ति और आत्मनिवेदन सें लगे रहे, इसी श्रेणी 
में आवेगे। 
इस अकार निगशण संत-संग्रदाय में तीन प्रकार का दाशंनिक मत 
दिखाई देता हैं जिन्हें मैंने चेदांत की शब्दावली का व्यवहार कर अ्रह्ने त 
झेदामेद और विशिष्टाह्वेत के नाम से पुकारा है। इनके भेद को स्पष्ट 
करने के लिए उसे दूसरे ढंग से भी गदर्शित किया जा सकता है। 
सामान्यतया समस्त संत-समुदाय इस बात को मानना है कि सर्च 
क्षक्तिमान परमेश्वर परमात्मा इस जगत्‌ का कर्ता-धर्ता-संहर्ता है । समस्त 
सृष्टि उसी में उदय होकर उसी में समा जाती है| वह सबसें व्याप्त होकर 
रहता है। जीवात्मा का उद्धार उसी की दया पर निभर है| अद्ठ ती 
ग्रेग जो जीवात्मा ओर परमात्मा में पूर्णाह्त भाव मानते हैं वे इन 
सब बातों को केवल व्यावहारिक रूप सें सत्य मानते हैं, परमाथत३$ नहीं 
किंतु विशिष्टाह तियों ओर भेदाभेदियों के अनुसार ये वस्तुतः सत्य हैं. 
इन दोनों मतोंबाले मानते हैं कि परमात्मा का अंश-स्वरूप होने के 
कारण आंत्मा भी एक अकार से परमास्मा ही है । भेदाम्ेद्रियों के अनुसार 
तो यह अंश अंत में अपनी भेद सत्ता को अमेदरूप से परमात्मा में लय 
कर देता हैं; किंतु विशिशक्व तियों के अनुसार पर्ण ओर अंश में यद्द भेद 
शाश्वत्‌ हें। शिवद्याल ओर अन्य विशिष्टाह् तियों में सृष्टि रचना को 
लेकर थोड़ा सा मतभेद हे। दोनों के अनुसार इस स्वृष्टि का खजन 
परमात्मा की इच्छा अथवा मौज से होता है। परन्तु शिवदयाल के 


आओ एएणणआओ 


$9 विल्सन-- हिन्दू रिलीजस सेक्ट्स”, पूृ० ३५०१। 





१४६ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


अनुसार राधास्वामी की केवल मोज होती है, रचना का वास्तप्विक 
कार्य निगेश अथवा निरंजन करता हे जो दया के धाम राधास्वामी से 
बहुत नीचे रहता है परन्तु इस सेद का कोई द्शनिक महत्व नहीं ह.। 
सष्टि-संबंधी इन दार्शनिक सिद्धांतों और अंगरेजी दाशंनिक शब्दावली में 
हम अद् तियों, भेदा-भेदियों और विशिष्टाद्न तियों को क्रमशः एकास्मिस्ट्स 
( विवर्तवादी ), पेनेनथीस्ट्स ( सर्वात्म बिकासवादी ) और, इक्स्‍्टनंल 
लार्ड थ्रेशरिस्ट्स ( बाह्य विश्वुवादी ) कह सकते हैं । 
. _श्रात्मा परमात्मा और जड़ जगत्‌ के बीच का यह सम्बन्ध अद्ढे त- 
यादी कबीर की निम्नलिखित पंक्तियों सें अच्छी तरह दुर्शाया गया हैं--- 

साधो सतगुरु अलख लखाया, आप आप दर्शाया 

बीज मध्ये ज्यों बुच्छा दरसे, बुच्छा मध्ये छया। 

परमातम में आतम'ः दरसे, श्रातम मध्ये माया।। 

ज्यों नभ मध्ये सुन्न देखिये, सुन्न अंड अकारा। 

नि: अ्रच्छर ते अच्छर तेसे, अ्रच्छर छर विस्तारा ॥। 

ज्यों रवि मध्ये किरश देखिये अर्थ सबद के माहीं । 

ब्रह्म ते जीव, जीव ते मन इमि न्‍्यारा मिला सदा हीं ।। 

शिवद्याल आदि विशिष्टाह्न तियों तथा नानक आदि भेदा-भेदियों के 

लिए ये दृष्टांत वास्तविक अर्थ में सही हैं । परन्तु भेदा-भेदी यहीं पर 
नहीं रुक जायेंगे, अ्रह्ने तियों का साथ देते हुए वे भी आगे बढ़कर कहेंगे--- 

आपुहि बीज बृच्छ पुनि आपुहि, आप फूल फल छाया । 

आपुहि सूर किरन परकासा, आप ब्रह्म जिबव माया ॥। 

अंडाकार सूजन नभ आपे, स्थास सबद अरथाया। 

निंहअच्छर श्रच्छुर छर झ्रापै, मन जिव ब्रह्म समाया ।। 

ग्रातम में परमातम' दरसे, परमातम में भाई । 

राई में परछाई दरसे, लखे कबीरा साई ॥ 

भेद इतना ही हे कि अक्न ती माया को अम मात मानते हैं, जिसका 


तीसरा अध्याय श्ष्ठ७ 


अस्तित्व. नहीं, जब कि सेदस्सेदी उसका वास्तविक अस्तित्व 
मानते हैं । 


संक्षेप में, विशिष्टाह ती को सर्वत्र परमात्मा का दुशन होता हैं। 
क्योंकि उस्रके अनुसार प्रत्येक वस्तु की अवस्थिति परमात्मा में ओर 
परमात्मा के कारण है श्रोर भेदाभेदियों तथा श्रह्नं तवादियों को इसलिए 
कि परमात्मा के अतिरिक्त और किसी चस्तु का अस्तित्व ही नहीं है ६ 
परन्तु पिछले इन दो मतों में इतना अन्तर है कि सेदासेदी तो धश्य जगत तो दृश्य जगत्‌ 
को परमात्मा का व्यक्त रूप मानते हैं ओर अर तवादी उसे केवल बह्म 
के ऊपर आरोप बताकर उसका सर्वथा अनस्तित्व मानते हैं । 


कबीर, दाद , और संदरदास आदि उनके शिष्य, मलूकदास, यारी 
ओर उनकी परंपरा, जगजीवनदास, भीखा, पलटू, गुलाल ये सब अदढ्ढ ती 
ओर विधर्तवादी हैं; नानक ओर उनके शिष्य भेदामेदी ओर सर्वोत्म- 
विकासवादी हैं. तथा शिवदयाल, तुलसीसाहब, शिवनारायण, चरनदास, 
चुल्लेशाह, बाबालाल, दोनों दरिया, प्राणनर्थ ओर दीन द्रवेश विशिष्टा- 
ह ती जान पढ़ते हैं 


यहाँ पर यह भी जान ल्लेनन आवश्यक है कि निरा सिद्धांत भी बह्म 

का ह्यान कराने से समथ नहों है। क्योंकि सिद्धांत का आधार भी 
द्विवाद ही है, फिंतु ब्रह्म के सम्बन्ध में चुद्धिवाद 

७, सहज ज्ञान बेकाम हो जाता है। जहाँ कहीं दर्शनशाखतर बल्मानुभूति 
के निकट पहुँचता हे चहीं तक का साथ छूट जाता है । 

चस्तुत: दूसरे सिद्धांतों की ताकिक श्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से 
ही एक के बाद एक दर्शन का उदय होता है। परन्तु अभी तक कोड 
ऐसी दार्शनिक योजना नहीं निकली हे जो सर्वाश सें तकसंगत हो | ऐसी 
कोई योजना निकल भो नहीं सकती । 'कबीर ने ठीक ही कहा है कि 


श्ष्प हिन्दी-काव्य में निगुंण संप्रदाय 


दर्शन की वहाँ तक पहुँच हो ही नहीं सकती ।& वस्तुतः जब तक दर्शन- 
शास्त्र बुद्धिवाद ही के आसरे किसी परिणाम पर पहुँचने का प्रयत्न करते 
रहेंगे तब तक उन्हें ऐसी पहेलियों का घर बना रहना पड्नेगा जिनको 
सुलमाने का उनके पास कोई उपाय नहीं है। असल में बात यह 
है कि बुद्धि का उस ग्रयोजन से निर्माण हुआ ही नहीं है जिसके लिए 
सिद्धांतवादी उसका ग्रयोग करना चाहते हैं । 

बाह्य मन और बुद्धि के परे एक और शक्ति हे जिसके द्वारा निगण 
ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन द्रष्टा ऋषि ओर 
चेदांती इस शक्ति अथवा ब्षृत्ति के अस्तित्व की घोषणा कब से” करते आ 
रहे हैं। इसे वे साक्षात्‌ ज्ञान, अनुसव-श्ञान अथवा अपरोक्षाजुभूति ह 
कहते हैं| संभवंतः “गीता? का दिव्य-चच्ु भी वहीं है |+ मुंडक के अनु- . 
सार निष्फल ब्रह्म न आँखों से, न चचनों से, न तप से ओर न कर्म से. 
ग्रहीत होता हे। विशुद्ध सरव धीर व्यक्ति डसे ज्ञान के प्रसाद से साज्षात्‌ 
देखते हैं ।.८ ऋग्वेद के अनुसार--संदा पश्यंति सूरय; ।८ के आधार पर 
दर्शन! का 'दुशन? नाम पड़ा है। “दर्शन! परमात्त्मा के दर्शन कराता है 
उसे अनुभूति-पथ में ले आता है, उसे केवल बुद्धि के सहारे सममाता 
नहीं है| 


बुद्धि के क्षेत्र को नीचे छोड़ेकर निर्गंणी संत भो अनुभूति के इसी 


(कलम ननननन_भ मनमानी न ५ जनकमम कभ« +माकन ५७७७७ ७७ 





क रवींद्र-- हंड ड सौंग्स”, १०० 
न दिव्यम्‌ चक्षु: गीता, ११, ८। 
» न चक्षषा गुह्मयते, नापि वाचा नान्येदेवस्तपसा कर्मण वा । 
ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्त्वस्ततस्तु तम्पश्यते निष्कलं ध्यायमान: । 
““मृण्डक, ३, १, ८५। 
परिपश्यति धीरा:, वही १, १, ६। 
+ सदा पव्यंति सूरय: | ऋग्वेद १, २२ । 


तोसरौ अध्याय 


राभ्य में अ्रविष्ट होने का दावा करता है जहाँ उसे एक मात्र परम सत्ता 
का साज्ञात्कार होता हं। अगर टेनीसन की एक पंक्ति को उद्छृत करें तो 
कह सकते हैं--./“स्थिर सूच्म सत्‌ गंभीर तत्त्वों की उसे संवेदना हुई 
है ।?)८ बिना इस अनुभूति-हान के दुर्शनशासत्र एक विवाद मात्र है । 
परन्तु जसा परत कहा हे--“जाके अनुभव छान, वाद में न 
बल्यो है ।”# दूसरों से सुनकर हमें यह विद्त हो सकता है कि परमात्मा 
हमारे भीतर निवास करता है| परन्तु यदि हमें इस तथ्य का चास्तविक 
अनुभव नहीं तो इस वाचनिक ज्ञान से हमारा लाभ ही क्या हो सकता 
हैं १+ सार वस्तु अनुभव है जो हमें तभी प्राप्त हो सकता ह जब स्थूत्न 
बुद्धि से ऊपर उठकर अपरोक्षानुभूति के राज्य सें हमारा प्रवेश हो। 
तभी हमें स्वानुभव से मालूम हो सकता है कि चस्तुतः हमारे ही भीतर 
ब्रह्म की सत्ता ह। इंसी को निगणी संत सहज झान कहते हैं. जिसकी 
ऊचाई तक चढ़ जाना उन्होंने आवश्यक बताया है, कबीर कहते हैं-- 
हस्ती चढ़िया ज्ञान का सहज दुलीचा डारि। 
॥ वान रूप संस र है, पड़या भुषे कष मारि ॥» 
दादू नि भी कहा हे-- 
 दादू सरवर सहज का तामें प्रेम तरंग । 
तहँ मत भूले आतमा, अपने साईं संग ॥न- 
दादू के शब्दों सें सहज बिना आँखों के बिना अंग वाले ब्रह्म को 






२५ 


दि स्टिल सिरीन ऐब्स्ट्रकान्स, ही हैथ फेल्ट- दि मिस्टिक ॥7 

सुन्दरबिलास, १६० । 

ऊपर की मोहि बात न भावे, देखें गाव तो सुख पावे । 
“-क० ग्रं०, पू० १६२, २१८। 

९ क० ग्रं० १५० ५९ पाद १५। 

+ बानी (ज्ञान सागर ) पृ० ४२, ७० । 


* 5 [[ 


5 हा, 5 
१४० हिन्दी काव्य में निगंण संप्रदाय 


देखना, उससे बिना जिह्ना के बातें करना बिना कान के उसकी बातें 
सुनना ओर प्रिना चित्र के उसका चिंतन करना है ।८ 


! दृष्टा अथवा ज्ञानी अपने इस अनुभव को नपी-तुली साथा में नहीं 

प्रकट कर सकता और न शेष जगत्‌ उसे समझ ही सकता है। इसी से 

) वह रहस्यपूर्ण हो गया है । जो लोग इस अद्भूत बृत्ति अथवा शान- 
शक्ति का विकास नहीं कर पाते उन्हें यह रहस्यात्ममता उसके सम्बन्ध 
में संदेह में डाल देती हे। उन्हें विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसी भी 
शक्ति है जिसके द्वारा बह्म-हान हो सकता है । इन संतों का भी ऐसे 
अविश्वासियों से पाला पड़ा था । ऐसे ही लोगों से घिरे होने के कारण 
कबीर को कहना पड़ा था-'दीठा है तो कस कहूँ, कह्या न को पतियाइ [६ 
ऐसे लोगों से इस अनुभव-ज्ञान का वर्णन करना चेसा ही है जेंसा उलुकों 
से यह कहना कि दिन भर सूर्य प्रकाशमान रहता हें; उन्हें केसे विश्वास 
हो सकता हैं। यही बात बतलाने के लिए तुलसी साहब ने उल्लुओं की 
पक सभा का उल्लेख किया हे । 


उन ख्किल तल 7 
के, प्णडटी चियेई। 


तामें एक घूपर उठि बोला। दिन को सूरज उगे अतोला॥ 
सब सुनि बात अचंभा कीना। सुनकर कोइ न हुँकारी दीन्हा ॥|१ 
परंतु यदि उल्लू सूर्य की सत्ता को न माने तो क्या सूर्य का अस्तित्व 


ल्‍ नेन बिन देखिया अंग, बिन पेखिबा, 
रसन बिन बोलिवा ब्रह्म सेती। 


लक क-+ 2०२क मनन “था 3०» कैनन(+28. 332383200॥ "तप नाक अमाककुकाकाा ७... 2 न की... #नताआ 38१ पान्‍कामाका हरेक 





स्वत बिन सुरिबा, चरण बिन चालिबा, 
चित्त बिन चित्यवा सहज एती । क्‍ 
बानी, १ मे, १० ६६ १९४। 
न क० ग्रं०, पृ० १७ | 
* घट रामायण, पृ० ३७६ । 


तीसरा अध्याय १४१ 


ही, मिट जायगा। ने,लूकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्थ कि दूषरां 
( भतृ्‌ हरि ) । 

इसके अतिरिक्त देनिक व्यवहार सें भी कई बात ऐसी होती हैं जिन्हें 
बिना प्रमाण कही-सुनी बातों के आधार पर ही हम सत्य मान लेते हैं । 
तब हमें क्या अधिकार हे कि हम उन द्रष्टाओं का 'जो स्वाजुभव से इन 
बातों का ज्ञान रखते हैं,- केवल इसलिए अविश्वास कर बेठे कि वे 
जो कुछ कहते हैं वह हमारी तक-बुद्धि की पहुँच के बाहर हे, इससे तो 
यही सिद्ध होता है कि हम उन पर संदेह करने के अधिकारी नहीं । 

परन्तु विज्ञान ओर बुद्धिवाद के इस युग सें भी जब आधुनिक 
दाशनिकों को किसी समय सहसा प्रकाश की वह घुधली सी झलक 
दिखाई दे जाती हँ जिसे वे फिलासफी अथवा विज्ञान को ज्ञात सन 
की किसी चृत्ति के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते, तब उन्हें इस सहज झान- 
च्रत्ति के अस्तित्व को मानने के लिए बाध्य होना ही पड़ता हे। हक्‍्सले 
का भी कुछ यही हाल था। हकक्‍्सले कहते हैं--''मुझे यह काफी 
स्पष्ट जान पड़ता ह कि बुद्धि और चेतना के अतिरिक्त एक ओर “तीसरी 
चीज़ भी है जिसे में अपने दिल या दिमाग में न तो पदार्थ के रूप में 
देख सकता हु न बुद्धि ओर चेतना के किसी परिवर्तित रूप में--चाहे 
चेतना की अभिव्यक्ति के साथ भोतिक पदाथ का कितना ही घनिष्ट संबंध 
क्यों न हो १? 


कक +20-५ ७२०५० भककक 


७७७ 





2७७७७॥७॥७॥७॥७॥७७॥७॥७॥७॥॥॥७/शशशशशशाशाणशणाााा आशा ता आकलन ली 3 न भनजअअअपोमलदीननिदीनिनी नि निकिललिलिलिनिदीकीयिक 


+ विलियम जैम्स की शब्दावली में जो वहाँ पहुँच चुके हैं और 
जानते है ( हु हैव बीन दियर ऐंड नो )>--वराइटीज़ आॉँव 
रिलिजस एक्सपी रियंस, पु० ४२३ । 

$ पट सीम्स टु मी प्रेटी प्लेन दैट दिश्वर इज ए थे थिंग, इन 

द यूनिवर्स टदु विठ, काँशसनेस, छ्विच इन दि हाड्नेस आॉव 
” भाइ हाट और हेड, श्राइ केन्नॉंट सी टू बी मैटर ऑर एनी 


१४२ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


इस सहज ज्ञान-वृत्ति के समथन में अविश्वासी पश्चिम से णुक 
ओर अधिक अधिकारपूर्ण स्वर सुनाई दे रहा हे | यह सर्वर है फरासीसी 
तंत्वश बगंसाँ का “बर्गसाँ के सिद्धांतों की श्राधारशिला ही सहजानुभूति 
की प्रणाली है। उनके लिए “सहजाजुभूति के द्वारा किसी तथ्य के 
अंतरतम में प्रवेश कर जाना हो तत्वान्वेषण है [!+- सहजानुभव वह 


न] 


विवेक पूर्ण सहानुभूति है जिसके ढ्वारा तत्वान्वेषक अपने आपको झेय 


विषयों के अंतरतम में ले जा रखता है, वहीं वह एकमात्र अनुपम सत्ता 


है जो विचारों द्वारा समरू में नहीं आ सकती । अंजेप में वास्तविक सत्ता 

के हृदय के स्पंदन का अनुभव कर लेना तत्वान्वेषण है ।?% 
यह सहज ज्ञान क्षत्ति अथवा अंतर्शानवृत्ति ( इंदूयूशन ) जसा 
है शब्द ही से स्पष्ट है अत्येक व्यक्ति में सहजात है। वह विचार बृत्ति 
तथा इंड्रिय ज्ञान के परे तो हे परन्तु उसकी प्राप्ति उन्हें कुठित करने से 
नहीं होती । उसकी जागति के लिएं उनका पूर्ण संस्कार होना आवश्यक 
है| कबीर की परिभाषा सें सहज वृत्ति पाँचों इन्द्रियों का स्पर्श करती हुई 
उनकी रक्षा करती है जिससे इंद्वियार्थों को त्याग कर परब्रह्म की आधि 


सरल हो जाती है ।> बर्गसाँ ही की भाँति “निगंणी भी बुद्धि को हेय॑ 


_नरनकपलत+ फेक तहत १भकेक कक 60९: न रन ०. ७ 





कन्सीवेबल माडिफिकेशन श्राव झ्राइदर, हाउ एवर इंटिमेट्ली 
दि मनिफेस्टेशन आव दि फ़िनामेना झाय काशसनेस मेबी 
कनेक्टंडविद दि फिनौमेनन ऐज्‌ मेटर ऐंड फेसं-- हवसले 
के 'साइंस एण्ड मारत्स, से किग्सलेड द्वारा उद्धृत, रेशनल 
मिस्टिसिज्म पृ० १३१-१३२। 
+ इंट्यूटिव मेंथड, पृ० ८५६ । 
६ 'जे० एम० स्टेवटटं---क्रिटिकल एक्सपोजीशन भाव बगंसा'ज 
फिलासफी, पृ० ५। 
- सहज सहज सब. कोउ कहे, सहज न चीन्‍्हें कोइ । 
. पाँचौ राख परसती सहज कहीजे सोइ ॥... 


तोसरा अध्याय १४३ 


घतुाने ने के उद्देश्य से सहज ज्ञान को उसके विरोध सें खड़ा नहीं करता । 
चस्तुतः आपेकज्षिक बुद्धि से आ्राप्त वाह्मय ज्ञान को भी वह अपना लेता हरे 
जिससे उसे सहज ज्ञान सें बार-बार सहायता मिलती हें।” हमारे ये 
संत मध्यकाल के योरोपीय संतों के साथ इस बात सें सहमत नहीं हें 
कि विचार वृत्ति संवेदना सें विकार उत्पन्न कर देती है जिससे सत्तत्व 
को अहण करने के लिए उसे शुद्ध विचारविहीन रूप में रखना आवश्यक 
हो जाता है । जिस उनन्‍्मनदशा तक पहुँ चने का अयत्न निगुणी संत' 
करता है वह एंकांत प्रेम-पुष्ट स्थिर विचार ओर ध्यान का परिणाम होती 
है । यह बात ठीक है कि मनोनिञ्नह के लिए योग की क्रियाओं का भी 
सहारा लिया जाता हे परन्तु साथ ही ध्यान और ज़्वितन भी बने रहते 
हैं, त्याग नहीं दिएं जाते। ज्ञान! शब्द जो सहजाजुभूति के पर्याय के 
रूप में अहण किया जाता है, उसकी विचारानुयायिता की ओर संकेत 
करता है। अपनी आल्लंकारिक वंकठयात्रा के लिये कबीर हाथ में प्रेम 
का कोड़ा लिये हुए सहज की रक्राब पर पाँव रख कर बिचार-तुरंग पर 
सवार होता हे ।& कबीर ने स्पष्ट शब्दों में भी कहा है 'रामरतन पाया 
करत विचार/' और प्रकटे विश्वताथ जगजी वन मैं पाये करत विचारा | 





जिन सहंज विसिया तजी, सहज कहीजे सोइ | 
जित सहज हरि जी मिले सहज कहीजे सोइ ॥।... 
“के० ग्रं०, पृ० ४१-४२। 

+ जें० एम० स्टेवर्ट--क्रिटिकल इक्सपोजीशन आँव वर्गसाज 

फिलासफी प० १६९ । 
र# अपने विचारि असवरि कीजे, सहज के पचड़े पाँव जब दीजे | 

चलि बेक्‌ठ तोहि ले तारों थकहि त प्रेम ताजने मारों। 
न॑ क० ग्रं०, १०, २१५, १६१ ओर पृ० १७९६, २६७ । 

“-कें० ग्र०, पृ० ६६, २५। 


१५४ हिन्दी काव्य में निगंण संप्रदाय 


एक और पद सें कहा गया है--आञ्राप विचार ज्ञानी हो ई-२2८ 
की आधि हो जाने पर, फिर विचार की आवश्यकता नहीं रहती ।- 
संभवत; शिवदयाल जी ने इसी बात को ध्यान सें रखकर कहा है कि 
परम पद में केवल सत्यनाम है, वहाँ बिचार का कोई काम नहीं। ओर 
लोगों ने विचार करने से धोखा खाया और सागर को छोड़कर बूंद में 
समा गये । सहज भाव की प्राप्ति मानसिक व्यापारों के द्वारा उनसे ऊपर 
उठकर ही हो सकती है---उनका उपयोग कर उनसे ऊपर उठने से, उनका 
सवथा वहिष्कार करने से नहीं | दादू ने इसीलिए विचार को सब व्याधियों 
की एकमात्र ओषधि कहा हे। उनकी खम्मति में करोड़ों .आचारी भी एक 
विचारों की बराबरी नहीं कर सकते। आचार का अनुसरण तो सारा 
जगत कर सकता है पर विचारी कोई विरला ही हो सकता है।+ हाँ 
पाषंडपूण विचार का त्याग तो अवश्य ही. होगा क्योंकि वह शआ्आात्मंवचना 
का ही दूसरा रूप हे जो गये शोर घृणा को जन्म देता है। ' 

अब तक ऊपर एक ही अंतवृत्ति का उल्लेख हुआ है जिससे बह 
का साक्षात्कार होता है। परन्तु-वस्तुतः सहज झ्ञानवृत्ति से नीचे ओर 
भी कुछ अंतंवृत्तियाँ हो सकती हैं । मन की जितनी भूमिकाएं होती हैं, 
उतनी ही अंतब् त्तियाँ सी होंगी । किसी निचली भूमिका के लिए जो 
अंतवृ ति अथवा अंतर्शान है, उससे ऊपर की भूमिका के लिए. वह 


» क० ग्रं०, पृ० १०२, ४२ ग्रन्थ में यह पूरा पद नानक प्रथम 
गुरु के नाम से दिया गया है पृ० 5८१॥। । 
- भ्रब का कीज ज्ञान बिचारा। निज निरखत गत व््यौहारा । 
““क० ग्र ०, पू० १६४, २९२१ 
£ हमरे देश एक सतनाम | वहाँ विचार का कुछ नहीं काम ॥। 
करि विचार इन. धोखा खाया । बूंद माहि यह जाय समाया । 
" “सार वचन, श्य, पृ० ७६ । 


तीसरा अध्याय १५५ 


साधारण वांह्म ज्ञान हो जाता है, जहाँ से फिर ऊपर की भूमिकाओं 
के रहस्यों को, अवगत करने के लिए क्रमशः नवीन ७ तंबृत्तियों की 
आवश्यकता होगी। यह क्रम तब तक बराबर रहेगा जब तक अंततंम 
चृत्ति अथवा सहजज्ञान के द्वारा परम तत्व, निर्गेश ब्रह्म का साज्षात्कार 
नहीं जान पड़ता, सात सुरतियों का उल्लेख है,# जिससे सात अंत- 
व तियों की सूचना मिलती है । सुरति का वर्णन अगल्ले- अध्याय में किया 
जायगा । 
दादू ने तीन दृष्टियों का उल्लेख किया हे जिन्हें उन्होंने च्मदृष्टि 

आत्मदृष्टि "और बह्मदष्टि कहा है |+ इन्हें योग की दृष्टियों ( नासाप्न दृष्टि 


था भमध्य दृष्टि | के साथ न 


, तथा भूमध्य दृष्टि ) 2 के साथ साथ नहीं गड़बड़ाना चाहिएं। योगाभ्यास की 


इृष्टियाँ न पर बे? क्लब थे आल परम 
वचारपूण चत्तज्ञान से डसका अभिप्राय_ हे, जसा 


अप २० 






भोतिक जगत से 
| पशुओं में संभव नहीं ), आत्मदष्टि का शब्दबह्म से ओर बहार्राष्ट 
का निरगंणबह्य से । यही ब्रह्मदष्टि सहज ज्ञान अथवा अपरोज्षानुभूति 
है । किंग्सलंड के अनुसार मन अथवा जीवन की भोतिक ( फिजिकल ) 
$& सात सुरति के बाहर, सो सोरह सँख के पार। 
तह समरथ को बेठका, हंसन केर अ्रधार ॥ ६५८॥ 
। ““क० ब०, पू ६६ | 














दादू संबही व्याधि की औषधि एक विचार। 
समझे थे सुख पाइये, कोइ कुछ कहे गँवार ॥ 
कोटि ग्रचारी एक विचारी, तउन सरभरि होइ। 
आचारी सब जग भरथया, विचारी विरला कोइ॥ 


* देखिये पाद टिप्पणी सं० १ पिछला पृ० ११०। 


श्श्द हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


बोौड्धिक ( साइकिकल ), मानसिक ( मेंटल ) ओर आध्यात्मिक (र्स॒परि- 
चुअल ), ये चार भूमिकाएँ हैं जिनका अगले अ्रध्याय में यथास्थान 
वर्णन होगा । इसके अनुसार भी तीन ही दृष्टियाँ अ्रथवा अंत त्तियाँ 
ठहरती हैं। क्योंकि सबसे निचली भूमिका की साधारण श्ञान-दृष्टि किसी 
भी भूमिका की अतर्शानदृष्टि का स्थान नहीं ग्रहण कर सकती |.दाढू« 
दयाल ने जिसे “चम दृष्टे' कहा हे, वह बोछ्धिक शान ही हे जो निरे 
पशु के लिए अगप्राप्य है। निर्मेणियों का सहजझञान अथवा ब्रह्मइृष्ट 
ओर संभवतः बर्गसां की अंतबूत्ति ( इंट्यूशन ) और हक्‍्सले की 
तीसरी चीज ( थड़ थिंड ) भी वह परम ज्ञान है जिसके द्वारा परमतत्व 
की स्वानुभूति होती हे । 

'निर्गंणी संतों के तात्विक सिद्धांतों ओर डपनिषदों की. विचारधारा 


उललक_-० कं किक! कक 
'०७-०38क्‍ "कब पफरेक 


जज... 
में बहुत स्पष्ट साम्य है | निगणी संतों के तात्विक सिद्धांतों का चणुन 
करते हुए महत्वपूर्ण स्थल्नों पर मैंने उपनिषदों की 
5. उपनिषद्‌, समान भावोंवाली उक्तियाँ उछुत की हैं। जिसका 
मूल स्रोत उपनिषदों ओर तत्संबंधी साहित्य से कुछ भी परिचय 
हो, उसे इन संतों के सिद्धांतों ओर उपदेशों पर उप- 
निषदों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने में देर न लगेगी | 
कबीर आपदिकों के सिद्धांतों का संक्षेप यों किया जा सकता है--- 
हृदय सें हुमा का निवास है | उसे बाहर न हू ढ़कर भीतर 
हूं दना चाहिए । आत्मा ही परमात्मा है, दोनों में एकत्व भाव हे | इस 
प्रकार प्रत्येक जीव परमात्मा है.) यही नहीं एक श्रथ में जो कुछ हे सब 
परमात्मा हैं| श्रन्य संतों के भी जेसा हम पीछे देख चुके हैं । थोड़े से 
अंतर के साथ यही सिद्धांत हैं | परंतु ये चस्तुतः अ्रविकल रूप से उप- 
निषदों के सिद्धांत हैं । 
तत्ववित्‌ प्रोफेसर रामचंद्र' दत्तात्नेय रानडे ने अपने अगरेजी मंथ 
“कन्स्टूक्टिव सर्वे आव दि उपनिषद्क किलॉसफी” में उपनिषदों के 


तोसरा अध्याय १४६७ 


सिद्धांतों का ऋमविकास दिखलाने का उद्योग किया है | उससे पता चलता 


है कि उपनिषदों के ध्ृष्ठाओं ने भी अपना आध्यात्मिक अन्वेषण उसी 
प्रणाली पर चलाया जिस पर शताब्दियों पीछे निगगणी संतों ने | बाहरी 


खोजसे असंतुष्ट होकर उपनिषदों के द्वष्टाओं ने बह्म को गी अपने अंदर हु ढ़ने 


। 

| 

| का निश्चय किया। 'वृहदारणयक” का ग्रस्ताव है. आत्मा का दुशंन॑ करना 

। चाहिए ।& जब वे इस आआभ्यंतर खोज में ज्गे तो 'बृहदारण्यक” के ही. 
| शब्दों में उन्हें पता लगा कि यह आत्मा ही ब्रह्म हैं ।+ इससे उनकौ 

(“मैं ही बह्म हूँ”? की ५ कई. क्योंकि अहं का अधिष्ठान आत्मा 
हीं है, वही उसमें सार वस्ते से स्वाभाविक परिणाम निकला कि 
अहं? मैं ही नहीं प्रत्युत अत्येक श्रहं, अत्येक आत्माधारी जीव ब्रह्म हे | 
पूर्ण ब्रह्म हमारे ही भीतर हे--/“वह तू हं”-- कहकर शत्येक व्यक्ति को 
छांदोग्य उपनिषद्‌ इसो तथ्य की याद दिलाता है । इस प्रकार सीढ़ी दर 
सीडी चढ़ता हुआ द्रष्टा सब बंधनों से मुक्त होकर अनुभूति के 
उस सर्वोच्च शिखर पर जा पहुँचता हे, जहाँ से वह 'छांदोग्थ” का साथ 
देता हुआ विस्मित जगत्‌ के सम्मुख घोषणा करता हं--“यह सब जो 
कुछ ह, वह ब्रह्म है ।?< 


(॥स्घ१३३॥॥४% सब (न धासक सु 


आंदोलन हुए हैं; उनका आरंभ हमेशा उपनिषदों के गहरे अध्ययन के 


#षिआराीक्षकऋ॥224.4॥..8 ५४ 7४४:28:५.9:0:0/#8। 


साथ हुआ है। वेदों में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का अन्वेषण अआ[रस्म 


334० 8 4५५ //४४4७4#:३॥५४/ 
॥400/8५७३0ल पर।जलेंगम (86 8: 


हुआ उसकी अंतिम सीमा परिप्रण ता, उपनिषदों में प्राप्त हुईं, इसीलिए में प्राप हुई, इसीलिए 











9 आत्मा वा भरे द्रष्टव्य---४, ४, १२। 
न अयमात्मा ब्रह्म -> २, ५, १६। 

* भहूं ब्रह्मस्मि-बुहद्‌, १, ४, १०। 
न्‍+ तत्वमसि---६७८, ७ | 

६ सर्व खल्विदं ब्रह्--+३, १४, १॥ 


| में कप ५ 
श्श्८ हिन्दी काब्य में निगुण संप्रदाय 


!/उपनिषदों की श्रध्यात्म विद्या, को चेदांत कहते हैं। अत्येक भारतीय 
चेदांती का दशेच का अवतन उपनिषद्‌, घह्मसूत्र ओर भगवदूगीता को 
' लेकर होता है | अत्येक नवीन सिद्धांत का भ्रवर्तक आचार्य इन्हीं तीनों 
'ही व्याल्या करते हुए अपने सिद्धांतों का प्रचार करता है) इसीलिए 
इन्हें अस्थान-त्रय कहते हैं परन्तु इन तीनों को श्रक्ञग-अलग वस्तु नहीं 
सममना “दाहिए | वस्तुतः ये तीनों एक ही हैं, ओर दूसरे रूप में उप- 
निषद्‌ ही हैं। ब्रह्मसूत्र में उपनिषदों की उक्तियों का अनुक्रमपूर्वक सूत्र 
रूप में संग्रह मात्र है; ओर सगवद्गीता उपनिषदों का सार मात्र हे । 
इसीलिए भगवद्गीता उपनिषद्‌ मानी भी जाती है। अद्वैत सिद्धांत ] 
अवर्तक शंकराचार्य, विशिष्टाद्देत के भ्वर्तक रामाजुज, भेदामेद के प्रवतक । 
निम्बाक, शुद्धाह त के प्रवर्तक बल्लभाचारय ६न सबके, उपयेक्त अस्थानत्रय 
में से कुछ पर अथवा तीनों पर अवश्य भाष्य मिलते हैं , इस प्रकार हम . 
देखते हैं कि मध्यकाल के धार्मिक श्रान्दोलनों की पुष्टि में जितनी दार्शनिक 
पद्धतियों का अवर्तन हुआ सबका आरम्भ उपनिषदों के गहन अ्रध्ययन » 
से हुआ । | ि 
। (इसी पकार निगंणी संतों के सिद्धांतों के श्राधार भी उपनिषद्‌ ही 
हैं। बीजक की एक रमेनी में कबीर ने स्वयं उपनिषद्‌, उनके संवादों 
ओर सिद्धांतों का तथा योगवाशिष्ट आदि का श्रद्धा के साथ उल्लेख 
किया हैे- हें >-“तत्वमसि”, “वह । बह्म ) तुम हो”--यह उपनिषदों का 
उपदेश है, यही उनका संदेश । इसका (कि प्रत्येक जीघ ज्् है। ) 
उन्हें बड़ा निश्चय है। अधिकारी लोग इसे चरण ( अहण ) करते हैं । 
यह स्वत;-सिद्धू परमतत्व है जिसने सनकादिक ऋषियों और नारदमुनि 
को सुख दिया। [ 'छान्‍्दोग्य” सें सनत्कुमार और नारद का संवाद ] 
याज्षवल्क्य ओर जनक के संवादों में यही रस बह रहा है । 
दत्तात्रेय ने इसी रस का आस्वादन किया था। वशिष्ट और राम ने 
मे योगवाशिष्ट सें इसी का बखान किया है। कृष्ण ने ऊधो को श्रीमगद्‌- 








तोसरा अध्याय १५६ 


आगवत्‌ में यही परम तत्व समझाया था, इसी बात को देह धारण करते 
हुए भी विदेह कहाकर जनक ने दृढ़ किया था ।+- 
/  गुलाले तो दृढ़ता पूर्वक घोषणा करते हैं कि “निगण मत चेदांत ही 
है। संत लोग इसी बअह्यर्प अध्यात्म:का अहण करते हैं; जहाँ दुविधा 
का भाव न रहे वही श्रध्यात्म या वेदांत मत है। जो निगेण मत 
को इसके अतिरिक्त कुछ ओर बतावे, उसे सदूगुरु का मत आता 
ही नहीं ।??& 

संत सम्प्रदाय सें आकर अगर वेदांत में कुछ अंतर पड़ गया हे तो, 
वह इतना ही कि कहीं-कहीं सूफी काव्य के प्रभाव के कारय के कारण उस्तियों सें 
बाहर से भौतिक प्रेम के गहरे रंग सें रंग गई हैं। प्रम को भावना 
से उपनिषद्‌ भी सर्वथा अछते नहीं हैं । परन्तु उपनिषदों की उक्तियों सें 
उसका चह घना रूप नहीं हे जिसके कारण निगशणियों को परमात्मा बिल्कुल 
पति के रूप सें दिखाई देता है । उपनिषदों में भी एकाथ ऐसी उक्तियाँ 
हैं जिनसें परमात्मा ओर आत्मा का सम्बंध पति-पत्नी के सम्बंध के / 


ने तत्वमसी इनके उपदेसाई उपनिषद कहें संँदेसा।। 
निसचय इनके बड़ भारी । वाहिक वररणा करे अधिकारो ॥। 
परम तत्त का नित्र प्रमाना । सनकादिक नारद सुष माना ॥ 
जागबलिक श्ौर जनक संबादा । दत्तात्रेय वहे रस-स्वादा ॥ 
वह राम वसिष्ट मिल गाई। वह कृष्ण ऊधो समझकाई ॥। 
वह बातक जो जनक बवृढ़ाई। देह धरे बीदेह कहाई॥ 
ह “-बीजक, रमेनी ८ । 
$9 /निरगुन मन सोई वेद को पअंता | ब्रह्म सरूप श्रध्यातम संता। 
च दुबिधा भाव न कोई। अध्यातम वेदांत मत सोई। 
यहि सिवाय कोइ शौर बतावे | ताको सतगुरु मन नहिं आवे। 
है; “-म० बा०, पुृ० २१४। 


३७ में ५९ |] 
१६० हिन्दी काव्य में निगुंण संप्रदाय 


द्वारा अभिव्यक्त किया गया हे, परंतु इन उक्तियों को देखने से पता चलेग्म 
कि उनसें दास्पत्य-संबंध पर उतना जोर नहीं दिया गया है, जितना 
आनंदानुभूति पर । साथ ही यह संबंध उनसें रूपक के रूप में रहता है 
तथ्य के रूप में नहीं । परमात्मा के साथ सूफियों का ओर उन्हीं के 
समान संतों का, दाम्पत्य-संबंध तथ्य के रूप में निरूपषित किया जाता 
है। अपने विचारों के बाहरी आवरण के संबंध में सूफियों से कुछ 
प्रभावित होने पर भी उपनिषदों की आंतरिक भावना की इन संतों ने 
पूछ रूप से रक्षा की है । 


(मेरा यह अमिप्नाय नहीं कि इन निरक्षर साथधु-संतों ने पोथियाँ लेकर 
' उपनिषदों का अध्ययन किया था। परंतु इसमें संदेह नहीं कि उपनिषदों 
के सिद्धांतों और उपदेशों से सर्वधा परिचित थे) जान पड़ता है कि मध्य- 
युग के आचायों के कारण सारा घार्मिक वातावरण वचेदांत से श्रोत प्रोत 
हो गया था, जेसा कि आज भी है । इसी वातावरण में अबाघ साँस 
लेने के कारण वह इन अपढ साधु-संत्ों के अस्तित्व का अभिन्न अंग सा 
हो गया | यह बात तो निस्संदेह स्वीकार कर ली जा सकती हे कि कबीर 
को उपनियदों के सिद्धांतों का ह्वान स्वयं अपने गुरु रामानंद के सुख से 
प्राप हुआ और कबीर के शिष्प-प्रशिष्यों में होता हुआ चह आएगे फेला । 
पिछ्ठल्ले एक स्तंभ में निगेण संतों में तीन सिद्धांतिक धाराश्रों का उल्लेख 
किया गया हे । किंतु यह बात संतों पर.पड़े हुए उपनिंषदी अभाव को 
असिद्ध करने के लिए उपस्थित नहीं की जा सकती क्योंकि स्वयं उपनिषदों 
में मतसेद के लिए पर्याप्त स्थान है । इसी से वेदांत के ही ज्षेत्र में कई 
मत चल पड़े हें, जिनमें से तीन के आधार पर मैंने संत मत की इन तीन 
धाराओं का नामकरण किया हे । 


इस बात का उल्लेख पीछे हो चुका है कि यद्यपि आरम्भ में निरंजन, 
 परब्रह्म परमात्मा! का ही पर्याय समझा जाता था फिर भी आगे चलत्ञकर 


ती तरा अध्याय १६१ 


शल्पण उससे ऊपर सममा जाने लगा और वह 

निरंजन कालपुरुष कहतज़े लगा। निगेण, अक्षर आंदि नाम भी 
हालपुरुष ही के समभे जाने ज्गे। कबीर-पंथ की 

पोराणिक दंतकथाओं में यह बात पूर्ण रूप से पाई जाती है) है)। हाँ, इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि कबीर-पंथ की यें बात कबीर की 
शिक्षाओं से विकसित होने पर भो उनके अनुकूल न थीं | इन कबीर-पंथी 
कथानकों सें निरंजन परम पुरुष के [ अलुरागसागर के अनुसार 
सोलह ओर श्लानसागर के अल्जुसार पाँच ] पुत्रों में से एक था। इसने 
चालबाजी से अपने पिता से सातों द्वीयों की ठकुराई ओर अष्टांगी भवानी 
भी ठग ली । आदि माया अथवा आद्या पर वह इतना सोहित हुआ 
कि वह उसे निगल गया । आदि माया उसका पेट फाइकर बाहर निकल 
आई | उसके बाहर आने पर निरंजन ने उससे अपना प्रेम प्रगट किया 
और दोनों के संयोग से ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये अिदेव पेंदा हुए और 
संसार चल्ला । उनके पदा होने के पहले ही निरंजन ने अच्श्य होने की 
अतिज्ञा की थी। ब्रह्मा-विष्णु-महेश भी उसकी खोज न कर सके । खोज 
से लोटकर ब्रह्मा ने कूठ ही कद दिया कि सुझे पिता के दर्शन हो गये । 
इसलिये आद्या ने शाप दिया कि पूजा में तुम्हारा भाग न रहेगा ओर 
तुम्हारी संतति ब्राह्मण लोग पाखंडी होंगे। विष्णु जो खोज करते-करते 
पाताल लोक की अग्नि से कुलस कर काला हो गया था सबसे पूज्य 
बना दिया गया क्‍योंकि उसने अपनी असफलता स्पष्ट स्वीकार की ओर 
महादेव ने इस संबंध में मोन धारण किया ओर महायोगी बना दिये 
गये । इन्हीं त्रिदेव के द्वारा निरंजन जगत्‌ के ऊपर शासन करता है ओर 
सबको धोखे में डाले रहता है। यहाँ तक कि परम पुरुष ने अपने पुत्र 
जिस ज्ञानी ( कबीर ) को जीवों को इसके चंगुल से बचाने के लिए 
नियुक्त किया था, उसने भी धोखे सें आकर निरंजन से यह प्रतिज्ञा कर 
दी कि मैं सत्य, नेता और द्वापर युग में तुम्हारे काम सें विशेष बाधा 





१६२ हिन्दी काव्य में निगंण संप्रदाय 


न डालूगा। यहो कारश हे कि सत्ययुग सें सत्य सुकृत नामधारो 
कबीर ने केवल राजा घोंधल और सपरिवार ग्वालिनि खेमसिरी को तथा 
त्रेता में मुनीन्द्र नाम घर कर केवल भाट विचित्र, हलुमात्न लच्मण ओर 
मनन्‍्दोदरी को तथा करुणामय नाम धारण कर द्वापर सें गढ़ गिरनार 
की रानी इंदुमती और उसकी प्रार्थना पर उसके पति को काल ( निरंजन ) 
के जाल में पड़ने से बचाया | यही नहीं कलियुग में भी उसने धोखे से 
कबीर साहब से नाम-मंत्र का रहस्य ले लिया और नाना पंथ्रों का निर्माण 
कर, नाम देने के बहाने से दुनिया को अपने जाल में बाँधने लगा | 

कुछ अन्य संत भी इसी प्रकार निरंजन को परम ,पुरुष से श्र॒ल्लग 
उससे नीचा पद वाला धोखेबाज पुरुष सममते हैं।। शिवनारायणजी 
का कथन है कि शब्द से निरंकार ( निरंजन ) का जन्म हुआ जिसने 
ब्रह्मांड ओर जीवों की रचना की और उन्हें मोह की फाँस से बाँधा ।& 


(3०७७०७-३॥३०+६#३०५/४०म वार (१७५१ 


# आपुहि आ्राप शब्द चहुँ ओरा, शब्द बीज श्रनियारा हो । 
तेहिते निरंकार भौ तेही, तब भौ धरति श्रकाशा हो । 
तब भौ जीव सकल ब्रह्मण्डा, करत अवर की श्राशा हो । 
करम काम ई भरम लगाई, अवर अवर बिसवासा हो | 
देखत निरंकाल भौ ब्याधा, लखत मोह के फांसा हो । 
जेहि पावत ते सबे बकावत, का भूली देखत तमाशा हो । 


सिवनारायण आप देख चल, जहाँ श्रापन घर बासा हो । 
“-संत-विलास, हस्तलेख ॥ 


तुलसी तीन लोक का नाइक, सबका लूट माल। 
सतगुर चरन शरण जो आावे, सो"जिव देत निकाल। 
«बेंद नेत कर ताहि ब्रह्दा कर कहत बखाना। 
अरे हाँ रे तुलसी, संत मता कछ झभौर और कछ संतन जाना । 


गावत बेद निखेद जो नेति, कहत न जानें, निरंजन नाऊँ। 
--शब्दावली, २य, प्‌० ४८-४६ ] 


धौसरा अध्याय १६३ 


: हुलसो साहब के अनुसार तीन लोक का स्वासी निरंजन सारे जगत 
का माल ( अ्ध्यात्मिक महत्व ) लूट लेता है। वेद इसी को बह्म कह 
कर पुकारते हैं और इसी का नेति-नेति कह कर वर्णन करते हैं । किंतु 
संत लोग इससे बहुत आगे पहुँचते हैं। उनका मत ही भिन्न है ।+ 


शिवदयाल के बाह्यार्थवाद के अनुसार भी काल निरंजन परम-पुरुष- 
रूप सिंधु की एक बंद है । बह माया के संयोग से पाँच तत्व ओर तीन 
गुणों के द्वारा सृष्टि की रचना करता है, उसका स्थान सातवें कमल सें हे। 
सारे जगत्‌ के लोग इसी बंद ( अंश ) को सिंधु ( परम पुरुष ) सममते 
हैँ और ठगे जाते हैं। केवल संत ही सत्य लोक में नित्य आनंद 
भनाते हैं ।% 


कलम क न भ 





+ ओग्ं शब्द काल को जातो। सुन में शब्द पुरुष पहिचानों। 
तीन लोक निर्मुन का घाठा । उन सब रोकि जीव को बाटा ४ 
-- रत्नसागर, पृ० १५१ । 


' & फुफरद बूंद हमारी श्राई | दूसर माया श्रान मिलाई। 
पाँच तत्त त्तीनों गृन मिले । यह दस आपस में रले ॥! 
रल मिल कर इन रचना कीनी । तीन लोक झौ चारों खानी । 
बेदांती श्रब किया विचार | नौ को छाँट लिया दस सार ॥ 
दसवों वही ब्‌द मम अंस । छाँट ताहि लीनहीं होय हंस । 
हे “सार वचन, भाग २, पृ० ७८-७६ । 
जितने मत हैं जग के माहीं । इसो बूंद को सिंध बताहीं ॥ 
वही, पृ० ७७ । 
कमल सातवें काल बसेरा । जोत निरंजन का वह डेरा। 
वही, पू० ३६६९ । 


संत दिवाली नित करें, सत्त लोक के माहि। 
और मते सब काल के, यों ही काल उड़ाहि ॥ वही पू० ३७१ । 





| हमर (९ ५ ह 
१६७ हिन्दो काज्य में निग॒ रण संप्रदाय 


निरंजन को काल पुरुष कहना पहले पहल गीता के अनुकूल जान 
पड़ेगा | कृष्ण अपने आपको “कालो5 स्मि?” कहते हैं ।+ परन्तु उनका अपने 
आपको 'काज़' कहने का अपभिप्राय निरतिशय परब्रह्म पद से नीचे 
गिराना नहीं है | क्योंकि जहाँ उन्होंने अपने आपको “काल” कहा हें, 
वहीं चर और अवार दोनों से परे भी बतलाया है |.८ कृष्ण काल ओर 
अद्रातीत दोनों एक साथ हैं । 


कबीर आदि पहले संतों ने “निरंजन” से गोता ही का सा अथ लिया 
है | किंतु आगे आनेवाले संतों ने अपने आपको नरंजन अथवा निरंजनी 
संग्प्रदाय से ऊचा चढ़ा हुआ सिद्ध करने के अभिप्नाय से निरंजन को 
उस ऊंचे पद से नीचे ढकेल दियो, यद्यपि वस्तुतः निरंजनी सम्प्रदाय 
ओर कबीर के तात्विक सिद्धांतों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता | 
ऐसे ही कारणों से कबीर-पंथ की किसी एक शाखा ने निगुए-पंथ की 
ह्वादश शाखाओं को कालकृत बताया है ।,९ इस शाखा के अनुसार 
निरंजन ने कबीर से नाम-संत्र घोखे से ले लिया था। ओर अब द्वादश 
पंथ खोलकर दीज्ञा देता हुआ लोगों को तारने के बहाने से अपने अड्डे 
में ले जा है । रहा इस अकार कबीर पंथ स्वयं कबोर की शिक्षाओं के 
विरुद्ध जा रहा था यह ओरों से आगे बढ़े जताने की अधृत्ति का शिव- 
दयाल सें सी अभाव नहीं हे । 


इसमें संदेह नहीं कि निर्गेश संत सम्प्रदाय पर रासानन्द का बहुत 
बड़ा ऋण है। फ़िर भी रासानन्द तथा अन्य वेदान्तियों से इन निर्गुणी 


विन कपिल फिनिनिन लिन नन++> >> पननिननीयना न वरकिननाननक --नालसानन नकल ललिननन पनपिनिनननटीयन साफ कल प कि ताक 'अ22नकलक५ ७५०१७ ६. #ड/कक+१५५२५ कसा, 


न कालो$सम लोकक्षयक्ृत्पवद्धों लोकान्समाहत मिह प्रवत्त: । 
गीता, ११-३२। 
» यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्ष रादपि चीत्तम:। 
 अ्रतो$स्मि लोके वेदेच प्रथितः पुरुषोत्तम: । 
गीता, १५-१८ | 


तोसरा अध्याय १६५ 


५्र संतों का कुछ मतभेद भी जान पडता है। यदि 
१०, अवतार वाद आज-कल्न के रामानन्दी सम्प्रदाय के सिद्धांतों को 
हि रामानन्द जी के साथ जोड़ सकते हैं तो निस्संदेह 
अपने अह्नती सद वाद के साथ-साथ ये अचतार वाद के माननेवाले भी 
थे। उनके लिए दाशरथि राम साज्ञात्‌ परब्रह्म के अबतार हैं। परन्तु 
पेगम्बर हो या अवतार, दोनों में से कोई भी कबीर आदि संतों को आह्य 
नहीं । कबीर ने रामानन्द से राम” सन्त्र लिया तो सही, किंतु उस 'राम! 
शब्द से उन्होंने दूसराअर्थ लिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा हे, 
“दुनिया दशरथ के पुत्र को 'राम” कहती हे, परन्तु राम का मर्म कुछ ओर 
ही है ।?& 'राम? शब्द से निर्गेणियों का अभिप्राय विष्णु के अवतार-विशेष 
से नहीं हे जिसे हिन्दू मानते हैं ओर जिसका तुलसीदास जी ने अपनी 
अमर वाणी से यशोगान किया है अत्युत परब्रह्म राम से । उनके मत में 
परबह्म किसी सनुपष्य-विशेष के रूप में एथ्वी, पर नहीं उतरता। राम 
शब्द्‌ के अंतर्गत वे भी बहुत सूच्म सगुण भावना का अस्तित्व मानते हैं, 
किंतु वह निर्गंण ब्रह्म तक पहुँचने के लिए सीढ़ी मात्र का काम देताई , 
जिसका स्पष्टीकरण आगे किया जायगा । कक 
. अवतारवबाद के वे बिल्कुल विरोधी थे। सब पूजा-अचा जिसका 
सम्बंध दृश्य पदार्थों से दे, उनकी विचारधारा के प्रतिकूल पड़ती हैँ । यदि 
रक्त-मांस के भीतिक शरीर का विचार किया जाय तो उनके मतालुसार 
कोई भी परमात्मा नहीं--दाशरथि राम भी नहीं, किंतु शरीर को छोड़- 
कर यदि आत्मा की ओर दृष्टि डाली जाय तो सभी परबद्म हैं कोई भी 
इसका अपवाद नहीं, राम का शत्र राज्स-राज रावण भी नहीं । अतएव 
उनकी दृष्टि सें किसी भी मलुप्य को परमात्मा मानना ठीक नहीं | राम 





(अत + नाना. हि नलनन--िलन फललडनन-++कलनतक+०+अम केकनत-क०तकननननकपनननन-ननतमितानश"»कनककत ५५७५७ >+५++++नना नाता नितिन ललित पाना 





९ दसरथ सुत तिहुँ लोक बखाना । 
राम नाम का मरम हैं आना ॥। 
“बीजक, सबद १०९। 





१६६ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


आदि दशावतारों को भी परंमात्मा के अवतार मानने के लिए उनकी, 
दृष्टि में कोई उचित कारण नहीं है| जन्म मरण से अस्पृष्ट परब्रह्म की 
मनुष्य रूप में अवतरित होकर जन्म-मरण में पड़ने की कहपना करना 
तक ओर ज्ञान का सर्वथा विरोध करना हे । 

कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा हे कि ब्रह्म, राम श्रोर कृष्ण आदि 
अचतारों के रूप सें अवतरित हुआ ही नहीं | उन्हीं के शब्दों सें-- 


ना जसरथि धरि ग्ौतरि आावा। ना-लंका का राव सतावा ॥| 

देवे कूल न औतरि आवब़ा। ना जसवे& ले गोद खिलावा ॥ 

ना ग्वालन के संग फिरिया। गोंबरधन ले ने कर धरिया ॥। 
बावन होय नहीं बलि छलिया । धरनी वेद ले न उधरिया | 
ग़ण्डक, सालिगराम न कोला | मछ कछ हर जलहि न डोला ॥ 
बदरी बैसि >ध्यान नहिं लावा | परसराम ह्लै खतरी न संतावा | 
द्वारामती सरीर न छाड़ा । जगरनाथ ले प्यड दे गाड़ा ॥ 4 


अन्य संतों ने भी इसी अकार स्पष्ट शब्दों में अवतारबाद को अ- 
स्वीकार किया हैं | दादू के शिष्य रज्जब ने कहा-- “राम ओर परशुराम 
दोनों एंक ही समय में हुए | दोनों आपस में एक दूसरे के ढ्वषी थे। 
कहिये किसको कर्ता कहें । दत्तात्रेय, गोरखनाथ, हनुमान ओर अह्वाद 
ने न शास्त्र पढ़े, न शिक्षा पाई, फिर भी उन्हें सिद्ध शरीर प्राप्त हैं, वे 
अमर हो गये हैं, किंतु कृष्ण [ ब्याध के ] एक ही बाण से मर 
गये ।”+ रजब के गुरुभाई वषना कहते हैं कि इस अकार के स्वामी ओर 


(4०7 अनका 40३ <ााप९: 2 कक 


$& यशोदा ># मत्स्यावतार में » नारायण रूप में | 
“ के० भ्रन्थ, पृ० २४२-३। 
+ परशुराम ओ रामचन्द भये सु एके बार |। 
तो रज्जब दूं द्वंषि करि को कहिए करतार ।। 
सर्बांगी ४२, २६ ( साखी ) 


तीसरा अध्याय २१६७ 


सैवक सें किसी प्रकार का तात्विक भेद नहीं हे । दोनों के कृत्रिम शरीर 
हैं। दोनों योनि के संकट में पड़ते हैं। दोनों में केवल मात्रा का भेद है । 
एक चींटी के समान निर्बल है तो दूसरा हाथी के समान शक्तिशाल्ली ।३८ 
दादू के अनुसार राम ओर कृष्ण दोनों माया के अंतर्गत हैं | गुलाल 
ने कहा कि अन्य जीवधारियों की ही भाँति अबतारों को भी मोक्ष तभी 
प्राप्त हो सकता है, जब वे परमात्मा की भक्ति करें ।- पलटू के अनुसार 
चौबीसों अवतार काल के वश में हैं । राम, परशुराम ओर कृष्ण को भी 
मरना पड़ा।] तुलसी साहब ने तुलसीदास जी की निम्नलिखित 
दत्त गोरख हग्णवंत प्रहलाद । सास्त्रो पढ़िए त्त सुनिए वाद ।। 
( पाठ-साथ ? 2) ॥ 
मारे मरे न सिद्ध सरीर । कृष्ण काल बस एकहि तीर ॥ 
“वही ४४,अ्रंतिम साखी ।॥। 
> ठाकुर चाकर की कितेम काया। जोनी संकट दोन्‍्यों श्राया ॥ 
एक कंजर एक कीड़ी कीन्हा | एकहि शक्ति घणोरी दीना ॥। 
ना सो बूढ़ा ना सो बाला । बषना का ठाकुर राम निराला ॥ 
“वही, ४२, ८ ( पद 
- माया बेठी राम ह्ल॑े ताकूं लखे न कौइ। 
सब जग माने सत्त करि, बड़ो श्रचम्भी मोहि ॥१४४ 
माया बेठी राम हे, कहे में ही मोहन राय । 
ब्रह्मा विष्णु महेस लौं जोनी झआाव जाइ।॥। १४३ 
““बानी, १ मे, पृ० १२६ 
- सुर, नर, नाग मानुष, औतार, बिनु हरि भजन न पावे पार ॥। 
“म० बा० १० २२६ । 
... दस चौदह औतार काल के बसि में होई । 
पलट शभ्रागे मरि रहौ आखिर मरना मूल । 
राम कृष्ण परसराम ने मरना किया कबूल | बानी, १ म,५४,११७। 


कि हे हु ९ | श 
१६८ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


चौपाई को सामिप्राय दृष्टि से उद्द्त किया है, जिसमें राम को भी मानना 
पड़ा है कि बिधाता के लेख को कोई नहीं मिटा सकता-- « 
हँसि वोले रघुवंश कुमारा । बिधि का लिखा का मेटन हारा | 
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा । जो जस करे सो तस फल चाखा ॥। 

. नानक ने भो इसी अभिम्नराय का एक पद कहा है जो आदि ग्रन्‍्प में 
तो नहीं है पर 'मेकोलिफ!? के ग्रंथ. में अनुवादित हे--“राम ने लच्मण 
ओर सीता के लिए विज्ञाप किया । उन्हें हनुमान से सहायता लेनी 
पड़ी । मूे रावण नहीं जानता था कि मेरी खझत्यु का कारश्य राम नहीं, 
परमात्मा है। है नानक परमात्मा स्वतन्त्र हे पर राम भाग्य के लेख को 
नहीं मिटा सके ।?& सतयुग, त्रेता ओर द्वापर जिन्हें हिंदू कलियुग से 
बहुत अच्छा समभते हैं, तुलसी साहब को बुरे लगते हैं, क्योंकि उनसें 
अबतारों की अधिकता हुई जिन्होंने मारकूट करना सिखाया, परमपद्‌ की 
राह नहीं दिखाई ।+- 

पिछले संतों की पर-प्रवृत्ति भी अ्रवतारों के विरुद्ध पड़ती है | तुलसी 
साहब के अनुसार दस अवतार परमात्मा के नहीं, काल के हैं । जो' 
जगत्‌ को भ्रम में डालता है और पकड़ कर खाता रहता है |» जसा 








+ रत्नसागर, पृ० १८०, “रामचरितमानस , 

क मेकीलिफ--- सिख रिलोीजन” १ मं पृ० ३८०२ । 

न द्वापर त्रेता का यह लेखा । ये यूग में श्रोतार विशेषा ॥ 
मारि निसाचर जग के माही । यह छोला उनने दरसाई ॥। 
जीव जेहि घर से चलि आया | वहि घर राह नहीं दरसाया ।। 

, 'मारकूट संग्राम सुनाया। आत्म ह॒ति जिव मारन गाया ॥। 

| ““ रत्नसागर”, पृ० ११२ | 

» दस अवतार काल के जाना। जामें सारा जगत भुलाना॥ 

“घट रामायण, पृ० २८० । 





तीसरा अध्याय १६६ 


निरजन शीषक स्तंभ में दिखलाया जा चुका है। शिवद्यात्जी ओर शिव- 
नारायण जी दोनों इस सम्बन्ध में तुलसीसाहब से सहमत हैं । 

अवतारों को माया के अंतर्गत मानना सेद्धांतिक दृष्टि से अग्राह्य 
नहीं | हेश्वर, ब्रिदेव, अवतार सोपाधिक होने के कारण सब माया के 
ही अंतर्गत हैं । त्रिदेव को नानक आदि संतों ने स्पष्ट शब्दों सें भी माया 
का पुत्र कहा है | निरुपाधिक बह्य इन सब से परे है। परन्तु इससे 
इन सबके चास्तविक महत्व सें कोई कमी नहीं आती । जिस अभिप्राय 
से उनकी उद्भावना हुई है, उसकी ओर भी एंकाध संत की दृष्टि गई 
है | गुलाब के शिष्य भीखा के शब्दों में ऐसे लोग बहुत कम हैं. जिन्हें 
राम-कृष्ण आदि अवतारों का रहस्य ज्ञात हे । केवल बहा तो एक ही 
है किंतु उपासना की दृष्टि से भिन्न-भिन्न देवता अस्तित्व में आये हैं |+ 
,जगजीवनदास का कहना है, “राम ने अवतार लेकर भक्तों का काम 
सँवारा और उनके लिए दुःख उठाया ।”-- परन्तु अववारों के प्रति यह 
खामंजस्य-दृष्टि सब संतों सें नहीं मिलती । 


लिन जिन ललि रन कप लए" 


काल कराल कृष्ण अचतारी, सब जग को धरि खाचे। 
“-- शब्दावली”, पृ० १२० | 
एका माई जुगत बियाई तिन चेले परवाण ॥। 
इक संसारी इक भंडारी इक लाये दीवाण ॥॥--जपजी 
श्रक्षय ब॒क्ष इक पेड़ है निरंजन ताकी डार ७ 
त्रिदेवा साखा भये पात भया संसार ॥--कबीर वचनावली 
हा 
राम कृष्ण श्रवतार का बिरला पावे भेव । 
भीखा केवल एक ब्रह्म है, भेद उपासन देव ॥--म० ब० पृ० ८८ 
-- देहीं धरि धरि नाच्यो राम | 
भवतन केर संवारधो काम ॥०--बती, भाग २, पृ० ६६, ५। 


|] 


कक | ह 


१३० हिन्दी काव्य में निर्गंण संप्रदाय 


पलटू ने सबसे बड़ा भक्त को, उसके बाद नाम को ओर उसके वाद 
दसअवतारों को मानकर अवतार का-- वास्तविक्र महत्व स्वीकार किया 
है। क्योंकि साधना दृष्टि से कहा गया है, ( ओर इस कथन से अवतार 
का स्थान बह्त के अनंतर आता है ) निगगेण सगुण नाम संत । 
कुछ संतों में तो अवतार-विरोध यहाँ तक बढ़ा कि राम शब्द से 
उनको चिढ़ हो गई । और यहाँ तक देखा जाता है कि राम कबीर आदि 
पुराने संतों की वचनावल्ली में से राम शब्द हटाकर "नाम? शब्द उसके 
स्थान पर रखा गया। स्वयं कबीर-पंथ में यह विश्वास चला आ रहा हे कि 
कबीर ने सत्य नाम का अचार किया | राम नाम का नहीं | परन्तु श्रसल 
बात यह है कि जिस सत्य नाम का कबीर ने प्रचार किया वह राम नास 
ही है। गुलाल ने कबीर के मत को 'शम-मत” कहा हे ।& कबीर के 
कुछ अनुयायी, जो विशेषतया अयोध्या में रहते हैं, अपने को 'राम-कबीर” 
कहते हैं । फिर भी निगणी संतों का अवतार-विरोध राम शब्द के 
अल कारण बना है । 
' -विरोध का एक प्रधान कारण यह भी हो सकता हे कि 
। उसके द्वारा नर-पूजा का विधान हो जाने के कारण धर्म सें पा्ंड को 
घुसने का सा्ग मिल जाता है। परंतु इसका कारण अ्रवतार-बाद के 
मूल अभिप्राय को श्रच्छी तरह से न समझ सकना है। अवतार-पद 
कोड ऐसा अधिकार नहीं जो किसी व्यक्ति को इसी जीवन में प्राप्त हो 
जाय | वह तो एक अत्यंत पूणता तथा महत्व-युक्त जीचन को बिताने 
के पीछे अयाचित रूप से मिलनेवाला पुरस्कार मात्र है, जो उन्हीं को 
मिल सकता है जिन्होंने सदेव सत्‌ का पक्ष लेकर असत्‌ के साथ घोर 
+ सब में बड़े हैं संत, तब नाम है। पा 5 
तिसरे दस औतार तिन्‍्हें परताम है--बानी, भाग ३१० ७५, ७ 


की कंबिरा राम-मत सो लही । हिंदू तुरक सबकी कही ॥। 
| “म० बा०, पृ० ३१४ | 


बीहरा अध्याय १७९ 


' युद्ध करने सें अपना संपूर्ण जीवन बिताया है, जिन्होंने किसी ईश्वरीय 
संदेश को अपने जीवन सें कार्य रूप में परिणत किया हे। बह ऐसे 
आदर्श जीवन के प्रति समस्त जाति को हार्दिक श्रद्धा ओर प्रेम की अंजलि 
ह। कौन व्यक्ति इस पद के उपयुक्त है, जातीय मस्तिष्क इस बात का 
निर्णय तब तक नहीं कर सकता जब तक चह व्यक्ति स्वयं इस संसार सें 
विद्यमान है। श्रद्धा की यह अंजलि किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि 

उसकी स्मघूति को अर्पित की जाती ह। अतएव अवतार-पद को वह 
'अपने स्वाथ के लिए ग्रयुक्त नहीं कर सकता । 

यह भी बात नहीं कि सूच्म अवतारबाद में ब्रह्म अथवा परमात्मा 
का सचमुच रक्त-मांस के मनुष्य के रूप में उतरना माना जाता हो । असल 
सें निबल मनुष्य परमात्मा के हाथों को अपने बीच में काम करता हुआ 
देखना चाहता है। इससे उसको अप्नतिकार्य रत्ता की आशा होती हें । 
रंवरयं मनुष्यों के बीच सें परमात्मा की अनुपस्थिति की कल्पनर से मनुष्य को 
सुरक्षितंता की भावना और हार्दिक तृप्ति होती है। अतएव मलुष्य अपने 
हृदय की तृप्ति ओर इस आशा के आधार की रक्षा के अर्थ सत्‌ की रक्षा 
में किये गये महत्व के कार्यों में सदेव परमात्मा का हाथ देखता आता 
हे । अतएवं अवतार वास्तविक स्थूल रूप में नहीं, बल्कि सूचम रहस्य रूप 
में अवतार हैं | परंतु पीछे जब इस रहस्यमय भावना का त्याग हो गया 
और अवतार वास्तिविक स्थूल अथ में अवतार समझे जाने लगे ओर यह 
माना जाने लगा कि परमात्मा शरीर धारण कर विशेष रूप से इन्हीं अव- 
तारों के रूप सें अवतरित हुआ है ' तो अवतारवाद का वह मूल तात्विक 
अर्थ नष्ट हो गया जो समस्त मानवजाति के सामने महत्व का अभिनव 
सा्ग खोले हुए था ओर उसके विरोध के लिए जगह निकल आह । जो 
ज्ोग ईसा को शारीरिक अथ सें ईश्वर का पुत्र मानते हैं उनके हाथों 
डैश्वर के पुत्रत्व की भी ऐसी ही दुर्गति हुईं है। किंतु मूल अर्थ सें अब- 
त्तारवाद और हैश्वर की पुत्रता दोनों सिद्धांत निर्तांत उपथोमों हैं । 


१७२ हिंदी काव्य में निगुण संप्रदाय 


 ““ अवतारबाद के इस मूल सौंदर्य के सामने उसका खंडन करनेवटले 
' थे निगेणी संत भी दढ़ता के साथ खड़े नहीं रह पाये हैं। भक्तों को 
सूच्म सामीप्य-सुख के लाभ को आशा देनेवाले सुकृतियों ? पर दया की 
वर्षा करनेवाले और पापी अत्याचारियों पर नाश का बच्न-निश्लेप करनेवाले 
अवतार उनको अत्यंत मनोमोहक जान पड़े। वस्तुतः स्वयं कबीर 
ओर अन्य कई संत इसी कारण अबतारों से बहुत आक्ृष्ट हुए हैं । 
दुर्योधन के राजश्रासाद के राजसी व्यंजनों ओर विज्ञास की सामगियों 
को छोड़कर विदुर की मोपदी में मिलनेवाले रूखे-सूखे भोजन में सुख 
मानना कबीर को विशेष रूप से आकर्षक जान पड़ा ।& उन्होंने नर- 
सिंहाच॒तार का भी खूब यशोगान किया है, जिसने बालक भक्त अहााद 
की अपने अत्याचारी पिता हिरण्यकश्यप के शअ्रत्याचारों से बचाया ।+- 
दादू ने गोपियों के साथ नाना प्रकार से क्रीड़ा करनेवाले कृष्ण की 
स्तुति की है ।१८ चरनदासियों के लिए कृष्ण समस्त सृष्टि का मूल कारण 
हं। सतनामी सम्प्रदाय के पुनरुद्धार कर्ता जग़जीवनदास के अनुयायी 
वाराह और बावन अवतारों की भक्ति करते बताये गये हैं, यद्यपि उनके 


2ैै.3239+3..+२२२७५७००३००७;५५३७५/०कककक३५७.९५५७७०५७०७५)२७४५+/ननक 3५३७७ ७०५७०५७५७७५» +बकक९0॥-१५४५-५५५७५९ ३० »००तर ३, 5 ७४७७७ नल पैन 





आफ» जनमम+ 9» -पनननाना के मन फनकन+कनकनमनन कक पाया १५+०५५३०म«>०-++ नवाब पनागान. #०% 


& राजन कौन तुमारे आवे। 
ऐसो भाव बिदुर को देख्यो, वहु गरीब मोहि भाव... 
( दुयो धन ) हस्ती देखि भरम ते भूला हरि भगवान न जागा | 
“क० ग्र०, पृ० ३१०, १७६। 
+ महापुरुष देवाधिदेव नरसिंह प्रगट कियो भगति भेव | 
हैं कबीर कोइ लहै न पार | प्रहलाद उबारधो अनेक बार ॥ 
“वहीं, पृ० २१४। 
* मुख बोलि स्वामी झ्ंतरजामी, तेरा सबद सुहावे रामजी । 


वनू चरावनत बनू बजावस, दस दिखावन कामिनी । 
विरह उपावन, तपत बुकावन, अंगि लगावन भामिन्ती ।। 


' “जीतरा अध्याय १७३ 


अजुयायियों की इस प्रथा के ल्विण जगजीवनदास की बानी सें कोई श्राधार 
नहीं | जगजीवनदास का शिष्य दूललनदास तो अवबतारों का ही नहीं 
हनुमान, देवाँ, गंगा आदि का भी भक्त था | 
यहो नहोंं, निगंशियों ने एक प्रकार से साधुओं के विशेष कर गुरुओं 
के महत्व को बढ़ाने के लिए भी अवतारबाद का उपयोग किया है । साधु 
ओर गुरु पृथ्वी पर साज्षात्‌ परमात्मा माने गये हैं। कभी-कभी तो गुरु 
परमात्मा से भी बड़ा माना जाता है। इस प्रकार अबवारों के सबंध सें 
/ यह आतक्षेप कि उससे नर-पूजा के लिए जगह निकल आती है, साधु- 
: पूजा और गुरु-पूजा के संबंध सें ओर अधिक उपयुक्त ठहरता है। क्योंकि 
साधुओं और गुरुओं को तो वह सम्मान जो अवतारों को झत्यु के उपरोत 
मिलता है, इसी जीवन सें मिल्ल जाता है। इस लिए उनके द्वारा उसके 
दुरुपयोग की अधिक संभावना ह। यह दूसरी बात हं कि सच्चे साधु- 
संत इस पद का दुरुपयोग नहीं कर सकले। परन्तु जन-समुदाय तो 
सच्चे ओर भूठे संत की पहचान सें हमेशा गलती करता ही रहेगा। 
बना हुआ साधु साज्ञात्‌ परमात्मा की तरह पुजता हुआ समाज का घोर 
अकल्याण कर सकता है। जब तक तो गुरुआई का आध्यात्मिक अनुभूति 
से संबंध रहता है, संभवत: उसका उतना दुरुपयोग न हो पर जब पीढ़ी से 
पीढ़ी अथवा शिष्य-परंपरा में वह चलने लगती हे तब निश्चय ही गुरुओं 
में उससे अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति जाग उठती है क्योंकि आध्या- 
त्मिक अनुभूति की परंपरा अपने आँचल सें बाँध नहीं ले आ सकती । 
. कुछ कबीरपंथी रचनाओं के आधार पर कुछ लोगों का यह भी 
विचार है कि वे पेगंबर अथवा अवतार होने का दावा करते थे। परन्तु 


न्‍बननननकनकनकामनकन-ननननधनानलनी कनगिग न पति जेट ण न लि पनीन नितिन तल लन नानक लत ण च्िन+ 3 नि ल्‍िनानक नल न न अननिनानिनानन लत भलताना निभा न नि किभानन जि “किन जज नल लिन कल +”िण  »आ मनन लिन «५5 पितनिणणएिदलिणएए चपगयण।णणए भाणयणाणटखजज 


संग खिलावन, रास वनावन, गोपी भावन, भूधरा | 
दादू तारण, दुर्ते निवारण, संत सुधारण राम जी ॥। 
“ः बानी, हम पृ० रद ९ 





६5 7 5 
१७४ हिन्दी काव्य में निंगुण संप्रदाय 


यह बात गल्लत है। चह अवतार अथवा पेगंबर के अर्थ सें श्रपने आप को 
परमात्मा नहीं कहते थे बल्कि उस अर्थ में जिससें सभी प्रस्मात्मा हैं । 
उसने साफ शब्दों में कह है कि मैं दृश्य जगत्‌ के बहुरूपों को देखने के 
लिए ( सामान्य लोगों की भाँति जगत्‌ में ) आया था किंतु नजर में पढ़ 
गया अनुय्स परमात्मा ।७ लोगों ने कबीर को सममरने सें गलती की | 
इसका कारए यह हं कि कबीर को तो अपनी पारमात्मिकता की अनुभूति 
हो गई थी पर अन्य लोगों को नहीं । परन्तु इसमें भी संदेह नहीं कि कबीर 
के समय में भी गुरुआई के कार४ खूब पाखंड फेल गया था । रवयं॑ 
कबीर के पदों से इस बात का समर्थन होता है। ऐसे ही गुरुओं के 
पाखंड को दृष्टि में रखकर उन्होंने कहा था, कि ज्ञानी सूल-ज्ञान को गंवा- 
कर स्वयं कताो हो बठे हैं | 

# यद्यपि कबीर आदि निर्गंणी संतों ने सिद्धांत रूप से अवतारबाद 
का खंडन किया है फिर भी इसमें संदेह नहीं कि उनके अलुयायियों ने 
उन्हें अवतार बना डाला ओर सत्य की पूजा करने के बदले वे उन्हें 
अवतार बनाकर उनको स्मृति की पूजा करने लगे। कबीर-पंथ सें कबीर 
पृथ्वी पर साज्ञात्‌ परमात्मा का रूप मान कर पूजे जाते हैं । निगणियों 
के सिद्धांतों के आधार पर चलनेवाले प्रत्येक संप्रदाय और संप्रदाय- 
प्रवतंक के सम्बन्ध में यही बात कही जा सकती हैं । इस प्रकार जिस बात 
का इन संत-महात्माओं ने विरोध किया उनके नोम पर चलनेवाले 
संग्रदायों ने उस बात को उन्हीं के व्यक्तित्व के साथ जोड़कर प्रकारांतर 
से स्वीकार कर लिया | 





।2/33०8-१०-मकक कि ०० ननन्‍मन ५ है ०० ल»»«्मन्‍ा कफ टैननक १७०७१ /० अपर ि] क _/माआार 2 रि ओर कककरिक 


# आया था संसार में देखन को बहुरूप । 
कहूँ कबीरा संत हो, पड़ि गया नजर अनूप ॥॥ 
““क० ग्रं०,, १४, २४। 
+ ज्ञानी मूंल गंवाइया, आपण भये करता । --वही, पृ० ४१,२७। 


चतुथ अध्याय 
निगुण-पंथ 

आध्यात्मिक साधना के हेश्वरोन्मुख मार्ग में प्रगति का पुनरावर्तन 
के रूप में होना अनिवाय है। जेसा कि पूर्व अध्याय में कहा जा चुका 
है, मनुष्य विविध कोशों के स्तरों-ह्वारा परिच्छिन्त कर 
१. प्रत्यावतेंन दिया गया है ओर अत्येक आवरण का पड़ता जाना 
की मात्रा क्रमश ऊपर से नीचे की ओर उतरना सूचित करता है। 
इस अवतरण के लिए पारिभाषिक शब्द [ए5089अ 35 
का अयोग किया जाता है। ऐसी कई भूमियाँ बन गई हैं जिनसें स्थृूलता 
क्रमशः बढ़ती गड्टे है ओर अंत में इसका स्तर इतना अधिक स्थूल हो 
गया है कि उसके द्वारा ढके हुए वा परिच्छिन्न आत्मा का आभास तक 
नहीं हो पाता और उसका ज्ञान तक लुप्त हो जाता है । परन्तु तो भी 
मनुष्य के भीतर इस आत्मा का अस्तित्व अवश्य है और वह अपनी 
पूण ज्योति से प्रकाशित है; यद्यपि उस स्थूल आवरण के कारण उसका 
प्रकाश हसें लक्षित नहीं होता | इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य उच्चतम स्तर सें 
रहता हुआ भी सभी नीचे के स्तरों में भी तब तक चतमान रहता है, 
जब तक उसके ऊपर उठ नहीं जाता | फिर भी यह मान लेना आवश्यक 
नहीं कि भिन्न-भिन्न भूमियों सें रहने के लिए आत्मा को भोतिक शरीरों 
की भाँति भिन्न-भिन्न कल्लेवर धारण करना चाहिए। साधक के सामने यह 
प्रश्न नहीं रहता कि हमें भोतिक शरीर को त्यागकर किसी छ्ायात्मक. वा 
तेजोमय शरीर सें प्रवेश करना है । यह वर्तमान शरीर ही सब अकार की 
अनुभूतियों के अनुरूप आवश्यक साधनों से सम्पन्न हो जाता है। ऊंची से 
ऊंची भूमि भी जो, वास्तव सें सभी भूमियों से परे की स्थिति हे, इसकी 
अनुभूति से बाहर नहीं (निगणी इश्कोण के अनुसार भौतिक शरीर की 
सहायता के बिना ऊची भूमियों तक पहुँचना असंभव है । यदि श्रंतिम 
मोक्ष की प्राप्ति के पहले ही किसी का देहांत हो जाय तो, उसे छोड़े हुए 


१७६ हिन्दी काव्य में निशुण संप्रदाय 


स्थान से प्रारंभ करने के लिए एक यार फिर जन्म ज़ेना पड़ता है। 
चेदांत ने, आध्यात्मिक जीवन को लक्ष्य में रखकर, शरीर के विविध 
व्यापारों को क्रशः कम होती जानेवाली स्थूलता के अजुर्सार भिन्न-भिन्न 
कोशों में विभाजित किया है। जिसका अन्त सभी व्यापारों के केन्द्र आत्मा 
होता में है । ऊपर से नीचे वा भीतर को ओर स्थिति के अजुसार इन्हें (१) 
अन्चयमयकोश अर्थात्‌ अन्न-द्वारा पोषित आवरण (२) आरझमयकोश अर्थात्‌ 
प्राणों वा प्राणवायुओं का आवरण (३) मनोमयकोश अथोत्‌ मन 
का आवरण (४) विज्ञानमय कोश अर्थात्‌ बुद्धि का आवरण ओर (९) 
आनन्दमय कोश अर्थात्‌ आनन्द का आवरण कहा जाता है। छोटे सुद्र:. 
दास ने इस बात को एक कवित्त में बतल्लाया है ओर कहा है कि अन्न- 
मयकोश अत्यक्ष भोतिक शरीर है, प्राशमयकोश विभिन्न पआ्राणवायुओं की 
रचना है, मनोमयकोश पंच कमेन्दियों की आधार स्वरूप वासनाओं का 
बना हुआ है और विशानमयकोश पंच श्ानेनिद्रयों हारा निर्मित है । ये' 
चार कोश जाग्यत एवं स्वप्न की अवस्थाओं में रहते हैं, आनन्दमय कोश में 
गाढ़ी ओर निर्वाधित सुषुप्ति को अवस्था रहती है। और इन पाँचों कोशों 
के द्वारा आबृत रहकर ही आत्मा जीव वा जीवात्मा कहलाता है। सुद्रदास 
ने इन बातों के लिए शह्लराचा्य के शारीरिक भाष्य का प्रमाण दिया हे 


के 


(र वे कहते हैं कि इसका वर्णन सांख्य सें भी किया गया है ।& 


49 अज्लमय कोश सोतो पिड है प्रगट यह, 
प्राशमय कोश पंच वायू बखानिए । 
मनोमय कोश पंच कम इन्द्री है प्रसिद्ध, 
पंच ज्ञान इन्द्रिय विज्ञानमय कोश जानिए ॥ 
जाग्रत सुपन विष कहिए चत्वार कोश, 
सुषुप्ति माहि कोश आननन्‍्दमय आनिए । 
पंचकोष भावना के जीव नाम कहियत, 
सुंदर शंकर भाष्य सांख्य में बलानिए॥ सूदर विलास', ११६॥। 


चतुर्थ अध्याय १७७ 


० यह मानना. ठीक नहीं क्रि ऊपरवाली भूमियों के व्यापार नीची 
श्रणी की भूमि की सहायता के बिना सम्पन्न हो सकते हैं । यदि नीची 
श्रेणी के व्यापौर विरोध करें ओर नियमोक्लंघन करके विक्ृत रूप धारण 
कर ले तो ऊँची श्रेणीवाले कुछु कर न सकेंगे | अतएव उन्हें इस ग्रकार 
सुधार लेना चाहिएं कि ऊँचे व्यापारों में बाधा उपस्थित करने अथवा 
उन्हें अ्रभावित करने की जगह उन्हें स्वेच्छापूवेंक सहायता पहुँचाने 
लगे । जब इस अकार सभी व्यापारों के बीच, चाहे वे सबसे नीचे वा 
सबसे ऊँचे के हों एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो उसी 
दशा में आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति को आाप्त होता है । 


विल्नियम. किंग्सलेंड, जिन्होंने रहस्यवाद के विषय में वेशानिक ढंग 
से अध्ययन किया है, अपने 'सायंटिफ़िक आइडिलिज़्म” ग्रन्थ में बतलाते 
हैं कि हमारी प्रकृति के पूर्ण स्पष्टीकरण के लिए कम से कम चार भूमियों 
का मान लेना आवश्यक होगा. ओर उनके अनुसार ये भूमियाँ नीचे से 
ऊपर अथवा बाहर से भोतर के क्रम से, भोतिक, आणात्मक, मानसिक ४ 
ओर आध्यात्मिक हैं ।& 
अनुभव की इन वेज्ञानिक भूमियों तथा वेदान्त-निरूपित कोशों में 
एक विचित्र समानता देख पड़ती हे। भिन्नता केवल यही है कि, हिंदुओं 
के आध्यात्मिक शास्त्रों सें व्यक्त आण सम्बन्धी महत्ता के कारण, 
वेदान्त ने किंग्सलेंड वाली भोतिक भूमि को अन्नमय एवं प्राशमय नामक 
दो भिन्न-भिन्न कोशों सें विभाजित कर दिया है | इसके सिवाय, यह भी 
ध्यान सें रख लेना आवश्यक हे कि वेदान्त के अनुसार जीवात्मा के 
अंतिम अभीष्ट की पूत्ति आनन्द्मय कोश-द्वारा भी नहीं हुआ करती । 
५ भूसि की भावना अपने विशुद्धू रूप में आत्मा से नितान्त भिन्न है। 
किंसलेंड की आध्यात्मिक भूमि के अन्तर्गत आननद्मय कोश एवं 


५042 ००५ ४2६७७ ४०८, ७७४ ४०४८६ ०८७४७४ ७ क 


हक पृ० २३३० 





१७८ हिन्दी काव्य में निगंण संप्रदाय 


निरुषाधिक अवस्था इन दोनों का ही समावेश किया जा सकतए हे 
यद्यपि इस बात का पता नहीं कि उनका अपना अ्रभिश्नाय ऐसा था 
या नहीं । 

इन विभिन्न भूमियों तथा व्यापारों-द्वारा स्वतन्त्ररूप से, आध्यात्मिक 
सार्ग की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का भी बोध हो सकता है और बहुधा 
उन्हें ऐसा ही मान भी लिया जाता है। परन्तु इन अ्रवस्थाश्रों की 
संख्या, साधक-विशेष के अनुसार बदलती रहती है ओर उसका निश्चय, 
केवल कर्मों के वर्गीकरण-द्वारा नहीं वरन उन्हें परिष्कृत करने की' प्रगति- 
द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि व्यापारों के केवल वर्गीकरण-द्वारा ही 
इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, बल्कि उन भागों में के विस्तारा- 
नुसार ही होता है जिन्हें साधक उन व्यापारों को विकारधीन बनाने के 
भूत में उठा सकता हैं | इसी कारण हम देखते हैं कि निगेण संग्रदाय 
के भिन्न-भिन्न संतों ने उक्त भूमियों की भिन्न-भिन्न संख्याएं निर्धारित 
की हैं । शिवदयाल साहब ने तथा कुछ कबीर-पंथियों ने भी पंद्रह 
भूमियाँ बतलाई हैं, उनके शिष्यों ने श्रदारह, तुलसी साहब ने बाईस 
सून्यों की कल्पना की है ओर कतिपय अन्य कबीर-पंथियों ने छुब्बीस 
'क्षोक ( जिसमें सात पाताल, सात आकाश, सात शुन्य ओर पाँच निरु- 
पाधिक भूमियाँ शआराती हैं ) ठहराये हैं 

किन्तु, स्थिति जंसी भी हो,. इतना स्पष्ट है कि, यदि किसी को वह 
डपाधिरहित स्थिति पुन; आप्त करनी है तो, उसे अपने को इन स्थूल 
भूमियों से क्राशः अज्नग करते हुए, उन सीमावर्ती आवरणों को भी 
दूर कर देना होगा - जिनके भीतर वह पड़ा हुआ है। इसी कारण 
निगंणियों ने अपने ईश्वरोन्मुख मार्ग की, अनलपद् नामी काह्पनिक 
पत्ती के बच्चे की, अंडे से बाहर होने की क्रिया के साथ तुलना की है 
जो प्रथ्वी से स्पर्श होने के पहले ही समाप्त हो जाती है और वह फिर 
आकाश की ओर वहाँ तक उड़ जाता हैं जहाँ उसकी माँ ने वह अंडा 


चतुर्थ अध्याय १७६ 


दिया था। उन्होंने उसे मछुली के उस तरने के समान कहा है जो नदी 
की धारा के विरुद्ध उसके मूल स्रोत की ओर बढ़ते समय दीख पड़ता 
है अथवा उसे मकड़ी के अपने उस केन्द्र की ओर फिर लोटने के सदश 
बतलाया है जहाँ से उसने जाले का तामना आरम्भ किया था| उदाहरण- 
स्वरूप कबीर ने कहा ह--ग़ुरु ने अगम की ओर से आती हुई धारा से 
परिचित करा दिया, उस घारा को उल्नट कर ओर उसके साथ स्वामी 
को मिलाकर उसका स्मरण करो ।& यहाँ पर धारा से तात्पय सए७88888 
की उस धारा से है जिसके द्वारा स्वासी ने मनुष्य का रूप 
धारण किया है | 

इस प्रकार प्रत्येक भूमि की स्थिति सें हमारी दशा अनेकरूपिणी 
हो सकती हु क्योंकि एक तो हमें उस भूमि का अनुभव होगा जिसमें हम 
चतंमान सें स्थित हैं ओर साथ ही उन भूमियों का भी जो उससे परे की 
हैं। कारण यह हे कि, अपनी वर्तमान स्थिति का अनुभव करते हुए भी 
हम अपनी प्रथमावस्था से कभी अलग नहीं हो सकते । अपनी वर्तमान 
स्थिति की विशेषताएं हमें सदा प्रभावित ही करती रहेंगी | अपने भोतर 
वासनाओं को प्रश्नय देते हुए भी हम अपने इश्वरत्व का परित्याग नहीं 
कर सकते, जेंसा कि शिवदयाल्त, ने कहा हे कि “मेरा राधास्वामों 
मानसिक भूमि की अवस्था में वासनाओं का अभिलाषी हो गया हे ।”?)८ 
इस प्रकार हमारी बाह्य दशा हमारी निम्नतर स्थिति, तथा आन्तरिक दशा 
उच्च स्थिति हुआ करती हे और हमारी स्थिति की नीची छोर स्थूल जगत्‌ 
को तथा ऊची छोर आध्यात्मिक भूसि को सदा स्पर्श किये रहती है। 


(लत नलनन नस कान सकल न न परत कनननक न न न नमन न नमन न पनन नन नानी न पैन न न नमन नननन न ननननन_ननल कक न १ न ननननननननाननन-क-न पतन गन नाना “न पतन लगन गत तिनन पिन भनन मनन ननननिनिन न न न नानक नल नानफ नानक नकल “गे सनक न न“ ललनननननन+ नम न--- + मनन ननन न नमन न २ चनलन्‍नननननम न. >4> पथ क- मकर. 





$& कबीर धारा श्रगम की सतगुरु दई लखाय। 
उलटि ताहि सुमिरन करो, स्वामी संग मिलाय ॥ 
। ( सं० वा० सं०, पु० ७) 
» मनके घाट हुए भ्रतकामी । असमेरे प्यारें राधास्वामी ॥ 
सार वचन १, पृ० १२ | 


१८० हिन्दो काव्य में निगुण संप्रदाय 


दंदू के शब्दों में “प्रत्येक शरीर में दो दिल्लों का निवास है जिनमें से एक 
खोक का बना है और दूसरा ज्योतिर्मय है तथा जिस॑ प्रकार खाक वाला 
सदा अन्धा होता हे उसी प्रकार प्रकाशवाले सें सदा भगवान बसा 
फ़रते हैं |) 
मानवीय स्थिति, कोरो भोतिक भूमि से कुछ भूमियों की ऊँचाई पर 
है | हममें से बहुत लोग अभी तक उसी भूमि पर हैं ' जिसे किंग्सलेंड ने 
सुविस्तृत भूमि कहा हे ओर जिसे सर्व-साधारण मानसिक भूमि कहेंगे । 
इस भूमि पर हमारे चित्त की स्थिति हमारी सभी प्रकार की कमियों के 
समष्टि रूप सें हुआ करती है जिसमें अधिक स्थूल भौतिक सीमाएँ नहीं 
पाई जातीं ओर हमारी आध्यात्मिकता भी बनी रहती है | इन सीमाशों 
के रहते हुए भी हम लोगों को अपनी उस शुद्ध प्रकृति अथवा डपाधि- 
रहित' तत्व का मानों स्मरण बना रहता है, जो हमारे जीवंन-काल के 
अधिकांश भाग सें उपाधियों द्वारा दबा रहता है क्‍योंकि मन का यह 
स्वभाव ही है कि वह हमारी स्थिति के देवी मार्ग के उच्चतर वा श्राध्योप्मिक 
अंश को सदा स्पर्श करता रहे । निगुणियों के अनुसार इसी स्मरण शक्ति 
के लिए पारिभाषिक शब्द 'सुरति” हे । 
” --थदि हमें अपने प्रत्यावर्तन वा आश्यंतरिक यात्रा में सफल होना है तो 
हमें चाहिएं कि मन को उन उपाधियों से निर्तांत रंहित कर दे जिनकी 
डसने सष्टि कर डाली है । 


मन में; इस प्रकार, दोनों पत्तों की शक्ति गुप्त रूप से वर्तमान है। 
कबीर के शब्दों में “मन पर अधिकार न रख सकेने के कारण ही हमारी 
हार होती हे। ओर उस पर विजय आप्त कर लेने पर ही विज्य होती 


४७७॥७॥७७०७७७४# 


* देहीमाहें दोइ दिल, एक खाकी एक नर । 
खाको दिल सूभे नहीं, नरी मंझ हजूर ॥ 
सं० वा० स० पु० ६२ । 


चनुर्थे अध्याय १८९ 


हे । इसलिए, कबीर कहते हैं कि अपने प्रियतम की उपलब्धि श्रद्धान्वित 
मन के द्वारा ही संभव है ।!?& 

मनुष्य यदि प्रयत्नशील रहे तो वह अपने मन की सहायता से 
आध्यात्मिक भूमियों तक ऊपर उठ सकता है, किंतु यदि सावधान 
न रहा तो इच्छा न रहते हुए भी उसका 'अ्रधःपतन शीघ्र हो सकता है | 
भौतिक तत्वों का संखर्ग होने के कारण सन में जड़ता आ जाती है और 
वह तब तक नीचे की ओर गिरता चला जाता हे जब तक इसकी गति 
को रोककर उसकी दिशा बदलने की चेष्टा न की जाय । इसलिए उस 
*खाक'-द्वारा निर्मित मन के लिए. आवश्यक है कि वह “ज्योति निर्मित 
मन को जा्रत किये जाने के पहले ही मर कर नष्ट हो ज्ञाय । वृत्त बहुत 
ऊँचा है, उसके फल आकाश में लगे हुए हैं ओर उन्हें चुने हुए पत्ती ही 
खा सकते हैं; उनका रसास्वादन केवल वही कर सकता है. जो जीता 
ही मस्तक हो जाय ।?+ इसी प्रकार मलूकदास भी कहते हैं--बहुत से 
दिखावटी पीर जो पीरों के भैष में रहा करते हैं, किंतु सच्चा दरवेश 
चही है जो भगवान्‌ के कोपस्वरूप इस मन को मार डाले [१८ मन को 
भगवान्‌ का कोप इसलिएं कहा हे कि यह मन ही हसें निःेृष्ट भौतिकता 





रे मन के हारे हार हैं, मनके जीते जीत॥ ! 
परमातम को पाइये, मन ही के परतीत ॥॥ | 
क० बा०,पृ० ६६९, ६८५। 
+- ऊचा तर्वर. गगन फल, बिरला पंछी खाय । 
इस फल को तो सो भरे, जीवत ही मरि जाय ॥! 
-सं० बा० सं, १, पृ० ४। 
*€ बहुतक पीर कहावते, बहुत करत हैँ भेस । 
यह मन कहर सुदास का, मारे स्रो दुरवेस ॥। 
बही पृ० ६६ । 


श्षर हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


के गत में हमारा अधोमुख पतन करा देता है। आत्मा ने अपने ऊपर 
उपाधियों का आवरण उनसे होकर वा उनके द्वारा कार्य करने के निमित्त 
चढ़ा रक्खा है। अतएव इसे आत्मा की शक्ति के लिए साधना-स्वरूप 
होना चाहिए । किंतु जब इसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो यह काम 
करना छोड़कर इन्द्रियों को अपनी ओर से उन्मुक्त कर देता है जो वास- 
नाओं-द्वारा उसको भी जाकर इस स्वर्गमयी भूमि को नरक रूप सें परिणत 
। कर देता है । कबीर ने कहा हे--“मन पाँच क्मेन्द्रियों के चश में रहा 
करता है वे इसके वश सें नहीं । जिधर देखता हूँ उधर ही दावानल जल 
रहा है और जहाँ कहीं भी भागना चाहता हूँ, वहीं आँच लगती है ।”?-- 
देवी मन जिसका अधिकार खाक के मन पर नहीं रह जाता श्रपनी 
वतंमान गति से असन्‍्तुष्ट होकर अपने स्वभाव के श्रनुकूल वस्तुओं की 
चाह में सदा रहा करता है, किंतु खाक का बना मन अपने स्वभाव के 
प्रतिकूल बनी चस्तुश्रों से ही श्रंसन्‍्तोष को दूर करने में प्रयुक्त रहता है 
इसलिए सन्‍्तोष हो भी तो केसे ? इसी बात से उद्लिग्न होकर 
कबीर ने अभिशाप के रुप में कहा हे---“इस मथुरानगरी (पअ्र्थात्‌ 
शरीर ) पर बच्भपात हो जाय जहाँ से कृष्ण ( आत्मा ) को निर्वासित 
वा असन्तुष्ट होकर जाना पड़ता है ।””<- यद्यपि इस प्यास के जमाने के 
साधन हमारे भीतर विद्यमान हैं तो भी श्राश्वय है कि हम उसका 
उपयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पाते; जेंसा कि तुलसी साहब ने कहद्दा 
हे-“पानी में रहती हुईं भी मछुज्ली मर रही है, इस बात को केवल 


> मन पाँचों के बसि परा, मन के बस नहि पाँच । 
जित देखूँ तित दौ लगी, जित भागू” तित श्राँच ६६२ ॥ 
; 'क० की बानी पृ० ६७। 
+ बजर परो इहि मथुरा नगरी, कानन्‍्ह पियासा रे ।। ७६ || 
क० ग्रं०, पु० ११२। 





चतुर्थे अध्याय... श्प्३े 


कुछ चुने हुए तदलीन संत ही जानते हैं ।” >प्यास वा असनन्‍्तोष तभी 
जा सकता है जब मन हमारे वश/ में पूर्ण रूप से आ जाय, जब 
इन्द्रिय जन्य-जीवन की दृष्टि से मार दिया जाय और आध्यात्मिक जीवन 
की दृष्टि से भत्नी भांति जागरूक रहे तभी स्वयं भगवान्‌ आकर हृदय 
को अपना निवास-स्थान बना लेते हैं | दादू का कहना है कि, “जब मन 
भोतिक तत्व की दृष्टि से मृतक बन जाता है और इन्द्रियाँ शक्तिहीन हो 
जाती हैं, तभी हमारा मन शरीर के सारे गुणों से रहित होकर निरंजन 
में लग जाता है ।”)८ कबीर-ने भी अपने स्वाभाविक ढंग से कहा है कि 
जब समन मर जाता है ओर शरीर शक्तिहीन हो जाता है तो में जहाँ-जहा 
जाता हूँ वहीं हरि 'कबीर-कबीर” पुकारते पीछे लगे फिरते हैं ।९/ 


५ >अंतएव यह बहुत आवश्यक है कि मन की भ्रवृत्तियों को वहिमुख से 
झंतर्मेख करा दिया जाय। सभो प्रकार की वाह्मपूजाएँ जिनके द्वारा वहि- 
मेंख वृत्तियों को सहायता व उत्तेजना मिल सकती है इसी कारण बन्द 
हो नहीं, वरन पूर्णतः तिरस्कृत की जानी चाहिएं। जब उस धम के 
द्वारा, जिसका सुख्य प्रयोजन मनोनिहित विषयों पर विजय प्राप्त करना 
है, मन पर ओर भी बन्धन होने लगे तो हम उसकी मुक्ति की आशा 
क्या कर सकते हैं ? मुर्ति की गणना तो उस सूची सें की गई हे जो निक्ृष्ट 


| «लक 8०3 कम>»«+«+ ५ ननतेप तन क धर ह0५०७०४ कमा, 


> पाती. में मीन पियसी + जानत-“कोई-संत.ब्िलासी "० 
दब्दावली २, पुृ० १६८ । 

>६ जब मन मृतक द्व रहे इन्द्री बल भागा । 

'काया के सतगुरु तज, नीरंजन लागा ॥ १२८ ॥ 

बानी है म, पृ० ११४। 
«</ कबीर मन मिरतक भया, दुरबल भया सरीर। 

पाले लागे हरि फिरें, कहेँ कबीर कबीर ॥। 

सं० बा० सं०, भा० २, पृ० ४८ 


१८४ हिंदी काव्य में निग॒ण संप्रदाय 


पदार्थ है ओर उसके अनन्तर ही पेगंबरों व अबतारों के नाम आते हैं। 
जो धार्मिक संप्रदाय बाह्य चिघानों कौ महत्त्व दिया करते हैं. उन्हें भी 
निगण पंथ ने नहीं छोदा है । संन्‍्यातियों की इस ग्रथा को 'लच्य कर कि 
वे बालों को मुड्ा लिया करते हैं, कबीर ने कहा है कि “यदि बाल मुझे 
से ही भगवान्‌ की आप्ति हो तो सभी मुड्ाकर उसे पा सकते हैं, किन्तु 
भेड़ बार-बार मुड़ाई जाने पर भी स्वग तक नहीं पहुँच पातीं | बालों ने 
अपराध ही क्‍या किया है, जो उन्हें बार-बार मुझाते हैं, उस मन को ही 
क्यों नहीं, मंढते जो विकारों ने भरा हुआ है ।&! इसी प्रकार धरनी भी 
कहते हैं-.जबतक मन वास्तविकता को भली भाँति अहण नहीं कर 
लेता तब तक कुमति का द्वार टूट नहीं सकता ओर न तुम्हें मुक्त करने के 
लिए सगवत्कृपा का प्रयोग ही हो सकेगा । तबतक तुम व्रतपालन अथवा 
तीथंयात्रा के अम में पड़ कर अपने को क्‍यों. भटकाते फिर रहे हो ? तुम 
अपने मन को पूजायगृह, मूर्ति एंवं मसजिद में लगाकर धोखे में डाल रहे 
हो । केवल दान देने, अतिदिन पुराणादि सुनने से ही तुम्हें भवसागर 
पार करने में सहायता नहीं मिल सकती | घरनी कहते हैं कि नावरूपी 
वास्तविक ज्ञान का मन में अ्वेश करना ही केवल तुम्हें पार लगायेगा | 

यदि तुम भक्ति के साथ उसका आश्रय अहण करोगे” ।+ दादू के शब्दों 


$# मृड़ म्‌ डराए हरि मिलें, सब कोई लेइ म्‌ डाय । 

बार-बार के म्‌ ड़ते भड़ न बेकंठ जाय ॥। ३६१ ॥। 

केसन कहा बिगाड़िया, जो मू ड़े सौ बार । 

मन को क्‍यों नहिं मूड़िये, जा में भरे बिकार ॥ ३६२ ॥। 

क० की बानी, पृ० ३६। 

+ जौलौं मन तनु नहिं पकरे। 

तौलों कुमति बिकार न टूटे, दया नहीं उधर ॥ 

काहे को तीरथ बरत भटकि धरे भ्रम थकि थकि थहरे । 


चतुथ श्रध्याय ०; १८५ 


सें 'अन्दिर वा मसजिद सें जाने की कोई सी आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
चास्तविक सन्दिर और मसजिद अपने हृदय के ही भीतर हैं जहाँ भगवान्‌ 
की सेवा या सिंजदा किया ज। सकता ह” |)८ इसी प्रकार सन भौतिक 
मतत्तियों से रहित होकर अध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने योग्य बनेगा । 
तात्पय यह कि जिस प्रकार आत्मा ने देश-काल एबं कार्य-कारण के 
नियमों की मर्यादा अपने ऊपर डालकर अपने को साया सें फँसा रकक्‍्खा 
है उसी विपरीत ढंग से उसे क्रमशः मुक्त कर अपने मूलरूप में लौटा 
लाना होगा। दादू ने भी कहा हे कि “सुरति को परिवर्तित कर उसे 
आत्मा के साथ मिला दो ।??+- 
.," झपने से ऊंची अवस्था सें भी हमें सुरति की सहायता अपेक्षित 
है । वहाँ भी हमें चाहिए कि इसे पकड़े रहें, क्योंकि वहाँ भी मर्यादाएँ, 
जो सापेक्षरूप से क्रम ही क्‍यों न हों, अवश्य वर्तमान हैं ओर उन्हें भी 
उसी अकार पार करना पड़ेगा जिस अकार यहाँ नोचे की ओर हमें स्थूल 
परिस्थितियों को पार करना पड़ता है। प्रत्येक भूमि की श्रवस्था में हसें 
दुढरी स्थिति का अनुभव होता है ओर यदि हम सुरति को भूल जायेगे 
जो वास्तव में इेश्वरोय स्थिति का बोधक है, तो हमारा ऊपर का उठना 
अवश्य बंद हो जायगा । श्रोर सम्भव हैं कि हम नीची भूमियों तक गिर 


अनिल नल निनन न 


मंडप मह॒जित मर॒ति सुरति करि पघ्लोखहि ध्यान धर ॥। 
दान विधान पुरान सुने नित्त तौ नहिं काज सरे। 


घरनी भव जल तुत्त नावरी चढ़ि चढ़ि भक्‍त तर ।। 
बानी, १० २३। 


>< यहु मसीत यह देहरा, सतगृुरु दिया दिखाइ॥ 

भीतर सेवा बंदगी, बाहर काहे जाइ।॥ ५४ ॥। 
बाज़ी भा? १, पू० १७४ । 

न सुरति अपूठी फेरि करि, आतस माहे आशि ॥ 
सं० बा० सं, भा० है, पृ० ८१ । 


१८६ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


भी जाये । इस अकार जब तक धीरे-धीरे ऊपर उठते हुए हमें उस स्थिति 
की अनुभूति न होने लगे जहाँ पर सुरति केवल स्म्ति के रूप में ही न 
रहकर उस भगवत्तत्व की पूर्णता में विज्ञीन हो जाती हे, तबतक सुरति 
की उपेक्षा उचित नहीं कही जा सकती। सुरति के अभ्यास और 
अनुशीलन में ही हमारा चास्तविक कल्याण हैं । 
इन्द्रिय परक जीवन से मुक्ति पाने की आवश्यकता आध्यात्मिक 
जीवन वा प्रत्यावत्तन की मात्रा को हमारे लिए क़बीर के अनुसार इतना 
: कठिनाबनाती हे जितना सूली के ऊपर नटविद्या का 
' मध्यममार्गे अभ्यास करना हैं क्‍योंकि उसमें यदि खिलाड़ी ध्रथ्वी पर 
- गिर पड़े तो, उसे दशकों द्वारा नष्ट कर दिया जाना तक 
सम्भव हो सकता है ।& क्योंकि साधक यदि आदर्श शुद्ध जीवन व्यतीत न 
कर पावे तो, उसे निश्चय ही अपनी उन संसारी काल्पनिक वासनाश्रों का 
शिकार होंनां पड़ेगा जो उस पर अचानक टूट पड़ने की ताक में रहा 
करती हैं और, यदि ऐसा हो जाबे तो, आध्यात्मिक जीवन का नाश 
अवश्यम्भावी है । 
0 अनेक सम्प्रदायों ने उक्त स्थिति से बचने के लिए बड़े विषम साधनों 
की व्यवस्था की. है'। इन्द्रिय परक जीवन से अपने मन को दूर करने 
के लिए तप के अभ्यास और सांसारिक प्रलोभनों से विरत 
होकर आश्रमों वा वनों में गसन का आश्रय लिया जाता है। 
मध्ययुगीन ईसाई संतों के लिए कहा जाता है कि वे अपने शरीर को 
बड़ी निदयता के साथ पीड़ित करते थे। हिन्दू लोग तो ऐसी रूत्यु 
तक का आवाहन करते थे जो आरों. द्वारा शरीर के दो टुकड़ों में 
चीरने के कारण होती हो ओर वह स्थान जहाँ पर यह कार्य फ़ीस 


९9 कबीर कठिनाई ख़री, सुमिरतां हरिनाम । । 


सूली ऊपर नटकलां, गिरनो नाहीं ठाम ॥। 
ह कृ० ग्र० ० ७, २६€ 


चतुर्थे अध्याय , . १८७ 


लेकरू किया जाता था आज भी काशी में दिखक्ाया जाता हे। 
भनुष्य को विष्ठा, खाने तथा उसके मूत्र का पान कर जाने की क्रिया 
एंवं पात्र की जगह मनुष्य की खोपड़ी में भोजन करने की प्रथा जो अधोर- 
पंथियों में प्रचलित हे, वह भी इन्द्रियों का दमन करने के लिए ही चली 
थी। हाँ, ऐसा कठोर शासन उन पर इसलिए किया जाता था कि वे 
अपने पूर्ण अधिकार में आ जाये ओर घणित से घृश्ित वस्तु भी उनके 
ह्वारा गहणीय न जान पड़े । 
इसके विपरीत ऐसे सम्प्रदायों की भी कमी नहीं, जो इससे नितांत 
प्रतिकूल मार्ग का अवलम्बन करते हैं और इन्द्रियपरक जीवनयापन के 
लिए पूर्ण स्वतंत्रता की व्यवस्था देते हैं क्‍योंकि उनके मंतब्यानुसार कभी 
न कभी वह भी समय आर सकता है जब हम कह उठे कि “अब पूर्ण 
सेघति हो गई, अधिक नहीं |” इस अकार के संग्रदायों का उद्देश्य उनके 
प्रति अतिरेक-द्वारा ही अरुचि उत्पन्न करना होता है । इन संअदायों में कुछ 
तांत्रिक मत भी हैं जो अपने भ्रस्तित्व के लिए आज कुछ अन्य बहाने भी 
निकालने लगे हैं | 
... परन्तु सत्य का अनुभव अति मात्राओं सें कभी नहीं हुआ करता 
और उक्त दोनों सें से कोई एक भी. अतिरेकता हमें सत्य तक पहुँचाने में 
सहायक नहीं हो सकती | दूसरी अति मात्ना. की असत्यता तो स्वयं 
सिद्ध है और यह हास्यास्पद भी है। इससे तो “बृद्ध! वेश्या तपर्िविनी” 
अर्थात्‌ बूढ़ी चेश्या का तपसर्विनी बन जानेबाली संस्कृत कहावत का स्मरण 
हो आता है। ऐन्द्रिक जीवन में कोई भी अ्रतिपूर्ति का अनुभव नहीं कर 
सकता जब तक इन्द्रियाँ निरथंक. नहीं हो जातीं -ओर. इन्द्रियपरक जीवन 
के यापन करने का उस समय महत्व ही क्‍या रह गया -जब अपनी इच्छा 
के अनुसार हम उसका उपभोग नहीं कर सकते ओर न इस प्रकार अपने 
ध्यात्मिक जीवन में उसका कोई उपयोग ही सिद्ध होता! हे । कोई भी 
नहीं चाहेगा कि मैं अपनी अध्ध्यात्मिक दशा को .झशक्त व जीखं-शी् 


श्व्य हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


रूप में परिणत कर दूँ । दीष इन्द्रियों में ही नहीं बल्कि उस मन के भीतर 
है जो सारी वासमाओं की उत्पत्ति का भूल स्थान हे ओर जो इन्द्रियों 
को दुष्कम करने के लिए सदा! प्रेरित किया करता है | 

... » पहली अति मसोत्रा भी, जो यद्यपि बहुत अ्रपनायी जाती हे, सत्य से 
केहीं दूर है। यह झुरुय संमस्या का हल उसकी ओर से आँख बचा कर 
करना चाहती हैं, प्ल्ोभनों से भाग कर हों उनसे अ्रछता रहना 
चाहती है ओर वासनाओं के उत्पादक मन का केवल अनुसरण 
मात्र करनेवाली इंन्द्रियों को अशक्त बनाकर ही इन्द्रियेपरंक जीवन से 
मुक्त होना चाहती है। किन्तु ये मार्ग स्वथा निष्फल हैं। बनों में भाग 
निकलना या आश्रमों का आश्रय अहर। करना धोखा देना है। कोई भी 
बिल्ली किसी तोते को केवल इसीलिए मारने से नहीं रुक सकती कि 
तोते ने आंगामी संकट की ओर से अपनी आँखें मूं द ली हैं । जब किसी 
को किसी वस्तु के सम्मुख आने का ही अवसर नहीं आया तो उसका 
इस पर विजय लाभ कर लेना केसे कहां जा सकता है, सम्भव है कि यह 
उनके द्वारा अधिक सुगमता के साथ अ्रभिभूत हो जाय यदि उनके सम 
आने का कभी अवसर आ जावे । पअ्रल्लोभनों-द्वारा किसी के अस्पृष्ट रह' 
जाने तथा स्थूल इन्दियों की सीमा के बाहर जाने की सुज़्य पहिचाम 
तभी हो सकती है जब हम इन अलोभनों के बीच रहँते हुए भी इनसे 
अछ ते रह जाय । 

'  आतिमात्राश्ं की सग-मरीचिंका के पीछे दोड लगानेवाले लोगों के 
प्रति सबअथम महात्मा गोतमंजुछ ने बतलाया था कि सत्य का पाना 
उनके द्वारा नहीं, बल्कि मध्य मांर्ग-द्वारा ही सम्भव है । उन्होंने कहा था 
. कि वीणा के तारों को यदि श्रधिके कस दिया जाय तो वे हूंट जायेंगे और 
. यदि उन्हें ढीला .रक्‍्खा जाय तो उनसे फोई स्वर नहीं निकक्ष सकता | 
इसलिए उन्होंने दोनों अंति मात्राशों का प्रित्यागें करमे की संक्षाह दी 
थी | श्रत्यधिक खिंचाव अथवा अधिक दीलापन ने रेंहने. १९ ही वह 


चतुथथ अध्याय १८६ 


अबभ्य स्थिति श्रा सकती हे जिससे वीणा के तारों द्वारा संगीत का स्वर 
संचादन निकल सके ओर यही दशा हमारे विपंची रूपी इस शरीर 
की भी हैं, यादि इस मंत्र द्वारा आध्यात्मिक स्वरक्‍्य को जाग्रत करना है 
तो न तो इसे उपचासों वा क्लेशों द्वारा नष्ट कर देना आवश्यक है और 
न कुत्सित इन्द्रिय-जन्य विषय-भोगों का साधन होने देना है । इस बांत 
में निगेणियों का गौतमबुद्ध के साथ पूरा मतेक्‍्य है। दाद कहते हैं--.. 
“हमारों उच्च विचार तो इस प्रकार का है कि हम सांसारिक बातों को 
न अहंण करें ओर न परित्याग कर दें, हंम ल्लोग सध्येसार्ग पकड़ कर ही 
सुंक्ति के द्वार तक॑ पहुचना चांहते हैं |” क्‍ 

यह मध्य वा बीच का मार्ग, जिसे हम जानेते हैं कि निगण संग्रदाय- 
वालों ने बोछ धर्म के सिद्धांतों से लिया था, स्वभावत; बच्ध के साथ 
युद्ध करने कें समान है। यंह मार्ग इतनां मानकरं चलता हैं कि जगत्‌ 
का सांपेदंय दृष्टि से अ्रस्तिव्व अवश्य है और उसके विरुद्ध हमें कार्य 
करना हु । जगत्‌ के स्वप्िल रूप के कारण किसी को धोखा न होना 
चाहिए कि इसके विरुद्ध हमें तेयार नहीं रहना हैं। स्व सी जब 
तक चतमान रहता है, किसी न किसी दृष्टि से सच्चा ही कहलायेगा। 
सापेज्ञिक संत्यता का असाव हमारे ऊपर तंब तक वतमान रहता हे जब 
तक हम अंतिम सत्य को साज्ञात्‌ नहीं करते । हा, जब अंत तक लड़कर 
हम लोग जगत संबंधी संचाई की सापेत्ञता सिद्ध कर लेते हैं. और इस 
प्रकार शाश्वत्‌ सत्य को उपलब्ध भी कर लेते हैं तो उस समय जगत्‌ 
की कीड़े मूंल्ये ही नहीं रह जांता । किंतु तेंब॑ तक इंमांरा युंद्ध चलता 
ही रहेंगों। पत्नायन प्रत्तिवालों को केबीर ने नीचे लिखें शब्दों द्वारा 


+ 
तु -५+०२- 4--५.२२००००-३७३कमत कक ३. #मकेकक3ककक 336 ७०००३)३ल॥न॥ ५३० कक+नकक)कअ०क ताक: 


न नल लिना लत न तन निय नानक लनक नस 


४५ ना हम छाड़े ना ग्रहें, ऐसा ज्ञान विचार । 
भद्धि भाव सेवें सदा, दादू मुर्कति दुवार |! 
बानी भा० १, पृ० २७० । 


१६० हिन्दो काध्य में निग॒ण संप्रदाय 


'फटठकारा है--“तुम एक हुण के लिए भी जगत्‌ के समक्ष न ओऔकर 
असत्य के बंधन का ही निर्माण कर रहे हो; तुम्हारी बात धोखे से भरी 
हैं ओर वासनाओं से लद़ी हैं, जब तक तुम उन्हें सिर पर लिये हो 
तब तक हल्के किस प्रकार हो सकते हो । अपने भीतर सत्य, अनासक्ति 
और प्रेम के भाव सदा जाम्रत रक्खो ।& 


पत्नायन द्वत्तिचालों का मार्ग कायरों का मार्ग हे ओर भगवण्न के 
माग का अनुसरण करनेवालों के लिए नितांत अनुचित हैं। इस 
मार्गवालों को जगत्‌ के आमने-सामने रहकर उसे निरपेज्ञ भाव से देखना 
ओर उससे लड़ते हुए मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है । उसके भीतर का 
अंतहृद्ञ बाहर युद्ध करनेवाले शूरवीर की लड़ाई से कहीं अधिक 
भयानक होता है। इस शरोर के भीतरी युद्धल्षेत्र में काम, क्रोध, मद 
एंवं जोम के साथ निरंतर युद्ध चल रहा है, वह युद्ध सत्य, संतोष व 
पवित्रता के राज्य में हो रहा हैं और जिस तलवार की भंकार सबसे 
अधिक सुन पड़ती हे चह भगवज्नाम की हे | सत्य की खोज करने वाली 
यह लड़ाई बहुत कड़ी ओर थका देने वाली है क्योंकि सत्य के खोजी का 
प्रण किसी शूर-वीर वा सती के अ्रण से दृढ़ हुआ करता हैं। शूर-वीर केवल 
कुछ ही चरणों के लिए यद्ध करता हे, ओर सती का यद्ध झत्यु के साथ 
समाप्त होता हैं, किंतु सत्यान्वेधी की लड़ाई रात-दिन तब तक चलती 
रहती है ओर बंद नहीं होती जब तक उसका जीवन वर्तमान हे ।१९ 


निगंणी का काम वास्तव में, एंक शूर-चीर का काम हैं। चरनदास 
के शब्दों में उसे यहाँ संसार में उसी प्रकार रहना है. जिस प्रकार कमल 
कीचड़ व पानी में उत्पन्न होकर भी उससे ब्िप्त नहीं होता बल्कि 








#& टैगोर: हंडे,ड सांग्स आवब्‌ कबीर', ६१॥ 
'%टेगोर: हंंडे ड सांग्स,, ३७ । 


जब 


हि 


हक 


७ “नाता + “ता तिरनकनककमन कह 3. अलिमामनन 


चतुर्थे अध्याय... १६१ 


अछ ता रह जाता हे ।& उसे वर्ड सवथ के उस बुद्धिमान वर्ग में गिनना 
चाहिए जो ऊंचे उड़ते हुए भी कभी इधर-डचर नहीं भटकते ओर अपने 
घर एवं स्वर इन दोनों के श्रति समान रूप से सच्चे होते हें। एक 
प्रकार से ससी निगंणी “संतों ने गाहस्थ्य जीवन ही व्यतीत किया । 
नानक ने स्पष्ट शब्दों में कहा ह, “सतगुरु की इस बात में बड़ी महत्ता 
है कि मैंने ब्राल-बच्चों में रहते हुए भी मोक्ष पा लिया ।”?+- 


जिसके विचार में संसार ओर उसके प्रलोभनों के विरुद्ध बेराग्य 


; बा अनासक्ति से अभिप्राय बाहरी जीवन के कतिपय विधानों जेसे , गेरुए 


यख्र का पहनना, मठों .सें रहना, श्रादि से ही है थे इस बात पर हँस 
देंगे । परंतु वास्तव सें, अनासक्ति का. तात्पय बाहरी रहन-सहन नहीं, 
बल्कि अपने सन की एक प्रवृत्ति विशेष हे । यह एक आस्थंतरिक दशा है 
जिसमें इस प्रकार के. विहित वराग्य. से भी अनासक्ति रह करती है। 
विहित वरागी को भी संसार से उतनी ही निश्चित आसक्ति हो सकती ६ 
जितनी एक गृहस्थ को होगो ओर एक ग्रृहस्थ भी उतना ही अनासक्त 
रह सकता हैं ।- वास्तव में वही यथाथ रूप से अ्रनासक्त कहला 
सकता है जो आसक्तियों के बीच रहता हुआ भी अपनी अनासक्ति कायम 
रख सके । 





$ जग माहीं ऐसें रहो, ज्यों श्रम्बुज सर माहिं। 
रहे नीर के आसरे, पे जल छुव॒त नाहि॥ ४ 
सं० बा० सं० भा० *ै, पुृ० हैडं८ 
+ सतिग्‌रु की भ्रसी बड़ाई, पुत्र कलत्न बिचे गति पाई। 
“- ग्रन्थ साहब १० ३५७ 
-+ गावराही में रोवणा, रोवरण ही में राग । 
एक वेरागी ग्रह में, इक ग्रही में बेराग ॥ 
क््‌० ग्रं०, «१ #« 


१६२ हिन्दी काव्य में निगण संप्रदाय 


बाबालाल ने इसकी पुष्टि में मौलाना पुरूमी को उद्छत किया है। 
संसार क्या है ? चल्च, धन, सख्री ओर बच्चे नहीं, किंतु परमात्मा का विस्मरण 
ही संसार हैं ।& ये हमको बंधन में नहीं डालते बल्कि इनके प्रति हमारी 
प्रकृति ही ऐसा करती हैं । यदि हम अपने हृदय को हैश्वर सें लगाये रहें 
ओर इनके प्रति शुद्ध मनोवृत्ति रख सकें तो ये हमारे आध्यात्मिक विकास 
में बाधा नहीं पहुंचा सकेंगे। जैसा दादू ने कहा है, अपने शरीर को 
संसार में रखते हुए भी अपने मन को राम में लगा दो, कष्ठ, विपत्ति 
अथवा ख्तत्यु की ज्वाला कोई भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेंगे ।)८ 
परंतु यद्यपि नि्गंणों अपने परिवार का त्याग करने को बाध्य नहीं 
तो भी उसे पारिवारिक जीवन का,.उपसोग नहीं करना चाहिए। वह 
अपने पुत्र-कलन्न के साथ रहे । उसे अ्रधिक संतति की वृद्धि करता इृष्ट 
नहीं है। यदि चह ऐसा करता हे तो चह अनासक्त नहीं और न बह 
वीयरजक्षा के महत्व को ही सममता है जिसके लिए निरगण संप्रदाय ने 
इतना जोर दिया है। प्रलोभनों के बीच रहते हुए उनसे अभिभूत न 
होना निस्‍्संदेह एक कठिन काम है। संसारी माया के आकर्षण भिन्ष- 
भिन्न ओर दुर्निवाय हुआ करते हैं । हमारे कानों में वह सदा कहा करती 
हैं, जरा इधर देखो, जितना सोना चाहो ले लो, सुन्दरी स्त्री ले लो, सभी 
विद्याओं में निपुण पुश्न ले लो, भोर यदि इच्छा हो तो, सारी प्रथ्वी का 
राज्य अथवा अश्रष्टसिद्धियाँ भी ले नो, तुम्हारे लिए नवो निधियाँ भी 
अस्तुत हैं। मैं इन्हें तुम्हें बिना माँगे ही दे देती हूँ। ये मनुष्यों व 
देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं भौर इनके लिए भार्थना करने पर श्रेल्नौक्य 


4 लक कक पनतन का नननक 3 





2४22७00॥७॥0॥॥॥७॥७७॥/७/एएएएएीएा मल अ नील 


% विल्सन हिन्दू रिलीजस सेक्ट्स, पृ० ३५० । 
» देह रहे संसार में, जीव राम के पास | 
दादू कुछ व्याप नहीं, काल फाल दुख त्रास ॥ 

सं० बा० सं० भा० १, ६३। 


चतुर्थे अध्याय १६३ 


के रप्जा लोग भी नहीं पा सकते ।”& ऐसे प्रलोभनों के बीच निवास 
करते हुए भी इनसे अछु ता रह जाना अलोकिक शक्ति-द्वारा ही संभव हो . 
सकता हैं | किंतु वह शक्ति निबंल मानव को कहाँ से उपलब्ध हो 


सकती है ९ 
निगणी तुरंत उत्तर देगा; राम की भक्ति ओर उनकी शरःई सें संभव 


हैं! । पहले यह काम इतना कठिन जान पड़ता है मानों नितांत असभच 
सा है। किंतु ऐसी बात नहीं है, जब निरंतर अभ्यास करते-करते हमारी 
स्मृति अथवा आदिम आध्यात्मिक पिपासा संयोग के लिए तीत्र अभिलाषा 
में परिणत हो जाती है, तब यह भीतरी युद्ध आसानी से जीत लिया जाता 
है, क्‍योंकि सारी चेतन शक्ति प्रमपातन्र की ओर ही केन्द्रित हो जाती है 
ओर इन्द्रियाँ आपसे आप आज्ञापालन सें निरत होने क्गदी हैं |) 
इसलिए निगंणों अपने हृदय को अभिलाषा की अगिन द्वारा प्रज्ज्वलित' 
कर देने का प्रयत्न करता है । राधास्वामी संप्रदाय की प्राथना-मण्डल्षियों 
सें जिसमें प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति अभिल्लाषा की उत्कट दशा सें लीन रहता 
हैं, एक विचित्र दृश्य दिखलायी पड़ता है जिससे कोई दर्शक बिना 
प्रभावित हुए नहीं रह सकता । कबीर के निराले शब्दों में यह वही तीब 


3३ पका सकाधकनक ७ भानकनकमरफ़नतााअपारममक॥ ५. कक ०७५ (नल अक का+-ज०। फल भी कननकलकसतिनना+कन-+ “ीनन-फ-3-+ नकल क पक किन न पिता वनविलनिभनना-नकनाननकना-ननकासकलतनकल जनक न 


६9 नेक निहारि हो माय बीनती करें। 
दीन वचन बोले कर जोरे फुनि-फुर्नि पाई परे || 

कनक लेहु जेंता मन भाव, कामिति लेहु मन हरनी । 

पुत्र छेहु विद्या अधिकारी, राज लेहु सब घरनी ॥। 

अ्रठ सिंध लेहु तुम हरि के जना, नवे निधि तुम्ह श्रार्ग । 

सुर नर सकल भृवन के भूपति तेऊ लहें न मार्ग ॥ 

स॒० बा० स०, पद २६९, पु० १८० | 

> विरह जगाव॑ दरद को, दरद जगावें जीव । 


जीव जगावे सुरत्ति को, पंच पुकार पीच ॥ 
वही, पृ० 5२, दादू। 


मत] कं 
५५ सा 


१६५७ हिन्दी काव्य में निगंण सप्रदाय 


उत्कंठा है जो साधक को परबह्म के तेज तक पहुचाकर उसे उससें' लीन 
कर देने का आश्वासन देती है ओर जिसके कारण प्रत्येक रहस्यवादी 
मत, बलपूवक इन्द्रियों का दमन करना आवश्यक सममने वाले सम्रदायों 
से कहीं श्रेह्ठ समझा जाता है| घोर नियंत्रणों से प्रतिक्रिया-स्वरूप 
घोर उपद्ववों का उठ खड़ा होना भी संभव है। उनके द्वारा कुछ समय तक 
इंद्रियों की भोगने की शक्ति भले ही कम हो जाय, उनसे उन वासनाश्रों 
का अंत नहीं हो सकता जो इन्द्रियों को सदा भोगने के लिए प्रेरित 
करती रहती हैं | किसी भी आध्यात्मिक साधना की पूर्णता के लिए . 
आवश्यक हे कि वह बाह्य लक्षणों के निवारण की चेष्टा करने की जगह' 
उनके मूल रोगों की जड़ को ही दूर करने की चेष्टा करे | कबीर का 
कहना है कि “जड़ में पानी दो, सारी शाखाएँ ही पियेंगी ।१७ और 
इसी परिपूर्ण भक्तिप्रणाली के आधार पर उनका दावा उसके फल स्वरूप, 
परमुप़्म को ग्राप्त करने का है ।+- 
निगण सत आत्मपीडन को . नहीं पसंद करता। शरोर को कष्ठ 
आर भक्तिमाग सें एक स्पष्ट रूकावट है ओर इसी कारण, पाप समझा 
है। शरीर को अपने उद्देश्य की पूर्ति का साधन सममू उसे 
सुरक्षित रखना नितांत आवश्यक है ।-- एक भूखा मनुष्य पूरी सेवा नहीं 
क्र सकता । जिस प्रकार कबीर कहते हैं उसी प्रकार नानक का भी कहना 


'िजवन्‍+ः्ञमककन+न/मामन!ममनानकनसानकाकन ५५०५. ५ -॥तपनीक +०प4)कब लक आन--आतलमतनतर 


& भूखे भगति न कीज, अ्रपनी माला लीजे । 
ग्रथ, पृ० ३५३ । 








िलनशत- लक “ 


+ सींचो मूल पिवें सब डारी । 
सं० वा० सं०, पृ० १३५, ११५। 
+ कबीर भये हैं केतकी, भंवर भये सब दास | 
जहूँ जहँ भाफक्त कबीर की, तहेँ तह राम निवास |। 
“-क० ग्र०, पृ० ५३, ११। 


2१७७ शा 


चतुर्थ अध्याय १६४५ 


है किन्‍्जो भोजन नहीं करता और न उसका स्वाद जानता ह, वह निब द्वि- 
भरे हढ्ृ तपन के कारण महान कष्ट भोगता ह। जो वस्त्र नहीं पहनता 
अथवा, मौन ब्रते के कारण, आंतरिक वेदना सहकर अपने को नष्ट करता 
हैं वह गुरु-विहोन होकर सोया हुआ हैं । उसका जागरण किस प्रकार 
होगा ९७% हमें मानव-शरीर से पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। कदाचित्‌ हसें 
चह फिर न मिल सके इस कारण उसे जीणं-शीण न कर देना चाहिए। 
तो भी हमें उसके प्रति अत्यंतनुराग दिखलाना ओर उसकी सारी 
अमात्मक ग्रवृत्तियों सें दत्तचित रहना उचित नहीं । इसे अपने चश में 
भकाभली भाँति रखना रखना आवश्यक है हू । जसा कि मनोविश्लेषण के सिद्धांत- 
चालों का कहना है, वास्तविक निग्नह के निमित्त इनके मूलभूत निकृत 
मानव स्वभाव को शुद्धतर मार्गों से ले जाकर भगवान्‌ की. ओर मोड़ 
देना अधिक श्रयस्कर होगा । जो धम मनुष्य के इस निकृत स्वभाव का 
विचार नहीं करता वह सा्वभोम धर्म की श्रेणी तक पहुंचने योग्य नहीं 
६ । उसके सदस्यों की संख्या अधिक हो सकती है, किंतु उसके सच्चे 
अनुयायी कम ही होंगे | 
निर्गंएपंथ इस बात को नहीं भूलता । इसके मूुल-स्त्रोत एवं ग्रेरणा 
दोनों का स्थान हृदय हं। निगरण्शे का भगवत्पेम शुष्क सिद्धांत नहीं 
अपितु स्थध्यी अबूत्ति हूं । _ हु । कोई भी सिद्धांत का सच्चा अनुसरण नहीं कर 
सकता जब तक उसका पूर्ण अनुराग उसके साथ नहीं ह। भगवान्‌ से 
चह उसी तीघ्ता के साथ प्रेम करता हैं जिससे खत्री अपने पति को, उसी 
 निश्छुल भाव से चाहता हे जिससे एक बच्चा श्रपने माता-पिता को 


&9 शअ्रनञ्न न खाइगआ, सादर मेंवाइआा 


बहु दुख पाइआ दूजा भाइआऑ | 
वेसत्र न पहिर, निःस दिन कहिरं, 


मौन विग्यृता, वर्यू जाने गुरु बिन सूता । 
प्रंथ०, पृ० २५३ । 


१६ ६ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


तथा उसी भक्ति के साथ सेवा करता है जसे एक सच्चा सेवक अपने 
स्वामी की । उसके इस प्रेम में आत्माभिमान तथा आत्मग्रतिपादन को कोई 
स्थान नहीं । एक सच्ची ओर कतंव्य परायणा खी की भांति उसे अपने स्वामी 
की दया में अटूट विश्वास है । जिसे अकथनीय विपत्तियाँ तक दूर नहा 
कर सकतीं | उसके अनुसार संसार के प्रपंचों में उसका फेस जाना उसी 
के कर्मों का फल है। भगवान्‌ अपनी कृपा-द्वारा स्भी योग्य सेचकों को 
गले लगाने के लिए उत्सुक हैं | किंतु हमें अपनी भक्ति के लिए कोई , 
बदला न चाहना होगा | जब तक स्वर्य की श्रभिलाषा बनी हुई है तब 


,क+क-कतन्‍अधकाक जे +०७३२ (0७4. 


(34५3५, ३० ७५६५-५७ ८ कब 3 3०७५७ >पे५४क4 20 3०.०५+>भ कक 8930०: 


निराशा सें परिणत कर देता है उसे नानक के अनुसार भगवान्‌ की प्रात 
हो जातो है।+ वास्तव में योग्य बनो, इच्छुक न बनो! ही निर्गेणी'का 
नियम है। निर्गेणी इंसी अविचल व एकांतिक प्रेम से अपने स्वामी को 
अपनी ओर आकृष्ट कर लेता हे और उसको क्ृपा-द्वारा सत्य का प्रत्यक्ष 
करण करा लेता है जिसके परिणाम स्वरूप भगवत्पाप्ति हो जाती हैं । 
(मोच्-प्राषति का मुख्य साधन वह हैश्वरीय स्मृति वा सुरति हे जिसके 
साथ कोई व्यक्ति जन्म लिया करता हूं.) (बच्चे में वह सबसे अधिक निर्मल 
.... समझी जाती मी ओर अंग्रेज दाशनिक कवि चड सवध 
३, आध्यात्मिक ने उसी की में इसे प्रतिबिबित पाया था। 
वातावरंण' जब निर्गणी फिर से बालक हो जाने की चर्चा करता . 
री है तो उसकी दृष्टि में यही तत्व निहित रहता है । जेसे- 
जसे मनुष्य सांसारिक स्वार्थपरक कार्यों में निरत होता जाता है बेसे-बसे 
आयु के साथ धीरे-धीरे यह स्थति भी क्षीण होती जाती है। बालकों के 


$& जब लग बंकंठ की आसा, तब लग न हरि चरण निवासा ॥। 
क० ग्र ०, पृू० ६६, २४। 


+ आसा माहि निरास बुलाये। निहचे नानक करते पाये । 
ग्रन्थ, पृ० ४५९ । 


चतुथथे अध्याय... १६७ 


सरल चित के लिए घास की साधारण पत्तियाँ, तुच्छु फूल जिनका प्रोढ़ 
मनुष्यों के सम कोई भी मूल्य नहीं ओर जो उनके परों तले कुचल 
दिये जाते हैं, छोटी-छोटी तितलियाँ, घने-घने कंज व अन्य ऐसी वस्तुएं 
भी सौंदय से पूर्ण रहती हैं और उनमें बरबस अतुलनीय आनन्द का 
उद्गक उत्पन्न करती हैं। किंतु उसके बाद यह बात नहीं रहती । ममुष्य 
के हृदय के तार अत्यंत ढीले पड़ जाते हैं ओर तब गअत्येक स्पश के 
अनंतर वेसी ही मंकार पदा नहीं करते ओर न वह मधुर संगीत ही 
निकलता है। “अपने गृह, परमात्मा के निकट से हम लोग ऐश्वर्यमर्य 
बादलों की भाँति क्रमशः बढ़ते चले आते हैं | हमारे बचपन सें स्व॒ग_ 
हमारे चारों ओर घेरे रहता है ओर ज्यों-ज्यों बालक बढ़ता जाता है 
स्यों-स्यों कारागार की छाया उसे आच्छांदित करती हुई दीख पड़ती है।! 
( चड़ सबथ )॥. 

मनुष्य इस कारागार को अपना नसर्गिक निवास-गृह' मानने' 
लगता हे, परन्तु वहाँ भी वह कभो-कभी उस इडेश्वरीय स्सृति की 
मलक पा लेता हे ओर उसे उस रहस्यमयी शक्ति के साथ अपने संबंध 
का एक घु घल्ा आभास मिल जाता है जो सर्वव्यापिनी शक्ति के पीछे 
अप्रत्यक्ष रूप से काम किया करती है ओर इस दशा में चह अपने को 
संसार के भीतर आत्मामिभूत सा अनुभव करने लगता है। ये मलकें 
कई कारणों से प्राप्त हो सकती हैं। कभी कभी तो सांसारिक आजंदों का 
अस्थायित्व ओर विपत्तियों की क्र रता इधर प्रेरित करती हैं, किंतु इसकी 
प्रकृति के अनुकूल वातावरण के अभाव सें यह फिर भी विस्मृति में 
विलीन हो जाती है। ईश्वरीय स्मृति को जाग्नत करने के लिए सांसारिक 
कष्टों व विपत्तियों की प्रतोक्षा करना बुद्धिमानी का काम नहीं हे । संभव 
हु कि इस प्रकार बिगड़े यंत्र द्वारा वह अपनी पूण तीघ्रता के साथ ग्रहण 
नकी जा सके । 


. उन लोगों के ही साथ का संपर्क सुरति को निश्चित रूप से 


श्ध्द हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


जाग्रत करने वाला होता है, जिन्होंने स्घति की चिनगारी को अठ्नि- 
शिखा के रूप में प्रज्वक्षित कर रक्खा है तथा जिन्होंने अपने कारागार 
स्वरूपी संसार की दीवारों को उसके द्वारा जला डाला है। ये साधु 
लोग हैं (साधओरों के साथ संपक होने स एक ऐसे वातावरण की उप- 
लब्धि होती है जो आध्यात्मिकता से श्रोतप्रोत & ओर इस कारण आध्या- 
त्मिक विकास के लिए नितांत उपयुक्त ह। खा्ु वस्तुतः ऐसे केन्द्र होते 
हैं जहाँ से आध्यात्मिकता का स्फुरण हुआ करता है ओर निगंणी लोग 
इसी कारण उनके विषय में ओर उनके संग के सम्बन्ध सें प्रशंसा को 
बातें करते हैं । केवल निगेणियों की ही बात नहीं, अत्येक देश च काल 
में साधुओं को लोग आध्यात्मिक प्रभाव फेलानेवाले सममते आये हैं. 
शेख जियाउद्दीन अबू नजीववास के विषय में प्रसिद्ध हे कि खिफत मीना 
की मसजिद में तवाफ़ करते समय वे सब उपस्थित लोगों के ऊपर 
दृष्टिपात करते ओर उनकी दशा की जाँच करने तथा उसपर विचार करने 
में हद कर देते थे | उन जोगों के पूछुने पर कि आप क्‍या कुछ हढ्व ढ रहे 
हैं वे उत्तर दे दिया करते कि खुदा के बंदों पर नजर डालने से खुशी 
हासिल होती ह, मैं उनकी निगाहों की तलाश में हूँ | >> 


साथू के साथ सत्संग करने में बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति सममो 
जाती है। जिस प्रकार चंदन का वृत्त अपने निकटवर्ती बृत्नों को भी 
सुग्गंधि व शीतल्ञता प्रदान करता है अथवा भ्टगी नाम का कीड़ा, जिस 
प्रकार, गाकर दूसरे कोड़ों को भी अपना रूप दे देता हं उसो प्रकार साधू 
भी अपने निकट आने वालों को अभ्रपना स्वरूप दे देते हैं । कबीर ने 
कहा हे--“साधु के दर्शन से भगवान्‌ का स्मरण हो आता हे, अतएवच 
केवल वे ही क्षण अपने जीवन-काल के अन्तर्गत गिनने योग्य हैं. दसरे 


० ० ००० भार ०णण (३०-#लककल+ कक मासकनतनकं 3५३ )नमनामजलल पक -तमल पफ्तफ+ १९ंतक कफ धलनगआ ५ जोर तक हे गज कप पक कि पक १ टिक .त- कर फेकश कक जीते ।। कहीं 27 फनी शी 


औे दि अवारिफुल मआरारिफ्र, पु० २७ । 





चतुर्थ अध्याय १६६ 


तोन्ब्यर्थ ही हैं ।?& और फिर--“साधु की देह निराकार के दर्पण की 
है, यदि अलख को तुम्हें लखना है तो उसे वहीं पा सकोगे ।”-- 
दादू ने भी कहा है कि “साथधुओं के असंग-द्वारा परमपद्‌ तक हमारे 
निकट आ जाता है और हम वहाँ सरलतापूर्वेक पहुँच. सकते हैं । उनका 
संग कभी निष्फल नहीं जाता ।?* ओर “केवल साधुओं के सत्संग 
में ही सच्चे प्रेम का स्वाद मिलता हे झअनन्‍्यत्र कहीं हू ढने पर भी मुझे 
वह उपलब्ध नहीं हुआ । यदि तुम राम के मिलन के लिए उदास हो 
तो उन्हीं के निकट खोजो, रःप्म चहीं रहा करते हैं ।- 
नि्गंणी लोग सचमुच किसी संयोग से साधु के संपक में आ जाने 
को भगवान्‌ की दया का प्रारम्भ समम्का करते हैं। दादू का कहना है 
कि--“साधु के संपक सें आने पर ही अपने हृदय में भगवान के प्रति 


न नननन्‍ननत-ीविन लत भकिगिननान+ कल नतग भा नितानी नि नजीन जानना 








कनजन अनिल नल न जलन 4ननीननशमननननननन+3+े 
७0७७७७/७शरणशणााा शा चअपरनम पतन 


| & कबीर दरसन साथ का साईं आवे याद | 
लेखें में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद ।। २० ॥। 
सं० बा० सं०, पृ० २८। 
+ निराकार की आरती साधोहीं की देह । 
लखा चहेँ जो अलखको इनही में लखि लेह ।। १६ वही । 
» दादू नेड़ा परम पद, साधू संगति माहि। 
दादू सहज पाइए, कब्हूँ निरफल नाहि॥ १४॥ 
बानी, प० १५६ ॥ 
न्‍ दादू पाया प्रेम रस, साधू संगति माहि। 
फिरि फिरि देखें लोक सब पाया कतहू नाॉँहि ॥ ३३ ॥। 
वही, पृ० १०० । 
राम मिलन के' कारणे, जो तू खरा उदास । 
साध संगति सोधि ले, राम उन्हीं के पास ॥ ११५॥ 
वही पृ० १६८। 


मिकं के |+ 
२०० हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, साधु की संगति मालिक की कृपा का ही 
परिणाम है ।!<- 
/ इस प्रकार इहलौकिक मानव के लिए साधुओं के महत्व का बहुत 
बड़ा बिसतार है। साथु भगवान्‌ से भी अधिक महत्वपूण ह। “साधु 

का दर्शन स्वयं भगवान्‌ के ही दर्शन के समान हे, दोनों में कुछ भी 
अंतर नहीं । साधु एवं साहिब ये दोनों मनसा चाचा कर्मणा एक ही 

' हैं ।?.८ ओर कदीर फिर और जोरों के साथ कहते हैं कि- “हरि से 
प्रेम करने की अपेत्ता हरिजन से हो प्रेम करो । हरि तुम्हें घन दोलत 

दंगे, (कतु हरिजन तुम्हें स्वयं हरि को ही दे देगा ।??& 

हे ऐसे भी लोग हैं जो किसी आक्ृति के बिना काम नहीं चला सकते 
उन्हें चंदन व पूजन के लिए मूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे 
छोगों के लिए कबीर का उपदेश ह कि वे मूर्ति को जगह साधु को ही 
समम लेव ।+- इस प्रकार, उनके अनुसार, उन्हें उस रूप की उपलब्धि 


(नरम अधका #॥<कनानतरकम मा. सनम कक “अनाओ जन के वीक -लतीिनयनननमनमननना 3७७७७७७छघ/नआ नया 





3.5 साध मिल तब, ऊपजे, हिरदय हरि का हेत $ 
दादू संगति साथ की कृपा करें तब देत॥ १६॥ 
| वही पू० १५६। 
» साथ मिले साहिब मिले, अंतर रही न रेंख । 
मनसा बाचा कमंना, साथ साहिब एक ॥ २१॥ 
स० बा० सं०, पृ० २८। 
कि हरि से तू जनि हेत कर, करि हरि जन सों हेत । 
माल मल॒क हरि दंत हैँ, हरिजन हरि ही देत ॥| १८ ॥। 
श्र वहा पृ० २० । 
+ जो चाहे भ्राकार तू साथ परतिष देव । 
.। निराकार निज रूप हैं, प्रेम भवित से सेव ॥। ३४६ ॥। 
कबीर बानी, पृ० ३५। 


चतुर्थ अध्याय २०१ 


हो जश्यगी जिसकी आवश्यकता का वे श्रनुभव किया करते हैं ओर साथ 
ही उनके समक्ष एक आध्यात्मिक शक्ति का संचाज्नन करनेवाला यंत्र भी 
विद्यमान रहेगा जिससे वे अपने अभीष्ट बल का संचय कर सकेंगे। 
मूर्ति व वाह्य पदार्थों की उपासना-द्वारा मन की बहिमली बृत्ति जाग्मत 
रहा करती है और इसी कारण उसका अभ्यास ठीक नहीं कहा जा सकता 
किंतु साधु सारी मानसिक अब्वति को जड़ता को हिलाकर दूर कर देता 
है ओर उसे अंतसेखी भी बना देता है। इतना ही नहीं, वे इस भतल 
पर भगवान्‌ के अवतार भी माने जाते हैं । यदि सारे बाहरी विधान एक 
में मिला दिये जाय॑ तो भी वे साथु की संगति के प्रभाव की बराबरी 
नहीं कर सकते | जसा दयाबाई ने कहा हे--साथु का सत्संग करोड़ों 
यज्ञों, त्रतों व नियमों के समान है, वह विषय-वासनां को पूणंत; दूर 
कर शांति का सुख देता ह ।?& लोग तीथंयातन्रा के लिए व्यथ ही जाया 
करते हैं ; दादू कहते हैं कि--“शरोर में अगणित कर्मा को धोने के लिए 
तुम पविन्न स्थानों पर जाया करते हो, किन्तु जो कम तुम वहाँ करते हो' 
उसे कहाँ धोओगे १?- परन्तु पत्नटू को तीथयात्रा में एक लाभ दीख 
पड़ता हे उनका कहना हे कि--“तीर्थ-यात्रा करना तो अपराध हे किन्तु, 
यदि उससे कोई लाभ है तो इतना ही कि उसके द्वारा तुम्हें साधुओं 
की संगति मित्र संकती हे ।??)८ 


३०महनाभन शान स»+ ७००७५4.. लक अर०»कलसबन-_-प-«कऊऊ कया धन. 03 


& कोटि यज्ञ ब्रत नेम तिथि, साथ संग में होय | 
विषय व्याधि सब मिंटत है, सांति रूप सुख जोय । 
| सं० बा० सं० १, पृ० १७५८। 
# कायाकर्म लगाय करि, तीरथ धोव जाइ । 
तीरथ माँहें कीजिए, सो कंसे कृहि जा३इ। १२७ बानी, पृ० १५६ 


> पलट तोरथ के गए, बड़ा होत अपराध । 
तारथ में फल एक है, दरस देत हैं साध ॥॥ 
स० बा० स॒० १, पृ २१८। 





२०२ हिन्दी काव्य में निगण संप्रद्राय 


इस प्रकार तीर्थ-यात्रा की सफलता वहाँ पर साधुओं के साथ 
सत्संग करने पर ही अवलंबित है, नहीं! तो उससे स्पष्ट हानि है। जिस 
जगह पर साधु रहा करते हैं वही स्थल पवित्र है और वहीं पर लोगों को 
तीर्थ-यात्रा के लिए जाना चाहिए ।. दादू कहते हैं कि “साधुलोग उस 
बड़े दरबार की ओर से उपहार वितरण करते हैं इसलिए जहाँ कहीं भी वे 
रहें वहीं पर तुम राम-रस का स्वाद पा सकते हो ।”>< 
... परन्तु सच्चे साथू को पहचानने में एक व्यावहारिक कठिनाई आ 
पढ़ती है । साधू इसलिए साथू- नहीं समझा जा सकता कि वह कुछ 
विशेष ढंग के वस्त्र वा चिह्न धारण किये है, बल्कि, केवल इस कारण कि, 
उसने आध्यात्मिक अलुभव प्राप्तकर लिया है जो ऊपर से लक्षित होने की 
बात नहीं है। किन्तु निगंण लोगों ने कुछ स्पष्ट चिह्न भी बतला दिये हैं 
जिनके द्वाराहौम एक सच्चे साधू को भूठे साधू से अलग कर सकते हैं । 


'>संबसे पहली विलक्षण बात साधझों में यह पाई जाती हैं कि वे 


0 ॥क॥४%१४। 


अपनी स्थूज्न प्रकृति पर विजय प्राप्त कर एंक मानसिक संतुलन की स्थिति 
में पहुँच जाते हैं. जाते हैं. जिसके सामंजस्य में किसी प्रकार की बाधा डपस्थित 
नहीं होती । बह किसी प्रकार भी सांसारिक अलोभनों-द्वारा प्रभावित नहीं 
होता । वह मेरा और तेरा के .स्तर से ऊँचा होता है और स्त॒ति एच 
निन्‍्दा उसके लिए एक समान हैँ। न तो वह अशंसा सुनकर आह्वादित 
होता है और न निंदा से नाराज ही होता है। उससें घे्य की अ्रपार 
शक्ति रहा करती है जिस कारण केवल शारीरिंक कष्ट द्वी नहीं, अ्रपितु, 
अनेक अपमानों को भी वह सहन कर लेता है। किसी पाखंडी को जो 
बिना आवश्यक अनुभव के भी अ्रपने को साधु होना अदर्शित करता ह' 


ओर जिससें सहिष्णुता की शक्ति नहीं, कबीर ने संबोधित करके कहा है 


» दादू दत दरबार का, को साधू बाँट झाइ। 
तहाँ राम रस पाइए, जह साध तह जाय ॥| १०१ |। 
ध बानी १, पृ० ६७ । 





चतुथे अध्याय... २७३ 


कि-मैंने समझा था कि तुम प्रेमरस में सग्न हो और भगवान्‌ सें लीन 
रहा करते हो, किंतु देखता हूँ.कि यह सच नहीं ह ; तुम तो मेरे मु ह से 
निकली“हुंईे हल्की साँस के स्पश से ही सप॑ की भाँति जग उठे हो ।?-- 


$. / दूसरों की धारणा को अपने प्रतिकूल कर देने की यह भ्रवृत्ति जो 
मनुष्प में लंक्षित होती है, कबीर के अनुसार सिद्ध कर देती ह कि, उसे 
अपनी वासना, इच्छाशक्ति एवं कल्पना पर अधिकार नहीं ह जिससे स्वर्य 
अपने ही बन्धन के लिए वह एक जाल सा बुन लिया करता ह। सच्चा 
“ साधू वही है जिसने इन शक्तियों को अपने वश में कर लिया हैं । ऐसा 
साथू ही सबके साथ समान व्यवहार कर सकता है चाहे कोई उसके निकट 
भाव ओर सम्मान लेकर आवे ओर चाहे हेष्या वी अपमान अदर्शित 
करने की नीयत से कीचड़ उच्चालता हुआ |. दूसरे लोगों के लिए दोनों 
अकार के व्यवहारों में महान अन्तर जान पड़ता है, किन्तु सच्चे साधू 
'को दृष्टि में इनका कोई भी महत्त्व नहीं। साथू दोनों के भ्रति समान 
सद्भाव प्रदर्शित करता हं। यहं .दूसरी बाते है कि जो मनुष्य विद्वंष 
'की भावना के साथ आवेग। वह उससे कोई लाभ न उठा सकेगा. यह 
' उसका दुर्भाग्य हैं कि यद्यापि उसके समक्ष स्वर्गीय ऐश्वेय पड़ा हुआ ह तो 
भो वह उससें से एक साधारण अंश का भी उपभोग नहीं कर सकता.। 
कबीर का कहना है कि-साथू को रत्नों से भरा हुआ समुद्र सममो,अभागे 
उसमें हाथ डालते हैं तो उन्हें बालू व कंकड़ ही मिला करता हैं ।?< 


न्‍।+ हम जाता तुम मगन हो, रहे प्रेम रस पासि । 
|! रंचक पवन के लागते, उठे नाग से जागि ॥ ३६५ ॥ 
५ * क्‌ृ० बा०, पृू० ई७॥ 
साधु समंदर जानिए, याही रतन भराय। 
: » मद भाग मूठी भरें, कर कंकर भरि जायें ॥ ३४३ ४ 
द वही पृ० ३५ | 


ञ्ं ६ के 
२०४ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


जो मनुष्य श्रद्धा के साथ पहुँचता हे उसे आध्यात्मिक भोज में 
सम्मिलित होने का आनन्द मित्रता हैँ किंतु जो कोई बिना श्रद्धा के 
आता हे उसे परमार्थत: भूखा ही लोट जाना पड़ता हैं। इसमें साथू का 
कोई दोष नहीं, क्योंकि उसका जीवन तो अनवरत दान का ही जीवन 
हैं। कबीर कहते हैं कि--“साथू लोग बादलाँ की भाँति उपकारी हुआ 
करते हैं। वे दयाकी वृष्टि करके दूसरों के तापों को अपने संसर्ग-द्वारा 
शान्त कर देते हैं ।.< वृक्ष अपने फलों को आप नहीं खाया करते ओर 
न नदी श्रपने उपभोग के लिए पानी ही रक्खा करतो हे । ऐसे ही साधू 
दूसरों के, लिए ही शरीर धारण करते हैं ।४४ 
साधू को स्वयं किसी चस्तु की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि चह 
अपने भीतर एवं चारों ओर सर्वत्र भी उसके अस्तित्व का अनुभव करता 
है जो सबका दाता है । उसे इसीं कारण किसी, भी आर्थिक ज्ञाभ की 
अभिलाषा नहीं । “द्रृब्य की लाज्सा में इधर-उधर भटकने वाला कभी 
साधू नहीं कहला सकता ।?+ साधू कभी उस यश के लिए भी नहीं 
मरता जो 'मिल्टन के अनुसार उदार चेताओं तक की दुबंजता का कारण 
' बन जाता है । वह इस बात के लिए बहुत सचेष्ट नहीं होता कि उसके 
.. % साध बड़े परमारथी, घन ज्यों बरसे झाय। 
तपन बभावें और की, अपनों पारस लाय ॥ ३२६ ॥। 
वही, पृ० ३३॥ 
$# ब॒क्ष कबहुँ नहि फल भर्सें नदीन संचे नीर। 
परमारथ के कारने, साधुन धरा सरीर ॥ ३२७ ॥ 
“वही, पृ० ३३ | 
+ सांघू मूखा भाव का, धन का भूखा नाहिं। 
धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधू नाहि॥। 
वही, पू० ३४ । 


चतुर्थ अध्याय २०४ 


हि 


इंद गिद अनेक शिष्यों का जमघट एकत्रित हो ज्ञाय और इस प्रकार 
डसके बड्प्पन व प्रभाव में वृद्धि किया करें। उच्च से उच्च क्लान एवं 
श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्तियों से सम्पन्न होता हुआ भो चह जान-वूककर इस 
प्रकार रहता है जेसे कोई अज्ञानों व शक्तिहीन व्यक्ति हो। उसको विनय- 
शील बनकर जीवन व्यतीत करना ही उचित है । उसके अनइर अभिमान 
व गव॑ को कोई स्थान नहीं ।, दरिया का कहना है कि--“साथू स्वभावत: 
पानी के समान होते हैं, क्‍योंकि वे. ऊपर की जगह नीचे की ओर ही 
बहा करते हैं ।??)८ 


साधू वाह्मय रूप से हो यहाँ निवास करते हैं, और उनका शारीरिक 
अस्तित्व उनके वास्तविक रूउ का केवत्ल अतिबिंब रूप है । जिस अकार, 
पत्ती के ऊपर आकाश सें उड़ते समय भी, उसकी छाया प्ृथ्वीतल पर 
दीख पड़ती है उसी प्रकार साधुओं के शारीरिक कार्यों को ही दुष्टजन 
यहाँ देखा करते हैं। किस प्रकार कोई जान सकता है कि संत लोग कहाँ 
तक पहुँचे हुए रहते हैं |-- स्वभावतः कुछ हो' लोग इस परीक्षा में 
खरे सिद्ध हो सकते हैं | सभी उस ऊंचाई तक पहुंचकर अम्झतपान नहीं 
कर पाते; बहुत लोग नीचे गिरकर नष्ट हो जाते हैं । इसी कारण कबीर ने 
बतलाया है कि “सिंह मूड सें नहीं रहः करते और न हंस ही पंक्तियों में 
उड़ा करते हैं | रत्न बोरियों में नहीं मिल्रा करता और न साधू ही जमातों 


> साध्‌ जल का एक अंग, बरते सहज सुभाव | 
ऊँची दिसा न संचरे, निवन जहाँ ढलकाव ।। 
सं० बा० सं० १, पृ० १२६। 
' - ज्यूं खय छाँह धरा पर दीसत, सुंदर पंछि उड़ें असमाने । 
त्यूं सठ देहिन के कृत देखत, संतनि की गति क्यूं कोउ जाने ॥६॥ 
द 'सुंदरविलास' भ्रग २६ । 





२०६ हिन्दो काव्य में निगुण संप्रदाय 

में दीख पड़ते हैं ।?” -- ऐसे ही साथुजनों की संगति में आने पर सुरति- 
रूपिणी स्वर्थयीय स्मरणशक्ति जञाग्रत हुआ करती हे ओर उसके तीव्रता 
प्राप्त कर लेने पर आत्मा को अंतमंखी वृत्ति की उपलब्धि होती हे तथा 
प्रपंचों के संकुचित होने पर आत्मा फिर से उन्मुक्त हो जाता हैं। इस 
प्रकार आध्यात्मिक ज्षेत्र को बड़ी से बड़ी साध्य बातों का द्वार साथकों के 
लिए खुल जाया करता है। 


परन्तु इन (पुनर्जन्म धारी) साधुओं की संगति में आने का अर्थ उन 
लोगों के संसग से अपने को बचाना भी हो सकता हे जो इनसे विपरीत 
स्वभाव के व्यक्ति हैं अथवा जो असाधु ब पतित कहदे जाते हैं । क्‍योंकि 
यदिं ऐसा न किया जाय तो जिन अद्यत्तियों को. आध्यात्मिक सम्पक 
दबाना चाहता है वे समय पाकर उभड़ जाया करेंगी और, संभव है 
कि जो कुछ ल्ञाभ प्रथम दशा में प्राप्त हुआ रहेगा वह नष्ट हो जाया 
करेगा । इसलिए तुलसी साहब ने कहा है कि “जो कोई संतों के समत्त 
आता है ओर दूसरी ओर नहीं जाता उसी का. संबंध स्वामी के साथ 
सुरत की डोरी-द्वारा जोड़ा जा सकता ह ओर वही वास्तव में, जहाँ से 
आया था वहाँ फिर पहुँच पाता है ।?% किंतु सुरति को केवल जापग्रत 
कर उसे तोच्ण मात्र बना देने से ही काम नहीं चल जाता इसे साथ ही 
स्थायी एवं शिक्षित बनाने की भी आवश्यकता पड़तो हैं। 


साधक चाहे जितने भी साधुओं का सत्संग करे उसे अपनी 


$ 
हाल अिनभनताएण भा लत ता व ताजणणजजओ 5 


-< सिहों के लेंहड़ नहीं, हंसों की नहिं .पाँति। 

'लालों की नहिं बोरियाँ, साधु न चल जमाति ॥। 
सं० बा० सं० १, पृ० रृ८। 

जो सन॑मुख रहें संत के, अंत कहूँ नहिं जाइ। 

सूरत डोरी जो .लगे, जहँ को तहाँ समाइ ॥। 
स॒० ब7॥० स॒० १, 7० २३० | 


चतुर्थ अध्याय "२०७ 


आध्यात्सिक शक्ति में उत्तजना लाने के लिए उनके साथ केवल कभी-कभी 
संसर्ग में आने से ही काम नहीं चल सकता उन्हें 
४. पथ-प्रदर्शंकं एक ऐसे डायनमो की आवश्यकता हे जो उन्हें 
गुरु अनचरत रूप में अभीष्ट विद्यत्‌ शक्ति की धारा पहचाता 
रहे । उसे चाहिए कि किसी एक साधू विशेष के साथ 
सदा के लिए संबंध स्थापित कर ले जिससे वह अपनी आध्यात्मिक 
साधना सें बाधा उपस्थित होने को कभी आशंका आने पर, पथ-प्रदर्शन 
की सहायता प्राप्त कर सके । साधुओं की संगति को सत्संग” का नाम 
दिया जाता है. ओर वह वस्तुत: गुरु अथवा मार्ग-अदर्शक की खोज में 
ही किया जाता है। बिना गुरु की सहायता के कोई प्रत्यावतंन की यात्रा 
कर ही नहीं सकता, क्योंकि साधक को इस बात की कोन सी गारंटी 
है कि चह ठीक राह पर चल रहा हैं जब तक डसे कोई व्यक्ति निश्चित 
मार्ग से विषपथ.होते समय बतज्ञा न दें। उसके साथ सदा एक ऐसा 
व्यक्ति रहना चाहिए जो उक्त यात्रा को स्वयं पूर्ण कर चुका हो और जो 
उसके कष्टों तथा सुखों से अभिश्ञ भी हो--“यदि कोई वस्तु किसी एक 
स्थान पर पड़ी हो ओर तुम उसे दूसरी ओर ढंढ़ रहे हो तो तुम्हें वह 
कसे मिल सकेगी |! तुम उसे तभी पा सकते हो जब तुम्हारे साथ एंक 
ऐसा मनुष्य रहे जो उसके रहस्य से परिचित हो |[?& “अध्यात्म का 
बीज जो घरती में पहले से मोजूद हे तभी फूल ला संकेगा और फल 
सी देगा जब गुरु बादल की भांति आकर उस पर अवसर के अनुकूल 
अपने उपदेशों की वृष्टि कर दे |” 





९9 बस्तु कहीं ढूंढें कहीं, केहि बिधि आवबे हाथ । 
कह कबीर[तिब पाइए, भेदी लीजे साथ ॥३१४, क० बा०, पृ० ३२। 
» गुरु आये घन गरज करि, सबद किया परकास । 
बीज पड़ा था भूमि में, भई फूल फल आस । 


स० बा० सं० १, पृू० १२५ | 


र०ण्प हिन्दी-काव्य में नि्गुण संप्रदाय 


द बह या पथ-अदशक में इस बात को योग्यता होनी चाहिए दिः चह 
मार्ग सें आगे आने वाली कठिताइयों से परिचित करा दे ताकि वह 
उनका सामना करने के लिए पहले से ही तत्पर हो जाये) किंतु, यदि 
पथपग्रद्शक बनावटो सात्र होगा आर डसे मार्ग का कुछ भी क्लान न 
होगा तो केवल “अन्येनेव नीयमाना यथान्था;? ! की ही कहावत चरितार्थ 
होगी ओर उसका परिणाम दोनों के पतन के श्रतिरिक्त दूसरा क्या हो 
सकता है---अगुआ ओर अलु॒ुयायी दोनों ही कुर में गिर पड़ेंगे । 

. गुरु को इसी कारण, जो काय करना है उसके लिए पर्यात रूप से 
योग्य होना चाहिए ९ उसे साधुओं के सभी गुणों से संपन्न होता चाहिए 
ओर इसके साथ ही उसे ऐसा भी होना चाहिए जो नौसिखिये के हृदय 
में श्रद्धा व विश्वास जाग्त कर सके ताकि उसके बतज्ञाये हुए मार्ग पर 
वह बिना किसी संदेह या अ-वेश्वास के अप्रस्तर होने लगे । आध्यात्मिक 
अ्रभ्यास के पथ पर चलने वाले के लिए हिचकिचाहद ओर संशय ये 
दोनों सबसे बड़ी बाधाएँ मार्ग में आती हैं । इनका निराकरण तभी संभव 
हो सकता है जब कोई सच्ची अध्ध्यात्मिक प्रगति वाला पुरुष उसका पथ- 
प्रदशक सिल जाय ।#& 

जो मनुष्य केवज्ष इसीलिए गुरु बनना चाहता है कि वह गुरु कहला 
सके अथवा इसलिए कि ऐसा होने से उसकी प्रतिष्ठा और भ्रभाव में 
वृद्धि होगी. अथवा जो भीतर ही भीतर अपने अनेक चेलों को देखकर गये 
का अनुभव करता है वह गुरुकके रूप में स्वीकृत करने योग्य नहीं ? क्योंकि 
एक तो उसे सच्चा अनुभव ही नहीं ओर दूसरे वह उन वासनाओं-द्वारा 
प्रभावित भी रहा करता है, जो मनुष्य के निम्नतर संस्कारों में सम्मिलित 
की जाती हैं, ओर जो उसकी डच्चतर स्थिति अथवा सुरति के मित्तांत 


कक के ननाननन पनििनशनलनिनन भला नाक 





१ ७७७७०७७७७शआशआआएढ >ह०+क+8+ओ 2 मं मा मम 


# संस खाया सकल जग, संसा किनहु न खद्ध । 
ज बंब गुरु श्रष्घरां, तिनि संसा चुरि। चुशि खद्ध ॥ २२।। 
क० ग्रं०, पृ० ३। 


' चतुर्थे अध्याय २०६ 


विरुह"पड़ती है। यदि ये नीचेवाले संस्कार आध्यात्मिक स्तर तक 
ले जाये जोय तो इनके कारण वहाँ एक भयंकर परिण्याम उपस्थित 
हो सकता है और अज्ञान एवं चंचदा के भाव घटने की जगह बढ़ने 
लग सकते हैं | 
इससे स्पष्ट हे कि गुरु को चुनते समय कितना सावधान रहने 
की आवश्यकता पड़ती हें। और इसी प्रकार गुरु को भी किसी को 
शिष्य रूप में स्वीकार करते समय सावधानता रखनी पड़ती ह । गुरु 
. को भी इस बात का निश्चय हो जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति के समत् वह 
अपना रहस्य प्रकट करते जा रहा है वह उसके योग्य है या नहीं | उसे 
उसके उस « अ्रभिप्नाय से पूर्णा परिचित हो लेना चाहिए जिससे प्रेरित 
होकर वह उसकी शरण में आरा उपस्थित हुआ है । क्‍या यह गृहस्थी के 
मंकटों से बचने ओर साधुओं का आरामतलब जीवन व्यतीत करने 
का केवल एक बहाना मात्र तो नहीं है अथवा वह चास्तव में, सच्ची 
आध्यात्मिक जिश्वासा द्वारा प्रेरित होकर आया हे। यदि पहली बात हो 
तो गुरु का उसे शिक्षा प्रदान करना सूअर के सामने मोती बिखेरने के 
समान होगा। क्योंकि उन उपदेश्यें के महत्व को वह समझ नहीं सकेगा, 


बल्कि उनका दुरुपयोग भी कर सकता है | अतएव, गुरु को न तो चाहिए 


कि किसी को शिष्य बनाने में शीघ्रता करे ओर न शिष्य को ही चाहिए 
कि किसी को शीघ्र गुरुवत्‌ मान लेवे । 

परन्तु जब नौसिखिया एवं गुरु को यह निश्चय हो जाय कि एक दूसरे 
का शिष्य ओर दूसरा गुरु होने योग्य है तो दोनों के बीच पूर्ण निश्छुलता 
एवं स्पष्टता के भाव आ जाने चाहिए | शिष्य को चाहिए कि वह अपने 
गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा रखे तथा उसके ऊपर पूर्णूूप से विश्वास करे | 
डसे अपने गुरु के सामने अपना हृदय खोलकर अपनी त्रुटियों और की 


_ककक नाथ 5 


कह कण आ+--कनसटिडी नबी 
०5 


गई उदन्नतियों की सच्ची-सच्ची सूचना देनी चाहिए, और इसके साथ ही _ 


गुरु को भी चाहिए कि उसके लिए प्रेम एवं सद्भाव अदर्शित करे तथा 


कक कप के 
२१० हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


ऐसा कोई भी उपाय उसे बतल्ाने में न चूके जो उसके शिष्य के लिए 
किसी परिस्थिति में उपयोगी सिद्ध हो सकता हो। 

/» न केवज्ञ शिष्य को गुरु में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए ओर उसके प्रति 
अपनी भक्ति अदर्शित करनी चाहिए, बल्कि उसका यह भो कतंथ्य है कि 
अपने गुरु के चरणों में वह अपना सर्वस्व अपित कर देवे ओर तन-मन- 
धन से उसकी सेवा में लग जाय || शिवदयाल ने अपने सार बचन #& 
में इन सेवाओं का एक विस्तृत विवरण दिया है, जिसे बड़ा होने पर भी 
पूणुत: उद्छत करना अनुचित न होगा । 


शिवदयाल का कहना है कि “शिष्य को चाहिए कि गुरु के चरणों 
को दबावे, उसे पंखा करें, उसका आटा पीसे, पानी भरे, नाबदान साफ 
करे, चोके के लिए मिट्टी लावे, उसे दातून करावे, हाथ घुलावे, पेशाब के 
पात्र को धोवे, नहलावे, शरीर पोछे, घोती पहनावे, धोती-अंगोछा साफ 
करे, बाल भाड़ दे, कपड़े पिन्हा दें; लल्लाट पर दीका कर दे, रसोई 
बनाकर परस दे, पानी पिला दे, हुवबका भर दे, सेज लगा दे, पीकदान 
लेकर उसले पीक करावे, उसका किया हुआ पीक स्वयं पी जाय, संक्षेप 
में उसे चाहिए कि अपने गुरु की सेवा सभी प्रकार से करें। अपने गुरु 
के लिए नीच से नीच काम भी बिना -विल्लंब करे ओर उसकी आश्याश्रों 
का पालन करें |” यह शारीरिक : है. निम्न श्षेयी. का. परिक्षम 
हुआ करता हे । 

धून्‌ की सेवा वह सेवा दे. जो गुरु के लिए द्रव्य व्यय करके की जाय 
ओर उसकी आवश्यकता इस प्रकार बतलायी गई है---“गुरु को धन की 
भूख नहीं रहा करती क्‍योंकि उसे भर्ति का धन प्राप्त रहा करता है किंतु 
वह तुम्हारी भलाई चाहता है और द्वब्य को, भूखे को अन्न तथा प्यासे 
को पानी देने में व्यय करना चाहता है। यदि तुम उसे पसन्न कर देते 


१७४४७७७७॥॥७॥७॥७७॥/श/शआशाक आकर क कद 







की ७! है क्र ४५ + 4 ध 


4 भा० १, पृ० २३५-७ । 


. चतुर्थ अध्याय २११ 


हो तो उसकी दया के पात्र बिना मोत्न के ही हो जाते हो ।- उसका 

प्रसन्ष होना बड़े लाभ की बात हैं क्योंकि वह सत्पुरुव हे और उसकी 

दया उसके हाथू की ही बात हैं ।”? पा 
्ि मानसिक सेवा गुरु के दशन करना, उसकी बातों को श्रवण करना 

ओर उपलब्ध बातों को सावधानी के साथ सुरक्षित रखकर उन पर मनन | 
है) गुरु ने अच्छी बातों को चुन लेकर और बुरी बातों का त्याग 

, कर उनका सार निकाल रक्खा है ओर उन बातों को अपने मन-द्वारा 
अहण कर लेने पर, जिनसे पुष्टि प्राप करना नितांत आवश्यक हे, संसार 
के सारे भय तथा लज्जा के भाव सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं ।” 

५. इससें संदेह नहीं कि शिष्य को वे सारी सेवाए जो उपयंक्त उद्धरण 
में कही गई हैं करती होंगी ओर उनसें से, यदि केवल वह छोड़ दी 
जाय जो गुरु की पीक पी जाने से सम्बंध रखती है तो भी गुरु उन 
सेवाओं की कोई अपेज न करे ओर न उनके लिए किसी प्रकार की 
आज्ञा ही प्रदान करे। जब वे सेवाएँ की जाने लगे तो गुरु को चाहिए 
कि उन्हें स्वीकार करने से भरसक इंकार करे ओर ऐसा करते समय 
अपनी अच्छी मनोवृत्ति का ही परिचय दे। उसे अपने शिष्य को इस 
बात का भी उपदेश देना चाहिए कि वह अपने धन का किस भ्रकार सदु- 
पयोग करें। शिष्य को गुरु के द्वारा व्यय कराने की आचश्यकता नहीं । 
जो गुरु उक्त सेवाओं को अपने शिष्य से स्वीकार कर लेता है और 
चाहता हे कि वे उसके लिए की जाय वह, वास्तव सें, सच्चा आध्यात्मिक 
गुरु न होकर एक विचित्र जीव है जिसमें आलस्य, लालच व अभिमान 
की मात्रा भरी हुई है जिनके कारण वह अपने शिष्य का जीवन-लहू एक 
राज्स के रूप में चूसा करता है | 

५» अतणएव गुरु एवं शिव्य दोनों को ही त्याग-वृत्ति के साथ रहना 
चाहिए। शिष्य का कतंव्य हैं कि वह अपना सारा ऐश्वर्य , मान एवं धनादि 
की, जो उसके पास में हो अपने गुरु के चरणों में चढ़ा दे, किंतु उधर 








ह ह कै 0० बच ह 
२१६ हिन्दी काब्य में निगुण संप्रदाय 


गुरु के लिए भी यह आवश्यक है वह शिष्य से कुछ भी प्राप्त करने बे 


अमिलाधा न करें। केवल उसे निस्वाथंभाव से उपदेश देने का ही 


 अ्यत्न करता रहे । “शिष्य सर्वप्रथम अपना शिर, हर्दय ओर मन को' 


नो +कमपकमन्का+०-.. चक 


समर्पित करे और तब गुरु अपनी ओर से शिष्य की नामछदयी भेंट प्रदान 
कर देवे ।??& 

गुरु एवं शिष्य को उक्त मनोवृत्तियाँ नितांत आवश्यक हैं । उन्हें 
अपित करके शिष्य भगवान्‌ के अति अपने को समर्पित कर देना सीखता 
है ओर उसे स्वीकार न करके गुरु यह दिखलाता है कि किस अकार 
गुरु अपनी मर्यादा को नष्ट होने एवं ज्ञान को अष्टाचार होने से बचा 


सकता है । 


, शुरु को अपने शिष्य के प्रति दयालु होना परमावश्यक है । उसे 
अपनी कृपा अदर्शित करते समय, बहुत सावधान रहना चाहिए और 
देखते रहना चाहिए कि शिष्य के अंदर किसी त्रुटि का प्रवेश तक न होने 
पावे । जब उसे ऐसी किसी त्रुटि का पता चलन जाय तो उसे चाहिए 
कि उसे शीघ्र दूर कर देवे ओर ऐसा करते समय उसका कठोर बन जाना 
अनावश्यक है. परन्तु यदि वह अपने व्यवहार सें कुछ रूखा भी हो 
तो, शिष्य को उसे हथ पूवंक सहन कर लेना चाहिएं। क्योंकि गुरु 
; वास्तव में उसी के हित की भावना से वेसा किया था । “गुरु कुम्हार 
ओर शिष्य घड़े की भाँति होते हैं । गुरु बतन की बुराइयों को ठोक-ठोक 
कर सुधारता रहता है, भीतर से वह अपने हाथ का सहारा देता है और 
'ऊपर चोट भी मारता जाता है ॥”+ 


नरीधनाा विन हनन जननी पीनानअन “न 7 टशीशीणण एप 5 2०० ०+कक. डरे, सा नमिकक के काकलनााभआ न ७३५१ $४+५५५ 









कक, 


पहले दाता सिष भया, जिन तन मन अरपा सीस । 

पीछे दाता गुर भये, जित नाम दिया बकसीस॥ 
सं० बा० सं०, पू० २५ । 

४ ग्र कभार सिष कंभ है, गढ़ि-गढ़ि काढ़ौ खोट । 

। 


ध्छ 


अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाह चोट ॥| सं० बा० सं०, प० २ । 


चंतुर्थे अध्याय र्१३, 
धँ 


» गुरु को इस बात सें सदा सावधान रहना चाहिए कि उसके उपदेश 
जिनके अनुसार वह अपने शिष्य को चलने की शित्षा देता हे स्वर्य उसके 
भी अपने कार्यों के साथ मेल सें रहें ताकि उसका शिष्य उसकी सचाई के 
प्रति किसी प्रकार संदेह सें न पड़ जाय । इसके साथ ही साथ शिष्य 
के लिए यह भी समझ लेना आवश्यक हे कि उसका गुरु उससे कहीं 
ऊंची श्रेणी का व्यक्ति है ओर जो कुछ चह करता हे वह उस शिष्य की 
चतमान प्रगजि की स्थिति सें, कदाचित्‌ बाध्य न होगा |अतएुव चरनदास 
ने सलाह दी हैं, “जो कुछ गुरु कहता है उसे करते जाओ, किंतु जो 
कुछ वह करता है उसकी नकल करने का प्रयत्न न करो ।?*- 

“ परन्तु यहाँ इस बात का भय है कि धूर्त लोग इस उपदेश से नितांत 
विपरीत अ्भिप्राय निकाल लेंगे। इसके द्वारा कभी-कभी बेसे कई कार्यों 
के करने का बहाना मिल सकता हे और मिला भी होगा जिसे एक साधु 
के लिए करना डंचित नहीं और इस घारणा के कारण कि गुरु परमेश्वर 
का अवतार होता है, अ्रनेक पअकार के अनर्थों की वृद्धि हो सकती है। 
मैंने अंतिम अध्याय के अवतारवाले प्रकरण में इस विषय पर कुछ _ 
विचार किया है। मानद-पूजा के परिणाम-स्वरूप होनेवाली हानि के 
अतिरिक्त, निगेण पथ के अनुसार गुरु के सर्वोच्च पद ग्रहण करने में एक 
यह भी भय बना रहता हैं कि उसका कहीं दुरुपयोग न हो जाय। 
बहुत से धूत, गुरुतत्‌ आचरण करने के लिए. केवल इसी कारण अचूत्त 
होते हैं कि उसके «द्वारा बहुत बड़ा ज्ञाभ उठायें | इसमें संदेह नहीं कि 
ऐसी बात अनेक बार हुई होगो । ऐसा भो इसके कारण, हुआ होगए 
कि बहुत से लोग जिन्हें पंथ के श्रति सहानुभूति रह सकती थी इसके 
विरुद्ध हो गये होंगे | पल्टू ने जान पड़ता है, ऐसी ही घटनाश्रों की 
ओर संकेत करते हुए कहा हे--““झान या ध्यान के विषय सें किंचित्मात्र 


गूरू कहें सो कीजिये, करे सो कीज नाहि॥ 
वही, पूृ० १४४ । 


हिन्दी में ५ ६ 
२१७ दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


अजुभव न होने पर भी, जो लोग दूसरों को बुला-बुला कर शिष्य बनाया 
करते हैं वे गुरु मेहतर ओर शिष्य चमार के समान होते हैं ।?# 

. इस पर कहा जा सकता है कि जब इस विषय सें हानि की इतनी 
संभावना है तो फिर गुरु का एकदम त्याग ही क्यों न करा दिया जाय ? 
क्योंकि कबीर जेसे बड़े संतों ने अपनी साखियों ओर शब्दों के अंतर्गत 
उच्च से उच्च सिद्धांतों को भर दिया है और वे रचनाएं हमें उपलब्ध भी 
हैं। हमलोग क्यों न उन्हीं को अपने पथ प्रदु्शक बना लें । हम लोग 
इस पअकार वह सभी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे जो हमें गुरुओं हारा उपलब्ध 
होता है ओर. कतिपय गुरुओं की धूतंता के कारण उत्पन्न होनेवाली 
हानि से भी बच सकेंगे । इसी प्रकार की धारणा ने कदाचित्‌, सिक्‍खों 
के गुरुगोविन्द्सिह को उनकी गुरु-परंपरा समाप्त कर देने के लिए 
. प्रेरित किया था जिस कारण उन्होंने गुरुओं के स्थान पर 'अंथ” को 
आसन प्रदान किया | इसके सिवाय जान पढ़ता है कि गुरु-गोविदर्सिह ने 
यह भी सोचा था कि शिष्यों की संख्या बराबर बढ़ती जाने की स्थिति में 
किसी गुरु के लिए यह संभव नहीं कि चह श्रत्येक को अपने व्यक्तिगत 
संसग द्वारा लाभानिवित करे--ओऔर वास्तव में यही कारण है जिससे 
समय पाकर सभी संपग्रदायों की वह मौलिक आध्यात्मिकता जाती रहती 
है जो उनकी प्रमुख विशेषता रह चुकी थी। अतएव हो सकता है कि 
सिख धर्म ने इस परिवर्तन के कारण अपना घर्मत्व नहीं खोया । परन्तु 
जब प्रश्त आध्यात्मिक अभ्यास का है तो फिर पुस्तकों के अध्ययन मात्र 
पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता | 

“सिख धरम सें भी गुरु उन ज्ञानियों के रूपों में ज्रौट आया है जो गुरु- 
बानी के रहस्यों को सब साधारण पर प्रकट करने योग्य, चेंसी शक्ति रखने 


$ ज्ञान ध्यान जाने नहीं, करते सिष्य बुलाय ! 


पल्टू सिष्य चमार सम, गरुवा मेस्तर श्राय ।। 
वही, पृ० २२४। 


चतुर्थे अध्याय २१५ 


वाले समझे जाते हैं। अ्रभावशालिनी आध्यात्मिक शक्ति का सदा निकट ; 
घतमान रहना, कोरे उपदेशों से कहीं अधिक लाभदायक हुआ करता है । 
केवल उपदेश मात्र नहीं बल्कि गुरु के मुख से निकलनेवाली शिक्षा ही 
ऐसी होती हे जिससे शिष्य की हृदयगत मूल प्रेरणा को या तो हानि पहुँच 
जाय, सहायता मिल जाय अथवा उसकी प्रतिकूल शक्ति के सेमालने में 
किसी प्रकार का संकेत मित्र जाय । किसी माध्यम द्वारा उपलब्ध उपदेश 
अभीष्ट फल आप कराने में कभी समर्थ नहीं हो सकता । दादू ने इस बात 
का विरोध करते हुए कहा भी है कि “केवल कागज व स्थाही के भरोसे 
पर ही कोई इस संसार से मुक्त किस प्रकार हो सकता है ?”+ तुलसी 
साहब का भी कहना हे “साखी व शब्द जब तक कागज पर लिखे हुए 
हैं तब तक उसका कुछ भी अभाव नहीं । बिना साधुओं के साथ सत्संग 
किये वे समर में नहीं आ सकते ।%८ चाहे तुम उसके रहस्यों से परिचित 
होने के लिए आमरण प्रयत्न करते रह जाओ ।? 
अतएव साधुओं में से अपने गुरुको खोज निकालना इस मार्ग पर 
अग्नमसर होनेवाले का प्रथम कर्तव्य है ओर यही सबसे कठिन ओर 
महत्वपूर्ण भी हैे। इसके द्वारा आध्यात्मिक जगत में आगे अवेश पाने 
की कुंजी हाथ लग जाती है। यदि किसी को सच्चा गुरु मिल जाय तो 
श्रागे की सफलता निश्चित हो जाती हे और यही कारण है जिससे 
निगंण संप्रदाय में उसे इतना महत्व दिया जाता है । गुरु को परमेश्वर 
स्वरूप कहा जाता है। “कबीर ने कहा हे कि गुरु एवं गोबिंद में कोई 
न मसि कागद के आसरे, क्‍यों छठे ससार । 
वानी पृ० १०१। 
* गृप्त मता संतन ने भाखी, कागद में मिलिहे नहिं साखी । 
साखी सब्द ग्रंथ जो गावे, बिन सत्संग समझ नहिं भ्रावे ।। 
ये झूठ कागद के माहों, ढूंढ ढूंढ सब जनम सिराई ॥। 
.. घट रामायन' पु० २४६॥। 


हर 


२१६ « हिन्दी काव्य में निगुंश संप्रदाय 


अंतर नहीं, केवल आकार मात्र से ही भिन्नता लक्षित होती हे, अपने 
अहंभाव का त्याग करके जीते जी मर जाओ ओर तभी तुम्हें चह परसे- 
श्वर प्राप्त हो सकेगा [??% ॒ 
.._ नवीन साथकों के लिए तो गुरु परमेश्वर से भी बड़ा हुश्ा 
करता है क्‍योंकि गुरु-कृपा द्वारा ही शिष्य भगवत्कृपा की ओर उन्म्रुख 
होना सीख पाता हे और तभी उसके मार्ग में वह अपने को पएृव्ृत्त 
भी कर सकता है। कबीर कहते हैं कि “वे लोग अंधे हैं जो गुरु 
के विषय में कुछ ओर कहा करते हैं। यदि परमेश्वर रुष्ट हो जाय तो 
गुरु तुम्हें बचा सकता हे, किंतु यदि स्वयं गुरु ही रूष्ट हो जाय तो फिर 
अपनी रक्षा की कोई भी आशा नहीं रह जाती ।”+ और फिर “गुरु 
और गोविंद दोनों ही इमारे समक्ष खड़े हैं, मैं किसके चरणों पर गिरू ९ 
में तो अपने गुरु की ही बलिहारी जाऊँगा जिसने मुम्के गोविंद के दर्शन 
करा दिये थे ॥?३८ 

४ गुरु के विद्यमान रहने मात्र से ही श्राध्यात्मिक आकर्षण का अ्रतुभव 
होने लगता है ओर संसार की ओर से एक प्रकार की विरक्ति भी शा 
जाती है जिसे वराग्य वा विरति कहा करते हैं। यदि ऐसा न हो तो 





अप लोका( परत कानकातापत आफ: 


&8 गुरु गोविन्द तो एक हैं, दूजा यहु भ्ाकार। 
आप! मेंटि जीवत मरे, तो पावे करतार ॥ २६ ॥ 
क० ग्रं०, पृ० ३। 
_#बोर ते नर अंध हैं, गुरू को कहते और | 
| हरि रूठ गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहिं ठौर ॥ ४ ॥। 
वहा, पृ० २ ॥ 
| # गुरु गोबिन्द दोनों खड़े, काके लागू पाये। 
बलिहारी गुरु आपरो, जिन गोबिद दिया बताय ॥ 
सं० बा० सं०, प्‌ू० २-१२ | 





चतुर्थेःअध्याय २१७ 


निर्विवद हे कि आथमिक दुर्शां का अभी अंत नहीं हुआ ओर गुरु के 
लिए अभी खोज करना शेष रह गया है। . 
योग्य शिष्य के लिए गुरु जो भोतरी शिक्षा दिया करता है बढ नाम: 
सुमिरन अथवा भगवत्‌ नाम के स्मरंण से संबंध रखती हें हि और उसका 
अभ्यास कंतिपंय योग-साधनाओं : की सहायता से 
नाम-सुमिरन किया जाता है: ओर दोनों को इसी कारण शब्दयोग 
प्रा्थेंना भी कहा करनमैंहें । इस अकरण में हम केवल नाम 
के संबंध में ही कुछ कहेंगे ओर अन्य साधनाओं का 
प्रसंग आगेवाले प्रकरण के लिए छोड़ देंगे । 
कक हे नाम-सुमिरन को संसार के संभी धर्मों ने एक विशेष स्थान दिया 
है। योग-संबंधी सभी हिंदू संग्रदायों ने कुछ शब्दों के बार-बार दुहराने 
सें एक बहुत बड़ी शक्ति कां अभ्यास पाया हे ओर सबसे अधिक शक्ति- 
व 33223 डकार को बतलाया हे) प्रतिदिन सहस्रों हिंदुओं द्वारा पाठ किये 
“विष्णु-सहख नाम” के अंतर्गत विष्णु के सहख नामों की एक 
तालिका मात्र मिलती है। बहुत से लोग एक ही मंत्र का सहस्रों बार 
जप किया करते हैं। सूफियों को भी इसके लाभग्रद होने सें विश्वास 
है और इस साधना को “जिक्र! कहा करते हैं । परन्तु निगण पंथ की 
भाँति कोई भी नाम-सुमिरन को महत्व प्रदान नहीं करता | 
> नाम-सुमिरन संसार के सभी दुखों को दूर करने के लिए राम 
““बाण! के समान प्रभावशाली औषध है) जिस किसी ने नाम को 
अपने हृदय में स्थान दे दिया वह अपनी मुक्ति के क्िए निश्चित हो गया 
ओर वह दूसरों को भी मोक्ष प्राप्त करने में सहायक बन सकेगा | राम 
का नाम स्मरण करनेवाले पर कम का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, 
किंतु इसके बिना सत्कर्मों का भी कोई परिणाम नहीं. मित्र सकता | 
बखना ने कहा है---“सतशुरू ने जिस 'सत्यनाम” . ओषध का सुझे 
पता बर्तला दिया है वह संसार के सारे दुखों | के निवारण के लिए 








0%"+॥/लॉलिल' 


२१८ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


महोषध रूप हे | जिसने इसे ग्रहण कर बतलाये' हुएं संकेतों का अनु- 
सरन किया उसकी सारी वेदना जाती रहेगी ।?)< और नानक ने भी 
इसी प्रकार कहा है, “नाम का जप हृदय से करनेवाले के सभी परिश्रम 
सफल हो जाते हैं ओर उसका मुख उज्ज्वल धो जाता है, चानक का 
कहना है कि उसके संसर्ग में आकर दूसरे भी मुक्त हो जाते हैं ।”< 
कब्रीर ने सी यों कहा है कि “नास का एक अखुमात्र भी हृदय में आ 
जाने पर, करोड़ों कर्मों का जाल एक बछडइ में ही, नष्ट हो जाता है। परन्तु, 
बिना राम के युगों तक पुण्य करते जाने पर भी, कोई लाभ नहीं |?” 
राधास्वामी संप्रदाय के अनुयायियों के अनुसार नाम-स्मरण हमारे जीवन 
के लिए प्राणों के समान महत्ता रखता है। 

«“ यद्यपि कबीर ने अनन्त के नाम भी असंख्य बतलाये हैं, किंतु सबसे 
बढ़कर उन्होंने सुमिरन के लिए “राम! नाम को ही माना है ओर इसे ही 
स्वीकार भी किया है | उन्होंने सबके ज्िए यही उपदेश द्विया है कि तुम 


र? का टोप और “म? का बख्तर पहना करो जो, शरीर के प्रभातबेला के 


मकर + पार ० ।अरर+? मपाहल्‍ममकत <वअक-२०त्क'३४ ३०३ 








* सत्तनाम निज झ्रौषधी, सतगुरु ढदई ब्रताय। 
वोषधि खाग्र रु पथ रहे, जौ वषना बेदन जाग ॥ 
सर्वांगी, पू० १७-३७। 
सं० बा? सं० १, पृ ५ पर यह दोहा कुछ प्ररिवर्तत के साथ 
कबीर के ब्राम से दिया हुआ है। 
न ज़िती नाम धिभाइया, गए मस॒कृति घालि | 
नानक ते सुख ऊजले, केती छूटी नालि.॥ 
जप़जी! ( झंतिम पद्म ) 
-+ कोडि कर्म प्रेले प्रलक में, जे रंचक भ्रावे नाउ | क्‍ | 
अनेक जूप्र जो धुनि करे, नहीं राम बितु ठाड़। द 
कि? प्र, पु० २० | 


चतुर्थ अध्याय २१६ 


नज्षन्नों के समान, लुप्त हो जानें पर भी नष्ट नहीं होंगे ।& | गुल्ञल साहब 
से भी भीखा साहब को उपदेश दिया था कि रास के एक होने पर भी 
नाम अनेक हैं, किंतु उन्हें राम के अ्रतिरिक्त और कोई भी उतना पसंद 
नहीं ।+ तुलंसी साहब एवं शिंवद्याल के अतिरिक्त प्रायं) सभी निगेणं- 
पंथियों ने सुमिरन के लिए राम” शब्द को ही स्वीकार किया है। उक्त 
दो भहात्माओं ने इस नाम को इस कारण पसंद नहीं किया कि 
इसका संबंध हिंदुओं के रामावंतार से है। तुलसी. साहब ने इसी 
कारेंणे संन्‍्त नाम! की अपवाया था और शिवद॒याल् ने उसी प्रकार राधा 
स्वामी? की पसन्द किया था। “राधास्वासी' शब्द कबीर की रचनाओं 
सें कहीं भी नहीं देख पड़ता, किंतु 'राघास्वामी” के अंनुयायियों का 
कहना है कि उन्होंने इसे कबीर के उपदेशों से ही भ्रहण किया हे । 
इसके प्रमाण में वे नीचे लिखी साखी उद्धृत करते हैं--- 

कबीर धारा अगम की, सतगुरु दई लखाय | 

उलटि तांहि सुमिरन करी, स्वामी संग लगाय ॥ 








५३० पाक न का नननगान+-#क्‍9५५५५०५५०नकनमननन--भ न ाननननननन- नम नमी 4०५4० नन»न+भ -+मनन नमन «भी नमन मनन कम न ++५५७७७५०+००५+4५+ न» +००५+ अत मनन न >भ+३»+५-म+पननमन ५५५५५ >»कननन++ ५५५५ +५५०७+अनन«मन»भंन नेम मन नमन लक ननममजेजञम-नक न कननन-_प ५ नमन न 343३५ मन जाल अनन- न. 


$# ररा करि टोप मा करि बस्तर | 
ग्यान रेतन करि खागि रे। ३५० | 
क० भ्र०, पूृ० २०६ ॥ 
पंरभांते तारे खिसहिं, त्यों इहिं खिसे सरीरु। 
पे दुइ अकक्‍्खर ना खिसहि, सो गहि रहा कबीर ॥ १ ०॥। 
ह वही; पृ० २५६ ।' 
न रॉम सी एक नाम बहुतेरा। 
नाम एक रमिता को फेरा। 
सतगुरु शब्द सुने जो सरना। 
रामनाम परे नाम. न जाने। । 
'महात्माओं की बानी, पृ० २०१ । 


में लिर्गण से 
२२० हिन्दो काव्य में निगुण संप्रदाय 


“ जिसका अभिप्राय हे कि सदूगुरु ने अगम से आती हुई!) आध्यात्मिक 
'घारा को प्रत्यज् कर दिया, उसे उल्वट कर स्वामी के साथ मिला दो 
और उसी का सुमिरन करो । परन्तु 'राधास्वासी” के” अजुयाय्रियों का 
कहना है कि “धारा? के दोनों अक्षर यहाँ पर बदले देने चाहिए | जिससे 
“वह शब्द राधा! बन जाय ओर उसमें स्वामी शब्द जोड़ कर पूण 'राधा- 
स्वामी? का स्मरण करना चाहिए | जो.हो इससें संदेह नहीं कि स्मरण 
'में इश्चर का कोई न कोई नाम चुन लेना पड़ता है। क्‍ 
प्ररन्तु अन्य कहे सम्परदायों के विपरीत, निर्गशपंथी नाम-स्मरण 
'को अर्थ कोई बाह्य साधना नहीं समझते ओर न इसे क्रिंन्हीं पचित्र 
“शब्दों की भाँति मंत्रवत्‌ दुहराने को ही सब कुछ मानते हैं । ऐसे मांत्रिक 
'दुंहदरावे के प्रति: उन्हें बड़ी घृणा है। उन पंडितों के विरुद्द, जो नाम को 
उसे वास्तविक हृदूगत भावों का प्रतीक मात्र होने के अतिरिक्त स्वयं 
विशिष्ट शक्ति सम्पन्न होना भी मानते हैं, कबीर ने कहा है---'पंडित 
व्यर्थ की बकबाद करते हैं, यदि “राम” कहने मात्र से ही संसार को मुक्ति 
मित्र जाय तो 'खाँड' शब्द के कहने मात्र से ही हमारा मुंह भी मीठा 
हो सकता है। यदि आग! कहने मात्र से ही पाँव जलने लगे अथवा 
'पानी” कहने सात्र से ही प्यास, जाती रहे तथा भोजन” कहने मात्र से 
ही भुख मिंट जाय तो सभी मुक्ति के भागी हो सकेंगे | परन्तु केवल ऐसे 
सांत्रिक स्मरणों से वास्तव में कोई भी लाभ नहीं ।” जसे कबीर ने फिर 
भी कहा हे “मनुष्य के साथ-साथ तोता भी हरि का नाम लेता है, किंतु 
वह डेश्वर के प्रताप से अनभिज्ञ रहता है ओर यदि किसी प्रकार जंगल 
में फिर उड़कर चला गया तो उसे!वह नाम विस्मृत भी हो जाता है ।?*& 


जिला. ४४४ा७७७॥७॥/७/७७/७७/७॥७॥७॥७॥॥४७७७/॥७ए"॥७॥७७॥/७॥७७७७७७॥७७७७ए्श"शननश"॥४७७७॥७७७७७७७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७७७॥७७७॥७॥७७७॥७७ ७७आश॥॥श//णणऋणा न न] 





लकभककान्‍्य/भममा अमान 


4६# पण्डित बाद बदते भूठा । 
* राम कह्ाँ दुनिया गति पावे, खाँड कह्याँ मुख मीठा । 
. / -पावक कच्चा पाँव जे दाझे, जल कहि त्रिषा बकाई। 


पाडिबबलकक + 7त 


उसी भाव के स गराथ अपनाया हुं। यह वार जम । यह वास्तव सस्तव सें एक आश्यंतररिक दशा 





चतुर्थ अध्याय २२१ 


रास का नाम जपता हुआ भी मनुष्य काल से अपने को बचा नहीं . 
हम ऐसा उन्होंने अन्यत्र भी कहा है । 

निगंणपंथियों के लिए नाम-स्मरण एक ऐसी प्रेम-साधना है जो 
030: निष्फल नहीं जाती हे जेसा कि अंडरहिल ने भी कहा हे---“रहस्य- 
वादी निरपेक्ष के साथ किसी गोण रूप से प्रेम नहीं करता ओर न वह 
बसी भावुकतामात्र के ही प्रभाव द्वारा करता है, बल्कि उसका ग्रेम उस 
गंभीर एवं मार्मिक ढंग से. उत्पन्न होता हे जो किसी भी परिस्थिति सें 
“विकसित होता जाता है ओर प्रत्येक साधन द्वारा जोखिम डठाते हुएं भी 
अपने ग्रियतम से मिल्लना चाहता है। ( मिस्टीसिज़्म, ए० ८९ » संसार 
में भी हम देखते हैं कि सच्चे प्रेमी के लिए अपने ग्रियतम का नाम 


अभी +५४०७॥१३४६४७#शापक्षरम दूत 


हो एक मात्र आधार हुआ करता है, चाहे चह परिस्थिति के कारण उससे 












५व्याद 5 कामाआा व ०४ बला कर“ ७७ ५७४७७७॥#*ऋ 0 "० ४ 


टिया राम शाअंन्‍ ३७७७ ५९५३३; ११३७, 


जिसमें हृदय अपने आराध्य की ओर अभिमुख रहता हैं | अतएवं कबीर ने 


'सपेक/ मा क फेपइन्वा 


ऐसे जप को जिससें माला हाथ सें फिरा करती है, जीम सु ह में घूमती हे 


(श548।00५५४॥॥४५+4:॥% ३ ' 


् मन चारों ओर अमण करता रहता हे रंवीकार नहीं किया हैं - क्योंकि 
सुमिरन का उद्देश्य भगवान्‌ की सुरति के साथ अपने को मिला देना है । 





,९५५-५ ५ “+>न्‍नेलकनथ केनिलनन+ कननमनननगनन-झ-म जम, 


भोजन कह्याँ भूख जे भाज, तो सब कोइ तिरि जाई। 
, नर के साथि सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने । 


जो कहूँ उड़ि जाय जंगल मैं, बहुरि न सुरतें झाने ॥ ४ || 
क० ग्रं०, पृ७ ६१०१ । 
- रामहि राम कहंतड़ा काल घसीटा जाइ ॥ १८॥। 
वही, पृ० ३७। 
- माला.तो कर में फिरे, जीम फिरे मूृख माहि। 


“ मन्‌वाँ तो दुहूँ दिसि फिरे, सो तो सुमिरन नाहि ॥ 
स० बा० स०, १० ६ । 


ल्‍् मर ९ » 
२२२ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


/ वास्तव में इसे प्रारम्भिक दशा सें बाह्य साधना के रूप सें रहना 
ही पड़ेगा परन्तु वहाँ सी हृदय का सच्चा होना परमावश्यक है । जीभ 
सुंह के भीतर अवश्य घूमा करेंगी, किंतु मन चारों ओर भ्रमण नहीं 
कर सकता । ऋमश; जीम एवं कण्ठ जेसी शब्दोच्वारण की इन्द्रियों का 
व्यवहार छु टने लगता है। मुख्य उद्देश्य हृदय को बाह्य जीवन के प्रप॑चों 
से विरत कर आभ्यन्तरिक जीवन के अत्यन्त सार्मिक प्रदेश की ओर उसके 
ह्वार खोल देना हे । जेसा कबीर ने कहा हे--“सुरति के द्वारा स्मरण 
करते चलो मु ह खोलने की आ्रावश्यकता नहीं, बाहरवाली खिड़कियों को 


(;अबन्‍एकान अधकपथपतरय मा डरा फापम आई अेधनो सपा: 


बन्द कर अन्दर के पट को खोलो ।”& 


स्मरण के संबंध में साधक के लिए आदश उदाहरण पनिहारी का 
दिया जा सकता है यद्यपि वह मार्ग पर चलती हुईं बातचीत भी करती 
जाती है, किंतु उसका मन सदा अपने सिर पर रखे हुए भरे घड़े की ओर 
हीं लगा रहता है| इसी प्रकार साधक को भी चाहिए कि अपने को उस 
पनिहारिन की स्थिति में रखे ओर बाह्यझप से संसार में व्यवहार करता 
हुआ भी अपनी सुरति को सदा ईश्वर में ही लगाये रहे । उसका सारा 
जीवन ही उसी हेश्वरीय केन्द्र की अनवरत स्मृति में निरत रहना 
चाहिए । बिना उस स्मृति के एक श्वांस-प्रश्वास का भीं समय न व्यतीत 
, होना चाहिए । 

जब साधक उस स्थिति तक ऋषश; पहुँच जाता है जो प्रार्थनाव्मक 
मनोंदृत्ति की चरम सीमा है, तो उसका होठों बाला जांप छु ८ जाता है 
और उसके जीवन के 'जाप” का प्रारम्भ होता है, जिसे हमारे संतों ने 
(अजपाजाप' अ्रथौत्‌ जीम या माला की आ्रभ्यन्तरिक साधना बिंभे होने 


(++++० 





' सरनीलिभ नदी या न पर करी फल एन 





/कमरकरनक न कल» -)- £क क+ ७४० नरक “4 +2त-करताशाभमपत्कतत बीज 4 #९-७०+9 (०५ +०+ के के>++ मार 4#७००* ९४७ ।ल०१(१३४#१०ककन.भहफकापतर या न्‍काा्ानकत 0 :मनमारबका के 3० बी ॥क2अक७वक३ 


६8 समिरन सरति लगाइ के, मख ते कछ नबोल। 
बाहर के पट देह के, भतीर के पट खोल ॥। 
वही, पू० ६६ । 


चतुर्थे अध्याय २२३ 


के कारण अव्यक्त जाप का नाम दिया है। इसके द्वारा स्वयं आत्मा 
उद्बुद्ध हो जाती हे ओर भीतरी ईश्वरीय भावना के समक्ष अपने 
आपको प्रत्यक्ष रुवं अबाधित रूप से समपिंत कर देती है । जब मन में 
मस्ती आ गई तो फिरू मुख से शब्दोच्चारण की आवश्यकता ही कहाँ 
रह गई ९ क्योंकि यदि सचमुच प्रेम ने हदय ओर आत्मा पर अधिकार 
कुर लिया तो प्रत्येक छिंद्र ईश्वर का ग्रुगगान आपसे आप करने 
लगेगा ।९ 

जब यह दशा दृह॒ तथा स्वाभाविक हो जाय ओर दूसरे शब्दों में. 
यही जीवन का एक सात्र उद्देश्य अथवा जीवन का भी जीवन बन जाय॑ 
तो समय पाकर, वह अनहृद शब्द भी सुन पढ़ने लगता है जो स्वयं 
हैश्वर स्वरूप है और व्यक्ति इस बात का अनुभव करने लगता हे कि 
यद्यपि उसने भगवान्‌ को भुज्ञा दिया हे किन्तु उसने मुझे विस्म्रत नहीं 
किया है, क्‍योंकि चह, सदा उसके भीतर शब्दोच्चारण करके उसे अपना 
स्मरण दिला रह है ||जेसा मलूकदास ने कहा हे--“मैं राम कहने के 
लिए न तो माला का प्रयोग करता हूँ ओर न जीम ही हिलाता हूँ, सुरूे 
मेरा मालिक स्वयं स्मरण करता है और मैंने अब विश्राम ले लिया हे ।”?+- 
और तब सुरति स्मरणेन्द्रिय के रूप में नहीं रह जाती( बल्कि अपने को _ 

&8 मन मस्त हुआ तब क्‍या बोले । 
द सं० बा० सं०, भा० २, पृ० १७। 
अ्ंतर्गंति हरि हरि करे, मुख की हाजति नाहि। 
सहज धुन्न लागी रहे, दादू मन ही माहि ॥। 
सं० बा० सं०, भा० १, प्‌० डंड 
“+ माला जपों न कर जपों, जिभ्या कहों न राम । 


सुमिरन मेरा हरि करे, में पाया बिश्वाम ॥ 
वही, पु० १०० ॥ 


२२४ हिन्दी काव्य में निगण संप्रदाय 


/ भीतरी ईश्वरीय भावना सें मग्न कर देती हे और अब साधक उसे अपनी 
स्‍्तु समझ लेता है जो वास्तव में सदा उसके साथ रही थी । इसी को 
प्ि लोग “ली”? कहते हैं जो लग शब्द का विकृत रूप हे | 
इस अक्रिया में उस स्वतः निदृश ( आटो-सजेशन ) का भी सिद्धान्त 
निहित है जिसको आधुनिक स्पिरिटवादी ( जिन्हें हम अध्यात्मवादी कहने 
में संकोच करते हैं ) बड़ी दृढ़ता के साथ प्रतिपादित करते हैं. ओर जो 
लययोग का भी आधार स्वरूप है, किन्तु जिसकी व्याख्या बहुधा इसके 
प्रधान ग्रन्थों में नहीं पायी जाती । परन्तु अध्यात्मबाद की पुस्तक स्वत: 
निर्देश! ( आदो-सजेशन ) के महत्व को स्वोकार करती हैं। एक असिद्ध 
शाख्ीय कहावत है कि 'जाकी ज॑सी भावना, ताकी तैसी सिद्धि ।२८ 


'22094-#५ ५५५ | कक (५-2 नन्‍्पेनलर न का +द बार प कमर ० 


इससे भी अधिक स्पष्टरूप में योग-वाशिष्ठ के अंतगंत कहा गया 
है--“हे महाबाहो ! अन्य बातों को भूलकर जिस प्रकार कोई अपने विषय 
में अनुभव करता है, चेसा ही वह हो भी जाता हे ।”४४ नाम-सुमिरत. 
उसी प्रकार प्रभावित करता है। आराध्य को स्मरण करते-करते 
न _द्वारा इतना भरपूर हो जाता हे कि वह उसकी जर हे कि वह कि वह उसकी जगह 

लेता है । कं कहते हैं कि “तुमसे स्मरण करता-करता में तू बन 
गया; अब रे मं नहीं रह गया। अब में तुझे पर न्‍्योद्धावर होता 
हैं, में जिधर देखता हूँ तू हो तू दीख पडता है ।”-+- 


+ आम आपका शहर (पल फन-म 









3 >नलनशाना&क- कम १++>नननमक नाता कान -निाक 3५७ 82438 +-१५०३+४५+- “जतक॥-०+ब७९०»++ »पक-न३०क भा+- कसानयकास्‍कल+तत०क० फट केमनलकमना रनास+ सका ्नान-कतनकल जा पलककका अजफकक, फिलटकन. उरन “१2० ह०व०--रॉता/क फ्क पान १0४७५ ' 'हाक नव 4 हम आकार पनमपम-३...साशस आकार १ १कहक पा >अकलभफन्क 


> यांदशी भावना यस्य सिद्धिभवति तादशी । 


9 भावित तीव्र सवेगादात्मनायत्तदेव स । 
भवत्याश महाबाहों विगतेतर संस्मतिः ।। 
। योग वाशिष्ठ। 
..# तू तू” करता तू भया, म्‌भमें रही न हूँ । 
बारी फेरी बलि गई, जित देखें तित त॥ ६ ॥ 
क७ भ्र ०, पृ० ५ | 


- चतुर्थ अध्याय २०५५ 


इस मग्न हो जाने की क्रिया-द्वारा अम्तिम मोक्ष की उपलब्धि हो 
जाती है, जिस दशा में व्यक्टि अपने को समष्टि के अन्तर्गत फिर से 
प्राप्त कर लेता हे और इूस प्रकार अपने स्वामो को पाते ही उसके 
अभीष्ट की सिद्धि हो जाती हे जिसके लिए वह आज तक सचेष्ट रहा 
है । 35303 है--- मेरा मन जब राम का स्मरण करता है 
तब वह रामेसंत्र हो जाता है इस प्रकार जब मन राम ही हो गया 
तो फिर में किसके सामने अपना शिर कुकारं ??”& स्मरण रहे कि 
अभीष्ट की यह सिद्धि निर्गेणियों के प्रत्येक सम्प्रदाय के. श्रनुसार 
भिन्न-भिन्न स्वरूप धारण करती है जसा कि हम उनके दाशनिक सिद्धान्तों 
की चर्चा करते समय पिछुल्ले अ्रध्याय में देख आये हैं । __..-+ 
/£ दे न लक दीप 5 प्रकार सुमिरन तीन प्रकार का होता है, '((१) जाप! जो कि 
याह्ाय क्रिया होती है, (२) 'अजपा जाप” जिसके अनुसार साधक बाहरी 
जीवन का परित्याग कर आशभ्यंतरिक जीवन में प्रवेश करता है और (३) 
अनाहत' जिसके ह्वारा साधक अपनी आत्मा के गृूढ़तम अंश में प्रवेश 
करता है जहाँ पर अपने आप की पहचान के सहारे वह सभी स्थितियों 
| को पार कर अंत में कारणातीत हो जाता है। इन क्रमों की ओर 
कबीर ने इस प्रकार संकेत किया हे--जाप मर जाता है अजपा- 
जाप भी नष्ट हो जाता है ओर अनाहत भी नहीं रह जाता, जब सुरति 
शब्द में लीन हो जाती हे तब उसका जन्म व मरण के चक्कर का भय 
- छूट जाता है |» 


जािललतय टली टीन कि नलनक नजजज जज: 





३५>-स्‍२अ सका नाथक फनमना१७७५३८4५७५०२५-३०+.३५७ हक ४33० कक तर तप &+ ४0% 9 कक की जन क पे ।त।क की 3 का ते अकनकी/ा। ० ॥ ++नक ता कक 


& मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन रामहि आहि । 
जब मन राम छू रहा, सीस नवाबों काहि॥ ८ ॥ 
क० ग्रं०, पृ० ५। 
ह। जाप मरे अजपा मरे, अनहृद हु मरि जाइ। 


सुरत समानी शब्द में, ताहि काल नहिं खाइ ॥ हे ॥। 
सं० बा० सं०, पू० ८७ । 


हे 


हु एटा हा... फ ये 
५६ हिन्दी काव्य में निग शा सप्रद 


>्च 


* दैनिक जीवन में किसी को कभी प्रार्थना को आवश्यकता नहीं पड़ती 
जबतक उसे किसी कमी का अनुभव न हो अथंबा उसपर कोई आपत्ति न 
आ पढ़ें । मनुष्य ईश्वर का नाम' वसी स्मरण करता है जब उसे जान पड़ता 
हैँ कि बिना उसकी सहायता के उसे अपने ऊपर आये हुए दुख से छुट- 
कारा नहीं मिक्त सकता। कमंकांड-ओ सी धर्मोंने अपने नियमानुसार 
इस प्रकार को मकोवत्ति को हृढ़ता खदान कर दी है ओर वे अपने पअनुया- 
यियों को इंश्वर का नाम-स्मरण इसलिए कराते हैं कि उसके द्वार उन्हें 
घन- सपत्ति मिलेगी और शारोरिक सुत्र भी प्राप्त होगा । इसमें संदेह: 
नहीं कि आथना ने मलुष्य को ये लाभ पहुं चाये हैं जिन्हें वे स्वप्न सें. भी 
पाने की आशा नहों कर सकते थे | किंतु, इस प्रकार की बदलोअत्त 
वास्तविक प्राथना नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसमें प्रार्थी बहुधा ृंश्वर 

कहीं अधिक उस वस्तु से ही अनुराग रखता हे जिसको उसे चाह रहा 
करती है ओर यदि बह उसे बिना इंश्वरीय सहायता के उपलब्ध हो सके 
तो वह उसे स्मरण करने का कभी नाम भी न लेगा । परंतु प्राथना की 

सच्ची चुति सें आकर कोड़े कभी इंश्वर से अधिक किस्सी अन्य वस्तु को 
नहीं समझ सकता ।॥ 
(छठ खुमिरन पुक प्रकार को प्र म.साधना है, वह कभी अपने .प्रियतम से 
५ चस्‍्तु की भोख मौँगने के उद्दे श्य से नहीं की. जा सकती, क्योंकि 
| ई मो को तो अपने प्रियतमः का जाम ही प्यारा हुआ करता है। यदि 
। कुछ साँगना ही हो तो वह स्वर्थ अपने प्रियतम को ही मॉँगेगा | कबीर का 
कहना था कि हे स्वामी में तेरे सिवाय और कोइ भी वस्तु नहीं चाहता । 
भी कहते हैं “हैं कर्ता तू मेरा यजमान हैं और में तुमसे अपनी 
दक्षिणा माँगता हूँ. तू मुझे अपना नाम दे दे ।?%& दाद का भी अनुरोध हैं 
स्वामी, यह शरीर तेरा है, यह आत्मा भी तेरो ह शोर ये सारे प्राण 


कक... सिभकनटर-2ककन्‍ममतानकः कल... कलम (3५० काका, 


९ करता तू मेरा जजमान । एक दक्षिना माँगौं, देहु अपरणणा नाम । 
| ग्रंथसाहब' पु० ७१६ । 









डिबननन % 


चतुर्थे अध्याय २२७ 


( भो तेरे ही हैं | रब कुछ तेरा है किंतु तू मेरा हे और थही सेरा 
ज्ञान हे & , 

"यदि सच पूछिये वी उसे कुछ मौगने की आवश्यकता हो नहीं रहती 
क्योंकि यदि नाम-स्मरण को भोतिक दुख वा सुख के छेत्र में किसी प्रकोर 
की शक्ति उपलब्ध हे तो उस मनुष्य के लिए जो ग्रभी तक स्वास्थ्य व 
आनन्द से युक्त हे ईश्वर का नाम और भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है | 
दुख उस दशा में हमारे ऊपर कोई अमाव ही नहों डगल खकता $ कबीर- 
ऋहते हैं कि “प्रत्यक मनुष्य भगवान्‌ को दुख में स्मरण करता है सुख 
में कोई भी सुमिरण नहीं करता । यदि सुख में सी चह स्मरण करने 
ल्वगे तो फिर दुख का अवसर ही उसे क्यों उपलब्ध हो?” १)८ जब निग णरे 
को यह आदेश मिल गया कि “चाहे हम बे हों, चलते हों, खरते हों, 
पीते हों ग्रथवर ओर भी कोई काम करते हों, प्रत्यक दशा में हमें 
चाहिए कि भगवान्‌ को अपने हृदय में विद्यमान समझते हुए उसे 
स्मरण किया करें, + तो फिर उसे किसी दुख या कमी के अनुभव करने 
की अवश्यकता ही कहाँ रह जाते हैं 4 परन्तु इंश्वर को सदा स्मरण 
करते रहने का यह डद्देश्य नियुखियों के अनुखार कभी नहीं हें । 


8 + बन कक जेजन न तन नाटक कप रस तन न «की. गन मत पंनन4 जम» कपनक न ५ +पना५५-+०५++९++ न काका. हनी वजन थे. धन ७ अलिसेनन्‍मन ननिनकनलमल-कनानाजान 





दकलबकल जननी नन न + »लि लिन कल नरम ककीनानकऑन बन. बना ना. अकेले 5 क्भ्म् 2 लथनिनर०+न्‍्ममल«न्‍क 


९9 तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड पराण ५ 
सब कुछ तेरा तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान | 
से० बां० सं० पृ० हे 
#* दुख में सुमिरण सब करें, सुंख में करे न॑ कोय | 
जो सुख में सुमिरण कर, दुख काहे को होय ३॥ 
+ बेंठे लंदे चालते, खान पान ब्यवह्ार ॥ 
जहाँ तहाँ सुमिरण करे, सहजो हिये निहार ॥। 
सं० बो० सं० १५३। 


के ५ $ 
श्न्द हिन्दी काव्य में निगण संप्रदाय 


“इनके लिए यद्यपि यह एक साथवा मात्र हे किंतु तो सी यह उनके 
लिए अपने अभीष्ट से किसी प्रकार कम नहीं | यह दूख़्रो बात है कि 
इसके द्वारा उसे इंश्वर के साथ संयोग होता है और उसे सांसारिक 
दुखों से निवृत्ति भी हो जाती है। प्रेमी अपने प्रियतम का नाम ह्लनें 
में उतना श्रजुरक्त रहा करता हे कि उसे उस बात की ओर कभी ध्यान 
ही नहीं जाता कि उसका परिणाम उसके ल्लिए क्‍या होगा ९ यही 
कारण है कि उसे सांसारिक दुखों का अनुभव नहीं हुआ करता। 
उसकी इच्छाएं और उसकी आशाएं सभी अपने प्रियतम भें केन्द्रित 
रहा करती हैं । उसके अतिरिक्त उसे कोई भी अभिलाषा वा आशा 
नहीं और दुख भी अतृप्त चासनाओं ओर भग्न आशाओं के अतिरिक्त 
हो ही क्‍या सकता है ९ 

नाम सुमिरन जिसे हम “मन्त्र योग! भी कह खकते हैं “सुरति 
शब्द योग? का ही एक दूसरा रूप है और इस प्रकार वह सारे योगों का 
भी योग है | भक्तियोग, राजयोग, मंत्रयोग, कर्मंग्रोग, लययोग, 
हठयोग एवं ज्ञानयोग भी उसी के विविध रूपांतर कहँ जा सकते हैं । 
सभी के आधारभूत सिद्धान्त इसके भीतर आ जाते हैं । अपनी 
 आारंसिक दशा सें यह मंत्रयोग है जो राजयोग-द्वारा श्रनुप्राणित रहा 
/ करता हे और अपनी अंतिम दशा में यही क्ानयोग है जिसमें 
उस निविकार के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति प्राप्त होती है । 
इसके लिए उस निरपेक्ष परमात्मा की सत्ता में अपनी सत्ता को भान 
करना पड़ता हैं। 'लययोग” वह हें जिसे निर्गंणी “लो” की संज्ञा देते हैं । 
अब तक कही गई बातों-ढ्ारा पूर्णतः स्पष्ट हो गया होगा कि इन सब 
की सिद्धि' एक प्रकार को प्रेम-साधना-द्वारा। होती है। यहा भक्तियोग है जिसे 
दुहराने की यहाँ कोड़े श्रावश्यकता नहीं है। इसके हठयोग पंव॑ कर्मयोग 
वाले रूपों के विषय में अब हम इस अध्याय के श्रगले प्रकरणों द्वारा 
विस्तार के साथ प्रकाश डाक्षंगे । 


चनुर्थे अध्याय २२६ 


जिस प्रकार आदि व अन्त का भान शब्द के द्वारा" हुआ करता हे 

ओर इस काल की ही सीमा की भाँति, जिस प्रकार दिशा एवं कार्य-कारण 
के अनुभवों की भी उत्पत्ति, उसी शब्द से ही मात्ी 
६, शब्द योग जाती है, उसी प्रकार इन सभी सीमाओं को अति- 

। क्रमश करने के लिए फिर से उसी शब्द में उनका 
लीन हो जाना भी आवश्यक होगा | शिवदुयात्ञ ने कहा भी है कि “शब्द 
को ही सबका आदि व अंत सी समममना चाहिए”? #चह योग जिसके वह योग जिसके 
ह्वारा सुरति एवं शब्द का संयोग सिद्ध होता हे ओर उक्त सीमाएँ शब्दु 
में फिर से लीन हो जाती हैं ; शब्दयोग अथवा सुरति शब्दयोग कह 
लाता हे ओर वह शब्द सर्वप्रथम भगवनज्नम के रूप में सं ह से निकल्नता 
है ओर अंत में स्वयं शब्द रूप ब्रह्म हो जाता है। इसे सहजयोग भी 
कहा जाता हू क्‍योंकि इसको सहायता से भी प्रत्यभिश्ठान का उदय 
होता है. । 

इस अवस्था सें निगेणियों का लच्ष्य शुद्ध सत्तारप हो जाना है 
जो वह मूलतः पहले से भी हैं, क्रितु जिसका यह अनुभव नहीं 
कर सकता, क्‍योंकि उसकी शप्रनुभूति एवं सत्ता के बीच प्रकृति का 
व्यवधान आरा जाता है।यह तभी संभव हे जब उस प्रकृति का 
अतिक्रमण कर दिया जाय जो हमारी सत्ता फो आदत किये रहती 
है ओर इसके लिए हमें उस प्रकृति को ही भत्नी भाँति समर लेना पड़ेगा 
और उसके रहस्यों को सी जान लेना होगा जेसा कि ल्ययोगसंहिता 
तंत्र में कहा गया हे “ब्रह्म ( पुरुष ) से उत्पन्न होने के कारण प्रकृति . 
अर्थात्‌ पिंड व ब्रह्माण्ड एक ही समान हैं। वे समष्टि एवं व्यष्ठि के संबंध 
रूपी बनन्‍्धनों द्वारा बंधे हैं। ऋषि, देव एवं पितृ लोग पिंड म॑ रहा 


सकल ++-0५%.. ००७५० ३७३५३ कक कम ३९ आपकी कम 





अननीनीन+जचकिल कल लक + 


& सबका झ्ांदि दब्द को जान | श्रन्त सभी का शब्द पिछान । 
सारवचन पृष्ठ १६१। 


| जा 


२३० हिन्दों काठ्य में निगण संप्रदाय 


्च्कः 


करते हैं और ग्रह नक्षत्र एवं राशियाँ ब्रह्माण्ड में रहा करती हैं। 
अतएव पिंड के ज्ञान-द्वारा ब्रह्माण्ड का ज्ञान भी संभव-है | ओर पिंड 
का ठोक ठीक ज्ञान गुरु से प्राप्त करने के लिए प्रकृति को पुरुष से 
ल्लीन कर देना आवश्यक होगा १७ इस प्रकार वास्तविक योग की 
उपलब्धि के लिए अत्येक साधना में इस प्रश्न पर दोनों ओर से विचार 
करना पड़ेगा । उस सत्ता के साथ तद्ग प हो जाने के लिए पूर्ण अभिलाषा 
होनी चाहिए और इस बात के लिए भी भूख होनी चाहिए कि किस 
प्रकार अक्ृति के ज्ञान-हारा उप्तका अतिक्रमण कर देवे । आधुनिक पारि 
भाषिक शब्दावल्ली के अनुसार-पहक्क को रहस्यचाद ओर दूसरे को 
'डिकल्टिज़्म' ([220ए[| ६577) कहेंगे और जेसा कि अंडर-हिल को चस्तु- 
स्थिति से बाध्य होकर मानना पड्ा हे, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। परंतु 
नियु णियों के विचार से, यह बात नही हे, क्योंकि वे इनको पुक दूसरे का 
पूरक समभते है । यदि कोई मत इनसें से किसी एक की उपेक्षा करता 
है तो, समझना चाहिए कि वह परमात्मा की आर निर्दिष्ट किये गये मार्ग 
की सभी आश्यकताओं को पूर्ति कर सकने सें असमर्थ है | ईसाई रहस्य 
वाद, जिसने अस्तित्व वा सत्ता को संर्ति की निर्तात उपेक्षा कर के, 
उपलब्ध करने का प्रयत्न किया था, उसी प्रकार भयानक भूल का दोषी 
कहा जा सकता है। जिस प्रकार आधुनिक 'डिकट्टिज़्मः ((020ए ४77) 
जो कि संस्टति के रहस्य का सत्ता से प्रथक व भिन्न अ्रथ में प्रयोग करना 
अपना लक्ष्य मानता हे । किंतु निगु णी संतों के शब्दयोग सें, श्राध्यात्मिक 
साधना की पूर्ति दोनों के सहयोग से होती हुईं दीख पड़ती है। नाम 
सुमिरन जिसकी चर्चा पिछुले अकरणों में की ज। चुकी हे शब्दयोग के सभा 
वाले अंश को सूचित करता है। उसका संसतिवाला अंश जिसका सम्बन्ध 
विश्व को सष्टि से है, आगे के पृष्ठों में बतल्लाया जायेगा | 


अल अननजओिगए किन तार हनन वनन-वननरन.क्‍ननननननीशिगननकन-ननयनननकनकन नननन न तिणय धन नैना पलट पटक पलगक व अमान पिनतालीना फेम लिकननिकनननम फेनन-न कनननननन सन. हननननननननननमयनननऊअमकबननननन- जनक +०मल की. करत हक... जाकर! कटकृत अत ककलआअामोलत 





अरममम«ःञज«ान किमी न * “मम पानआआल+- 9. ज+मभममनाण 


१--लययोग संहिता पृ० १-२। 


चतुर्थ अध्याय २३१ 


ईस प्रकार के ज्ञान के विषय सें, इसके सभी मानने वाले सहमत हैं । 
साधारण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है कि बह्मांड अथात्‌ शब्द शरीर 
वा निरंजन तथा पिंड में न्यूनाधिक पूर्ण साइश्य है। इसाइयों की यह 
धारणा मी कि इश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप रचा था, इसी दृष्टि से 
समम में आ सकतो है। मानव शरीर, प्रत्येक गृढ़ विद्याओं-द्वारा विश्व 
फा सूचम रूप अथवा सूद जगत माना जाता है ओर निगुण पंथ 
चालों का यह एक साधारण कथन हं “कि जो कुछ ब्रह्मांड में है, 
चह पिंड में भी हैं । ”?& तुलसी साहब ने कहा हैं कि “यह शरीर 
ही मसजिद है जिसमें चोदहों तबक विद्यमान हैं ?+८ परंतु इन चोदहों 
के अन्तर्गत निचले लोकों की भी गणना की गईं है। ऊपरी लोकों के 
विषय सें भो वे इसी प्रकार कहते हैं ओर उनकी संख्य। आठ उठहराते हैं । 
“वे महल भोतर हैं जहाँ पर सन्‍त लोग वित्लास करते हैं। सन्त लोक, सत 
पुरुष का स्थान है जिसका ध्यान पूर्ण रूप से सुरति के साथ करना चाहिये 
सद्गुरु के लोक तक पहुंचने के लिए स॒प्त गगन को पारकर ऊपर जाना 
पड़ता हैं | नीचे के तीन लोक निगु ण के निवासस्थान हैं । ?? + 


परंतु पिड व ब्रह्मांड के इससाइश्य को भल्ली भाँति समझने के पहले 
हमें परमात्मा के इस मंदिर के रहस्यमय व्यवच्छेद की भी एक धारणा 
& जो पिड़े सो ब्रह्मांडे जानि, मान सरोवर करि असनान ।।| ३२८ ॥। 
क० ग्रं०, पृ० १६६॥। 

» साँची मसजिद तन को जानो, जामें चौदह॒ तबक समाना | 
'घट रामायण पृ० ८७ । 


"लिन 





+ झाठ महल अ्रदर के माँही, संत बिलास करें तेही ठाहीं । 
सत्ततोक सत पुरुष का; करे सुरति से ध्यान । 
सात गगन ऊपर चढ़े; जहँ सतगरु का अस्थान ।। 
ह॒ 'रत्न सागर पृ० १५। 


हे कक... हु ७ के 
२३२ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


बना लेनी चाहिए। सानव शरीर से महत्वपूर्ण स्वायुकेन्द्रों वा संध्थानों 
का अस्तित्व बतलाया जाता ह जिन्हें योगी व निगु णा लोग चक्र अथवा 
कमल कहा करते हैं ओर जिनमें इंश्वरीय शक्ति के ग़रुर्त रूप से किंतु 
क्रसश; बढ़ते हुए परिमाण में वर्तमान रहने सें, विश्वास क्रिया जाता हैं । 
पर की भाँति, अधिकतर निगु णी भी यही मानते हैं कि मानव शरीर 
गे रचना , उसके अ'तर्गत, इनमें से छुः कमलों के साथ हुई है, वे 
उप्के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में बने हुए हैं ओर उन सबके ऊपर एक शोष' 
कमल की मधानता हे । 
गुदास्थान एवं जननेन्द्रिय के बीच, जिसे योनि भी कहते हैं. भोर 
जो स्त्रियों की गुप्तेन्द्रिय को जगह पड़ता है, ''मूलाघार” नाम का कमल 
हैं जिसे निगु णी लोग बहुधा केवल मूल नाम से अभिहित करते हैं, ओर 
जिसके चार दलों में एक सूर्य निवास करता है। 'स्वाधिष्ठान चक्र! (वा 
स्वाद) छु; दलों का कमल हैं जो जननेन्द्रिय के भूल में श्रवस्थित हैं। 
हु वा नाभिचक्र दस दलों का है जिसका स्थान नाभि-पदेश हं और 
इसी प्रकार बारह दलों का आवाहन! व हृद्यचक्र हृदय में, सोलह दलों 
का “विशुद्ध/ वा क्ंठचक्र कंठस्थान में तथा आज्ञा! वा आकाश चक्र, जो 
केवल दो दलों का हें, दो भौंहों के बीच चतमान है। मस्तिष्क प्रदेश के 
अन्तर्गत चह शीर्षकमल है जो. 'सहखार” कहलाता है ओर उसमें सहरत 
दल्न हैं जेंसा कि उसके नाम से भी प्रकट होता है। 
बनारस के निकट सारनाथ में जो बुछ की मूर्तियाँ रखी हुईं 
हैं उनसें से कुछ में पहले ऐसा जान पड़ता हैँ कि उन्तके शिर पर एक 
छोटी सी बाजदोर टोपी बनी हुई है, क़रिंतु उनमें जो उक्क टोपी के 
श्राकुचित अ्धोभाग जान पढ़ते हैं वे चस्तुत; हस कमञज् के दल्न ही 
हैं। निगुशियों को भी इन चक्रों के अस्तित्व में विश्वास है किंतु 
वे सभी इनके दुलों की संख्या एक ही समान नहीं झहराते। कबीर 
व अन्य बहुत से निगुणी, उक्त साम्प्रदायिक धारणा से, संख्या के विषय 


चतुर्थे अध्याय २३१ 


सं पूरा सहमत हैं किंतु शिवद्याल्ष साहब के अनुसार योगशास्त्रों द्वारा 
बतलाये गये छुट्टों चक्र उनके स्थूलन रूपों को ही म्कट करते हैं शोर उनका 
पिंड अथवा मुख्य शरोर भाग से संबंध है, उनके अतिरिक्त अन्य ऐसेही 
चक्रों के तीन ओर भी समूह हैं जिनमें से प्रत्येक में क्रमशः बढ़ती हुई 
सुच्मता के साथ तीन-तीन चक्र वर्तमान हैं । इन तीनों अन्य समूहों सें से 
सबसे नीचेवाले का संबंध ब्रह्मांड से हे ( जो अंडाकर विश्व का प्रतिरूप 
होंने के कारण, मस्तिष्क का ही एक नाम है ) ओर जिससें सहखदल 
कमल, ब्रिकुटी एंवं दशम द्वार चतमान हैं, ब्रह्मांड के आगे बाल सध्य- 
चर्ती समूह में अचित्य कमल, भवर गुफा व सत्यपद्‌ हैं। कहा जाता है 
कि योगियों को भी ब्रह्मांड के इन चक्रों का केवल एक धुंधल्ला स्रा ही 
दर्शन होता है | संत श्रथवा नियु णो महात्मा ही खत्यपद तक पहुंच 
सकते हैं । अंतिम तीन पदों का ज्ञान केवल शिवदयाज साहब को अथवा 
उन लोगों को ही है जिन्हें उन्होंने बतलाने की कृप! की होगी ।$$ 
शिवदयाल के अनुयाय्रियों ने पिंड, बह्यांड तथा उसके परेचाल्े 
समूह के साइश्य को पूर्ण करने के विचार से इन ऊपरवाले समूहों की 
संख्या को घटा कर दो कर दिया हे ओर, इस प्रकार चक्रों की कुल संख्या 
को तीन मान लिया हैं । इसलिए ऊपर के जो दो चक्र-समूह मस्तिष्क 
के भूरे एव श्वेत भाग सें पड़ते हैं उनसें से भी प्रत्येक सें उनके अनुसार 
छुः चक्रही बने हुए हैं । उन लोगों ने, मानव शरीर एंवं विश्व में 
साइश्य दिखलानेवाल अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते समय आधुनिक 
शरोर-विज्ञान व खगोल विद्या-संबंधी अपने ज्ञान का भी प्रयोग करने की 
चेष्टा की है। विश्व-रचना-विषयक उनकी धारणा नितांत अपनी है । उनके 
अनुसार इसके तीन बड़े-बड़े भाग हैं जो, हमारे सोर संप्रदाय के प्रधान 
नक्त॒त्नों को लेकर, चक्रों के स्थूलतम समूह की जगह पर हैं ओर जिनमें 


कब नस 3नन >मननभ+++फममकमान्‍न अकमी> किक केकनमे +े...2ल्‍नकनात न मनन है के. कताक थे के... पथ + जज न मन के ३ अन्‍कनी अल उमनननलती तन जाकल कल जप _-+--7००-+-॥ 4४, 
रे 


के सारबचन' भाग २ १० ३६६८-६। 


२३४ हिंदी काव्य में निर्गंण संप्रदाय 


भौतिक व आध्यात्मिक जगत्‌ दोनों हो वतमान हैं किन्तु जहाँ आत्मा के 
ऊपर भौतिक तत्वों की प्रधानता है। अभी देखना यह है कि कोई इससे 
भी आ्रागे बढकर, उक्त साइश्य में केप्टेन (९ 800 ज7। शैनली (58॥9) 


“और डि सिल्टर (06 927 -तामक विश्वों को भी स्थान दे देता है 


ञ्् 


या नहीं , जिनका पता उन नामोंवाले महान्‌ ज्योतिषियों ने अन्वेषण 
करके संसार को बतला दिया है। उन प्रदेशों के दो अन्य भी बड़े-बड़े 
भाग हैं। इनका साइश्य वे चक्रों के उन दो सूचम समूहों के साथ ठह- 
राते हैं जो मस्तिष्क के क्रमशः भूरे एवं श्वेत अंशों में बतलाये जाते हैं 
और जिनमें से प्रत्येक में उन चक्रों के चिह-स्वरूप छु। छिंद्रों का होना 
भी कहा जाता है। कबीर के भो एक पद में, जो स्पष्ट रूप सें क्षेपक है, 
इस अकार के तीन विभागों की चर्चा की गई हे जिनमें से प्रत्येक में सात 
प्रदेश हैं ओर जिनके आगे भी अन्य पाँच ग्रलोकिक लोक हैं । बढ़े विभाग 
के सबसे नीचेचाले प्रदेश को पाताल कहा गया है, बीचवालों के नाम 
आकाश दिये गये हैं ओर सबसे ऊपरवाले सुन्न कहे गये हैं। मरे 
विचार से ऐसा करना रहस्यवादी-शरीर-विज्ञान के क्षेत्र में दाशेनिक परात्पर 
चाद को ला जोड़ना है। परंतु जेसा कि मैंने अन्यत्न भी कहा हे, प्रदेशों 
की इस अनियमित संख्या-वृद्धि का एकमात्र आधार वा प्रमाण अनुभव 
के ज्षेन्न सें ही हूं ढ़ा जा सकता है। जो हो, इतना स्पष्ट हे कि कबीर के छः 
चक्रों तथा यदि सहस्नार को शीष-चक्र कहा जाय तो उसके भी अतिरिक्त 
ओर अधिक नहीं माना था ओर कुछ नाम, जो उक्त परात्परवादियों द्वारा 
उनके बतलाये गये उच्च स्थानीय चक्रों को दिये गये हैं, वे नीचेवाले 
प्रदेशों को ही देते हें । उदाहरण के लिए भवर गुफा को उन्होंने श्रनाहत 
चक्र में तथा त्रिकुटी को आज्ञाचक्र में स्थान दिया हे । 

इन चक्रों से वस्तुतः सम्बन्धित होने पर भी, बहुसंख्यक पदों को 
अपना अस्तित्व सिद्धू करने के लिए नितांत भिन्न स्थान ग्रहण करना 
पड़ेगा । उक्त घटचक्र नियामक प्रेस-बटनों या उन कुजियों के समान 


चतुर्थ अध्याय २३५ 


होते हैं, जिन्हे यदि काम में लाया जाय तो उस शरीर के सारे स्पंदनों 
का नियंत्रण जिन्हें अन्यत्न कोश कहा गया हैं, पत्येक अकार के स्थूल 
वा सूक्ष्म स्तर के क्रम से किया करते हैं। इन्हीं. स्तरों को क्रमान्चित 
कर लेने पर, पदों की संज्ञा दी जाठो है | इसमें संदेह नहीं कि ऋमों 
की संख्या उन प्रयोगों पर हो आश्रित हैं जो हम उक्त नियामक बटनों 
का कर सकते हैं । 

योग शास्त्रानुसार ये षट-चक्र उस सुघुम्ना नाड़ी के भोतर भिन्न-भिन्न 
अवस्थान माने जाते हैं, जिसके निम्न सिरे अर्थात्‌ मूलाधार कमल में 
प्रकृति वा आध्यात्मिक शक्ति अपनो साढ़े तीन कु डल्ियां हारा उससे तथा 
डसके वाम भाग सें अवस्थित इड़ा, एवं दाहिनी ओर की पिंगला नाड़ियों 
से जो उसके साथ उसके ऊपर वाले छिद्र वा ब्ह्मांध के पास पुरुष के 
निवास स्थान सहस्रार में मिल्लतती है, सर्पिणी कु'डल्निनी के रूप में लिपटी 
रहती है। 'लययोग संहिता तंत्र” सें कहा गया है कि “ कु डलिनी मूला- 
धार में सुप्त रहती है ओर सहखार में नित्य-पुरुष का वास है । जब तक 
कु डलिनी सोती रहती है वाह्य सष्टि चलती रहती है । जब योग साधना 
की भिन्न-भिन्न युक्तियों द्वारा वह ज़ागृत की जाती हे तो वाह्य सष्टि का 
उस पुरूष सें लय हो जाता हैं ।?& सहखार के सहखदलों सें चतमान 
चन्द्र अमतस्राव करता है जो इड़ा नाड़ी द्वारा बहा करता हे और चार 
दलों के मुलाधार सें वतमान सूथ उसे सोख लेता है तथा, उसकी 
जगह, विषमय रस श्रवाहित करता हे जो शरीर में समिन जाता हे ओर 
जिसके कारण उसमें समय के पहले ही दास होने लगता है। योगीलोग 
चन्द्र द्वारा निकलने वाले उस अमत का पान कर उसे शरोर में व्याप्त 
कर देना तथा उसकी सहायता से उक्त विषल्ञे रस के भावों से मुक्त हो 
जाना चाहते हैं। 


हनन पक क्‍मे मेक आह. किन 3 हक नमन ऋत तक नटतरिता-फनन--कतक न (8-० “नव अलल आग अल उसके अब०-म जम हल है «दाना कि “कक किन कक कर बिक नह मम 


बे पृ०२। 


हिंदी छू फ श्‌ [.ह 
२३६ हिंदी काव्य में निग॒ण संप्रदाय 


चन्द्रमा सत्ता अथवा हमारे मोलिक अमरत्व का अतोक हे आर इसी 
प्रकार सूर्य भी विकाँस वा हमारे उस पक का द्योतक हे जो परिवतन- 
शील व नाशंमान है ! अमरत्व के रस का विषल्े #स में परिवर्तित होकर 
उस प्रकार के नाश का कारण बन जाना भो सता से विकास में परिणत 
होने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भौतिक पक्ष में उत्पादन भी परिवतन 
के तत्व का ही व्यक्त व वाह्यहप है । शरीर में खावित होनेवाला उससें 
संचित जीवन-तत्व का ओजस नामक परिणाम है जिसके द्वारा इश्वरोय 
गुणों की उपलब्धि होती है ओर योगिपों का शरीर एक अ्रक्राश-मंडल से 
परिवृत हो जाता है। सूलाधार-स्थित सूर्य द्वारा रस के न निकलने की 
दशा में प्रत्येक व्यक्ति उस हेश्वरीय शक्ति का अनुभव कर खकता है 
जिससे योगियों को अमरत्व मिला करता है । जीवन तत्व के रस के शरीर 
के बाहर सूर्य कहलाने वाले कतिपय माँसर्पिडों द्वारा, निकल्नने को ही 
लाक्षणिक ढंग से विषेले रस का शरीर में अ्रवाहित होना कहा जाता है । 
जोवन-तरव वाले रस को जो सूच्म बिंदु व सत्ता का ही स्थूल रूप है 
निगु ण्‌ मत के अ्रजुसार भी सुरक्षित रखना आवश्यक है । 

ऊपर के उन आध्यात्मिक पदों तक पहुँचने के लिए जिसमें श्रनाहत 
नाद वा परमात्मा शब्द सुन पड़ता, तथा अम्गत रस का स्वाद मिलता हे 
यह आवश्यक है कि ये आध्यात्मिक शक्ति के केन्द्र भी सक्रिय हो जायें। 
थोग साधना की शाश्लीय पद्धति का अ्रष्टाज़' योग भो इसी बात को लक्ष्य 
करता है| इसका मुख्य साधन प्राणायास वा श्वास का नियसन करना 
है। श्वास एक प्रकार से शब्द का ही सूचंमतम रूप है । योग पछ्ति में 
श्वास-विज्ञान अपनी पूर्णता तक पहुँच गया है । जब श्वास कुछ समय 
तक बाय नथने से चलता हैं तो इसका इड़ा श्रथवा चन्द्रनाड़ी से होकर 
चलना कहा जाता है। और इसो प्रकार जब यह दाहिने नथने से जाता है 
तो इसका प॒िंगजा वा सूथनाडी से होकर चलना बतलाया जाता है और 
जब की यह दायें तथा बाये नथने से बारो-बारी होकर चला करता है. 


चतुर्थ अध्याय २३७ 


तो इसका ग्रवाह सुघुम्ना नाड़ी से हुआ करता है, जहाँ पर चन्द्र एवं 
सूर्य की उक्त दोनों नाड़ियाँ आपस सें मिल्न जाती हैं। इसे अग्नि नाड़ी 
भी कहते हैं। ये नाड़िय़ाँ ऋमशः गंगा जमुना एवं सरस्वतो भी कहलाती 
हैं। आज्ञाचक्र से होकर जाते समय ईडा बरुण कही जाती है। और 
पिज्ञज्ा को असी को नाम दिया जाता है तथा इसी कारण उस चक्र को 
भी वाराणसी वा काशी कहा करते हैं । प्राणायाम से अभिप्राय धोरे धीरे 
भीतर को ओर दी श्वास लेना ओर इस किया को बारी-बारी दोनों नथनों 
ह्वारा करना, वायु को जब तक संभव हो रोक रखना तथा अंत' सें उसे 
दूसरे नथने से बाहर निकाल देना होता है | श्वास के भीतर ले जाने को 
पूरक, बाहर निकालने को रेचक तथा रोक रखने को कुभक नाम दिये 
गये हैं रोक रखने की अवधि को क्रमशः धीरे-धीरे बढ़ाते जाना चाहिये ! 
विश्वास किया जाता है कि प्राणायास का लगातार अभ्यास उस योगिक 
शक्ति को ज्ञागृत करता है जिसका प्रतीक सूर्याकांर कु डलिनी है जो मुला- 
धार के भीतर प्रसुप्त समझो जाती है ओर जो ऊपर को. चढ़ती हुई, अन्य 
केन्द्रों को भेदन कर उनसें निहित शक्ति को उद्बुद्ध कर देती है। ज्यों- 
ज्यों डन केन्द्रों का सेदन होता जाता हे स्यों-त्यों साधक अ्रनुभव के 
उच्चतर सारों तक पहुँचता जाता है| अद्भुत दृश्य देखा करता है ओर 
अल्लौकिक शक्ति प्राप कर लेता है। कुछ ज्ोग इसे हो परमात्मा का 
दशन मान लेते हैं, कितु साथक को चाहिए कि कह इस प्रकार के प्र्लो- 
भनों से अपने को बचाता चले । जब आज्ञाचक्र अथवा दोनों अवों एवं 
नाक का मध्यवर्ती केन्द्र जो त्रिकुटी भी कहा जाता हें प्राप्त हो जाता हे 
तब कहीं सच्चे आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता और जब कूंडलिनी 
बह्रन्थध तक पहुँच जातो है तब सन पूर्णतः शांत हो जाता है तथा 
विषयों से विंनिवृत्त होकर अंतमुख बन जाता हैं । इस स्थिति को उन्म्रन 
दुशा वा श्रति चेतनावस्था कहते हैं। इसो दशा के प्राप्त हो जाने पर 
अनाहत नाद वा ईश्वरीय शब्द सुन पड़ता है जिसंसे अस्त रस का स्वाद 


श्श्८ हिन्दी काव्य में निगु ण संप्रदाय 


मिलने लगता है झौर परमात्मा के प्रकाश का दृष्टि-गोचर होभा भी 
संभव बन जाता है। यह चही दशा है जिसे वेदान्ती तुरीयावस्था 
कहते हैं और जो बहुधा दशर्वे द्वार का खुलना भी कहलाता हे । 

नोचे दिये गये प्रतिनिधि निगुण सन्त कवियों के उदधरणों द्वारा 
इन योग संबंधी विश्वासों तथा अभ्यासों का स्पष्टीकरण किया जा 
सकता है । 


उलटि पवन कहूँ राखिये कोई मरम बिचारे | 
साँधे तीर पताल को फिर गगनहि मारे ॥५४॥ 
क० ग्रं०, पृ० श्श्प । 
अर्थात्‌ लौटने पर प्राणवायु को कहाँ पर संचित किया जाय इसके रहस्य 
पर कुछु ही लोगों ने विचार किया होगा । तीर को, सर्वप्रथम पाताल 
की ओर लक्ष करो और तब उसे आकाश की ओर छोड़ो । तीर यहाँ 
प्रसंगानुसार प्राणवायु ही हो सकता हैं इसमें संदेह नहीं । 
प्रकट प्रकास ज्ञानगुर गमि थी ब्रह्म अगिन परजारी | 
ससिहर सूर दूर दूरंतर, लागी जोग जूग तारी ॥ 
उलटि पवन चक्र षटबंधा, मेर डंड रस पूरा। 
गगन गरजि मत सुत्र समानता, बाजी अनहूद तूरा ॥ ६॥ 
क० ग्रे०: पु० 8० | 
अर्थात्‌ गुरु के संकेतों का अनुसरण करने पर मुझे प्रकाश के दशन हुए 
श्रोर उसने ब्रह्माग्नि प्रज्ज्वजित कर दो। चन्द्र च सूर्य आपस में दूर 
रहते हुए भी योग सें मिल गये । श्वास के उलटने से षटचक्र का भेदन 
हो गया ओर मेरुदंड व सुघुम्ना अम्गत रस से भर गई । मन समाधि 
में लीन हो गया, गगन गर्ज रहा है ओर अ्रनाहत भी बज रहा हे | 
प्रवध्‌ गगन मंडल घर कीजे । 
प्रमुत भरे सदा सुख उपजे, बंकनालि रस पीजे ॥। 


चतुर्थ अध्याय २३६ 


मूल बाँधि सर गगन समाना, सुखमन पोतन लागी। 
काम्म क्रोध भया पलीता, तहँ जोगण जागी।। 
५ क० ग्रं० पू० ११० | 
अथात्‌ अपयुक्त पुरुषों, अपना निवास गगन में कीजिये | अम्ूृतरस चू 
रहा है ओर शाश्वत आनन्द उत्पन्न कर रहा है, बंकनाल वा सुषुम्ना उस 
अम्ृतरस से भरी जा रही हे | मूल ८ मूलाधार ) के केन्द्र को संकुचित 
करके तीर सुघुम्ना से होकर गगन अथवा त्रिकुटी तक पहुंच गया। 
काम एवं क्रोध का प्रभाव जाता रहा जब योगिनी (कु डल्निनी) जाग्रुत 
हो गई । 
मनवा जाय दरीबे वेठा, मगत भया रसि लागा। 
कहे कबीर जिय संसा नहीं, सबद अनाहुद बाया ॥| 
द * क० ग्रं० पु० ११० । 
श्र्थात्‌ मन दूस द्वार तक पहुँचकर अम्टृतरस द्वारा सिक्त होकर बेंठ 
गया । अब मुझे कुछ भी संदेह नहीं रह गया, क्‍योंकि अनाहद नाद 
बज चुका । 
उन्मनि चढ़या मगन रस पीव ॥॥ ७२ || 
क० ग्र०पृ० ११० । 
थौत उन्‍मन की दशा तक पहुं चकर वह मगन होकर अझूत का 
पान करने लगता हे | 


गोरख सो जिन गोय उठाली करती बार न लागे। 
पानी पवन बंधि राखे, चंद सुरज मख दीये॥ 
गरु ग्रथ साहब 
अर्थात्‌ गोरख वह हे जिसे गोप्य वस्तु के जान लेने सें विल्लंब नहीं 
लगता ओर जो चन्द्र एवं सू्थ के संयोग द्वारा जीवनरस -( वीय॑ ) एंचं 
प्राणों को नियमित रखता हे | 


हि 


२४० हिंदी काव्य में निग॒ु ण॒ संप्रदाय 


ससिहर के घर सूर समावे, जोग जुगति की कीमत पाव । 

(गुरु ग्रंथ साहब 

श्रर्थात्‌ जब सूथ चन्द्र में प्रवेश कर जाता है,,तभी योग की युक्ति का 
महत्व जान पड़ता हे । 


| स्वास उसास बिचार कर, राखे सुरति लगाय । 

' दया ध्यान त्रिकुटी धरे, परमातम दरसाथ॥॥ 

प्रथभ बेठि पाताल सू्‌+ धमकि चढ़े श्राकास । 

दया सुरति नटदिनी भई, बाँधि बरत निज स्वास ।। 
सं० बा० सं० भाग १,१० १६६ | 


अर्थात्‌ गंभीर एकाग्रता द्वारा अपने चित्त को श्वास-प्रश्वास सें लगाओ । 
दया कहती है कि त्रिकुटी में ध्यान लगाश्रो और परमाथ्मा के दशन हो 

३३/ है 
जायेंगे , सुरति जागृत हुआ आत्मा नट के समान हो जाता है और 
श्वास-प्रश्वस की रस्सी पर चलने लगता है। यह पहले पाताल में 
प्रवेश करता है ओर तब गगन की ओर दोड़ता हे । 


कबीर एवं गोरख के बीच शाख्रार्थ का चुन करने वाले पद जिनसें 
गोरख की पराजय दिखलाई गई है ओर जो कबीर की रचना समझे 
जाते हैं अनेतिक्य का उदाहरश समझे जाते हैं और चे स्पष्टतः प्रत्निद्ध 
हैं। किस प्रकार वे कबोर जिन्हें घटचक्र सोने के बने कमरे जान पछते हैं, 
जहाँ वस्तु सुरक्षित रूप में निहित है, गोरखनाथ का ऋण भूल सकते 
हैं? उन्होंने गोरखनाथ, भत्‌ हरि व गोपीचन्द्‌ की प्रशंसा स्वयं की 
हैं ओर कहा है कि वे विश्वचेतन के साथ मिलकर आनंदित बने 
रहते हैं । हि 

गोरखनाथ के निम्नलिखित उद्धरणों के साथ निर्गेण संग्रदाय के 
अनुयायी संतों को उक्त रचनाओं की तुलना करने पर पूर्ण रूप से स्पष्ट 
हो ज्ञायगा कि ये क्ञोग नाथ पंथ के कह तक ऋणी थे -- 


चतुर्थ अध्याय २४१ 


क्र 


ऊँ आसन करि पदमासन बंधि । पिछले झ्रासन पवना संधि । 
मन मुछावे लाव ताली ।" गगन शिखर में होय उजाली । 
प्रथम बेसि. बाज बंधि। पवना खेले चौसठि संधि । 
नव दरवाजा देंवे ताली | गगन सिखर में होय उजाली । 
ऐसा भुश्नंगम जोगी. करे । धरती सोखि अ्रम्बर भरे। 
गगने सुर पवने सुर तानि । धरती का पानी श्रम्बर ग्रानि । 
ता जोगी की जुगति पिछानि । मन पवन ले उनसनि आनि | 
मन वैवन ले उनमन रहे । तो काया गरजे गोरख कहे । 
आत्म बोध, पृ० २४१ । 


चंद सूर समय करि राखो आपे आप जू मिलिया | 

वही पृ० २०० ! 

नीभर भरें अमी रस पिवणा सटदल बेध्या जाई । 

चाँद विहूणा चाँदणा देख्या गोरख राई॥| 
वही पृ० १२६ । 
अर्थात्‌ “ऊँ पदूमासन पर बेठ जाओ और तब श्वास की ओर ध्यान 
लगाओ । मन को नष्ट कर उस पर ताला लगा दो । गगन शिखर 
प्रकाश दीख पड़ेगा । प्रथम प्रवेश बाय नथने से होता हे और तब प्राण 
कुृत्॒ चोसठों संधियों में खेलने लगता है | नवो द्वारों पर ताला लगा 
दो दसवें पर प्रकाश दीख पड़ेगा | योगी को तब ऐसे सर्प से काम 
लेना चाहिए जो धरती को सोख लेता ( सबसे नीचे की ओर वर्तमान 
यौगिक शक्ति को खींच लेता ) ओर आकाश को भर देता हैं। आकाश 
में स्थित स्वर को बाहर निकाजो ओर धरती के जल को आकाश तक 
पहुँचा दो। उस योगी की युक्ति को समझो, मन एवं प्राण को सम्बद्ध 
करके श्रति चेतन को जाग्मत कर देता हैं| गोरख कहता है यदि कोई मन 
एवं वायुं को नियमित करके डउनसन की स्थिति उत्पन्न कर देता है तो 


२४२ हिंदी काब्य में निगुश संप्रदाय 


शरीर अनाहत नाद से गूज उठता हैं |?” “यदि तुम आत्मा को परमास्मा 
में मग्न कर देना चाहते हो तो सूर्य एवं चन्द्र को नियमित करो !” 
“जब षटचक्रों का भेदन हो जाता है तब योगी 'के पीने के लिए अख्तत- 
स्लाव होने लगता हे। गोरखनाथ ने वहीं पर चन्द्र के त्रिना रहने पर भो 
चाँदनी देखी थी ।”” 

गोरखनाथ के शआ्आासनों का प्रसंग यदि छोड़ दिया जाय तो, उनसें तथा 
निगु ख संप्रदाय के संतों में एक श्राश्व्यंजनक समानता दिखाई पड़ेगी । 
कोमज़ शुक्ल कला ही नहीं श्रपितु शब्दाचल्ली भी दोनों की एक ही 


समान हैं । सुरति, निरति, उन्‍्मन आदि शब्दों को गोरखनाथ एवं अन्य 
संतों ने अपनी हिंदी रचनाओं के अ्रन्तर्गत एक ही अथ में प्रयुक्त किया हे... 


इसमें संदेह नहीं कि निगंणी संतों ने, श्रजपाजांप को योग की 
एक साधनाविधि के रूप में, गोरखनाथ के ही मत से लिया है। मन को 
एकाग्र करना व श्वास को नियंत्रित करना अज्पाजाप की एक पूथव विधि 
है जेसा कि अनुरागसागर के एक पद्म से प्रकट होता हैं--- 
जाप अ्रजपा हो सहज धुन, परखि गुर गम धारिये । 
मन पवन थिर कर दाब्द निरखे, कर्म मनमथ मारिये ॥। 
बोधसागरं भा० २१० १३। 
क्योंकि जेसा कि गुलाल ने भीखा को बतलाया था “शब्द ब्रह्म है, 
बिना श्वास के मन बच्चा हैं, परंतु श्वास के साथ रहने पर माया हो 
जाता है जिसमें प्रिगुण के खेज चल रहे हैं । श्वास के नियंत्रित हो 
जाने पर मन का चक्कर लगाना बन्द हो जाता है और सभी कार्य रुक 
जाते हैं |” & किंतु जान पड़ता है कि जहाँ योगियों का प्राशायाम बल 


3 कनिनजीनिगकननपननन,. पवन चिनिलिलननमक पक आन तनमन फासन»+ ५ ऊना पक ० +९ कक लेप वन ल जप न पवन तक जन कनमा++पन-थत कल नन एव मन नव न 93२ ।काकग> कर स्‍काननककत,..3। चिता तार 





क०4बसमममामपाभाकमंभक+तक मकर कसी ग+... हिल. है ३: के कै मं +नकापकलमनपकफेश हिल कमकेक कटत ॥० ॥न्‍अडक- 


$ शब्द सो ब्रह्म पवन मन माया । तामें निर्गंन खेल बनाया ॥ 
महात्मात्रों की बानी पु० १६० । 


चतुर्थ अध्याय २४३ 


के साथ किया गया रहता हे और 'केवल कंभ” की दशा में श्वास को 
पूण रूप से नियन्त्रित कर लेने का भी उद्देश्य रखता हैं वहाँ निगंणियों 
का प्राणायाम अनुभव में आता हुआ श्वास-निःश्वास है जो अनुभूत 
होने के ही कारण स्वभावत३ उस साधारण साँस लेने से अधिक गहरा 
होता है जिसका बहुधा हमें कुछ पता नहीं चलता । इस श्वास-क्रिया 
का अनुभब हम तभी करते हैं जब हमें कभी इसके विषय में कठिनाई 
जान पड़ती हैं। 

/ इसके सिवाय निगु खियों के लिए प्राणायाम एक सहायक साधना 
है जो नामस्मरण का पूरक बनाने के लिए की जाती है और उन्हें 
प्रत्येक निश्वास व प्रश्वास के साथ, इसे करते समय, ईश्वर का नाम 
स्मरण करना पड़ता है । इस बात को और भो स्पष्ट करने के लिए में 
दादू की कुछ साखियों को उद्छूत करूँगा-- 

दादू नीका नाँव है, हरि हिरदे न विसारि। 

म्रति मन माँह बसें, साँस साँस सँभारि ॥। 

साँस साँस सभालताँ, इक दिन मिलिहे भ्राइ । 

सुमिरन पेड़ा सहज का, सतगुर दिया बताइ | 

सं० बा० सं० भाग १, पृ० छ० | 

अर्थात्‌ दादू कहते हैं कि नाम अपूर्न वस्तु है, हरि को न भूलों । 
डसकी सूरति तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित हो जायगो, यदि तुम उसे 
अपने प्रत्येक श्वास के साथ स्मरण करते चलोगे | प्रत्येक श्वास के 


प्राणायाम ते मन बसि होई । तन में संसे रहे न कोई ॥। 

वही, कि १६८ ॥। 
जबलग पोन तब मन मानो । साँस बिना मन ब्रह्मों जानौ ॥वही॥। 
एक पवन के थकि गये, सकल क्रिया थकि जायाँ। 
तब लग मन धावत रहे, जब लग पवन समाय ॥ वही, पृ० १६६। 


२४४ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


साथ सावधांन रहने पर चह एक दिन आकर तुमसे भेंट करेंगा | 
स्मरण प्रज्ञा का माग हैं जिसे हमें सदगुरु ने बतल्ला दिया हैं |!” 
सहजोबाई के शब्दों में भी--- 
सहज स्वास तीरथ बहै, सहजो जो कोइ न्हाय । 
पाप पुन्न दोनों छुटें, हरि पन्र पहुँचे जाय ॥ 
वहीं पृ० १३६२ । 
श्रथर्ता 'श्वास की स्वाभाविक पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है, सहजो 
का कहना है कि, जो कोई भी कर सके उसमें स्नान कर ले। उसके द्वारा 
तुस पुण्य एवं पाप दोनों के ही बंधनों से छट जाओगे, और, इस भकार, 
हरि के पद्‌ तक भी पह च सकोगे | 
यदि निगयु णियों की रचनाश्रों से उद्छ्त की गई पंक्तियों को इस 
विचार से पढ़ा जाय तो चिदित होगा कि इस विषय में कुछ स्पष्ट न बत- 
लाती हुई्टे भी, वे इनके साथ पूर्ण मतेक्य रखती हैं। इसके साथ यह भी 
दीख पड़ेगा कि उक्त उद्धरणों में से जो निगु शियों की रचनाश्रों से दिये 
गये हैं, एक भी तुलसी साहब अथवा शिवदयात्र का नहीं है । 
वास्तव में वे श्रपने को योग के एक निर्तांत भिन्न सत का प्रतिपादन 
करने वाज्ला बतलाते हैं | परंतु यद्यपि वे प्रशशायाम को एक निम्न श्रेशी 
का साधन-माग ठहराते हुए दीख पड़ते हैं, फिर भी उनकी साधन-क्रिया 
कबीर अथवा श्रन्‍्य संतों द्वारा स्त्रीकृत प्रणाली से भिन्‍न प्रतीत नहीं होती । 
पूनवर्ती निगुं णियों की साधना वहाँ तक जाती हे, जिसे त्िकुटो-ध्यान 
कह सकते हैं । ब्रिकुटी जो दूसरे शब्दों में गगन कहलाती है डपनिषदों 
में काशी का प्रतीक मात्ो जातो है और कबीर भो ऐसा हो कहते हैं । 
ह सो जोगी जाके सहजि भाइ । 
मत्त मुद्रा जाके गुरु को ज्ञान, तिकूट कोट में धरत ध्यान । 
काया कासी खोजे बास, तहाँँ जोति सरुप भयो परकास ॥। 
क० भ्र० पद ३७७, पृ० १२१। 


हैल्+ ४-33 “/>फअजकनक 


चंतुर्थें अध्याय १४५ 


अर्थात्‌, वास्तविक योगी वही है जिसने सहज साथ को उपलब्ध कर 
लिया है, जिसकी मुद्रा गुरु का झान है, जो ब्रिकुटी के कोट में ध्यान 
लगाता है. ओर जो शरीरस्थ काशी में आत्मा के निवासस्थान की खोज 
'ऋरता हैं।! है 

ज्िकुटी को इतना महत्व देने का कारण यह है कि यही सग्रुण एवं. 
नियु ण दोनों का अर्यात्‌ मोतिक एवं आध्यात्मिक लोकों का मिलन स्थान ' 
है । जसा कि मारवाड़ो दरिया साहब ने कहा है “दरिया त्रिकुटी के 
संगम पर दोनों पच्त देखता है | इसको एक ओर निराकार है श्रोर इसकी 
दूसरी ओर आकार वर्तमान है । मन, बुद्धि चित्त एवं अहंकार की दोढ़ 
श्रिकुटी तक ही सोमित है, उसके आगे बह्म का निवास है जो सुरति को 
दृष्टिगोचर होता है।?”& इस प्रकार त्रिकुटी ही वह स्थान है जहाँ साधक 
शुद्ध भीतिक प्रदेश से निकल कर आध्यात्मिक में आगे बढ़ता है। तुलसी 
साहब और शिवदयात्र के अनुयायी भी जिनसें राधास्वामी सत्संगवाल्ते 
प्रधान हैं च्रिकुटी ध्यान का अभ्यास आत्मानु भूति के लिए किया करते हैं । 
राधास्वामी सत्संग की आगरा वाली शाखा के अध्यक्ष 'साहिब जो? रचित 
आध्यात्मिक नाटक 'स्वराज्य” सें मास्टर रामदास-द्वारा अपने शिष्य को 
यह परामर्श दिल्लाया गया हें कि वह आत्मा को इस रहस्यमयी काशी 
श्रथांत्‌ श्रिकुटी सें हा उपलब्ध करे ओर इस मन के लिए ' जावालोपनि- 
घत्‌? का उद्धरण दिया गया हैं ।/८ इसमसें संदेह नहीं कि शिवदयालर 





जी लि का आन “7 लिजलओ कजिगना न अअनननीनन नैलनम+ कल 


$ दरिया देख दोइ पख, त्रिकूटी संधि मझार । 

निराकार एक दिशा, एक दिसा अ्रकार || 

मंन बुधि चित हंंकार की, है त्रिकुटी लग दोड़। 

जन दरिया इनके परे, ब्रह्मसुरति की ठौर ॥ 
बानी, पृ० १६ ४ 


» अंक २, इंइ्य ४, पृ०४७ | 


२४७ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


साथ सावधान रहने पर वह शक दिन आकर तुमसे भेंट करेगा । 
स्मरण अ्ज्ञा का सांग हैं जिसे हमें सदगुरु ने बतला दिया है|” 
सहजोबाई़े के शब्दों में भी--- 5 
सहज स्वास तीरथ बहै, सहजो जो कोइ न्हाय । 
पाप पृन्न दोनों छुंटे, हरि पन पहुँचे जाय ॥। 
वहीं पू० १६२॥ 
श्रथर्ता 'श्वास की स्वाभाविक पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है, सहजों 
का कहना है कि, जो कोई भी कर सके उसमें स्नान कर ले । उसके द्वारा 
तुम पुएय॑ं एवं पाप दोनों के ही बंधनों से छट जाओगे, और, इस प्रकार, 
हरि के पद्‌ तक भी पहुँच सकोगे | द 
यदि निग्यु णियों की रचनाश्रों से उद्छत की गई पंक्तियों को इस 
विचार से पढ़ा जाय तो विदित होगा कि इस चिषय में कुछु स्पष्ट न बत- 
लाती हुई भी, वे इनके साथ पूर्ण मतेक्य रखती हैं। इसके साथ यद्द भी 
दीख पड़ेगा कि उक्त डदरणों में से जो निगु णियों की रचनाश्रों से दिये 
गये हैं, एक भी तुलसी साहब अथवा शिवदयात्ञ का नहीं हे । 
वास्तव सें वे अपने को योग के एक नितात भिन्न मत का प्रतिपादन 
करने वाला बतलाते हैं । परंतु यद्यपि वे प्राणायाम को एक निम्न श्रेशी 
का साधन-मार्ग ठहराते हुए दीख पड़ते हैं, फिर भी उनकी साधन-क्रिया 
कबीर अथवा श्रन्‍्य संतों द्वारा स्वीकृत प्रणाली से भिन्‍न प्रतीत नहीं होती । 
पूवर्ती निगुंणियों की साथना वहाँ तक जाती है, जिसे त्रिकुटी-ध्यान 
कह सकते हैं । त्रिकुटी जो दूसरे शब्दों में गगन कहलाती है उपनिषदों 
में काशी का प्रतीक मानी जातो है ओर कबीर सो ऐसा हो कहते हैं । 
। सो जोगी जाके सहजि भाई । 
मत मुद्रा जाके गुरु को ज्ञान, त्रिकूठ कोट में धरत ध्यान .। 
काया कासी खोज बास। तहँ जीति सरुष भयो परकास ॥ 
क० ग्र० पद ३७७, पृ० १११। 


हनन. 23लकलना मन नक मा 


चंतुर्थे अध्याय २४५ 


अथाोत्‌, वास्तविक योगी वही है जिसने सहज भाव को उपलब्ध कर 
लिया है, जिसकी मुदा गुरु का झ्ञान है, जो त्रिकुटी के कोट में ध्यान 
जषगाता है और जो शरीरस्थ काशी में आत्मा के निवासस्थान की खोज 
'ऋरता हैं ।! ड 

ब्रिकुटी को इतना महत्व देने का कारण यह हे कि यही सगुण. एवं. 
नियुंण दोनों का अथात्‌ भोतिक .एवं आध्यात्मिक लोकों का मिलन स्थान ; 
है । जसा कि मारवाड़ों दरिया साहब ने कहा है “दरिया भ्रिकुटी के 
संगम पर दोनों पक्त देखता है | इसकी एक ओर निराकार हे ओर इसकी 
दूसरी ओर आकार वर्तमान है । मन, बुद्धि चित्त एवं अहंकार की दोढ़ 
आ्रिकुटी तक ही सोमित है, उसके आगे ब्रह्म का निवास है जो सुरति को 
इष्टिगोचर होता हे।”?& इस प्रकार त्रिकुटी ही वह स्थान हे जहाँ साधक 
शुद्ध भीतिक प्रदेश से निकल कर आध्यात्मिक में आगे बढ़ता है । तुलसी 
साहब और शिवदयात्र के अनुयायी भी जिनमें राधास्वामी सत्संगवाले 
प्रधान हैं ब्लिकुटी ध्यान का अभ्यास आत्मानु भूति के लिए किया करते हैं | 
राधास्वामी सत्संग की आगरा वाली शाखा के अध्यक्ष 'साहिब जो? रचित 
आध्यात्सिक नाटक 'स्व॒राज्य” सें सास्टर रामदास-द्वारा अपने शिष्य को 
यह परामर्श दिलाया गया हे कि वह आत्मा को इस रहस्यमयी काशी 
अर्थात्‌ प्रिकुटी में हो उपलब्ध करे ओर इस मन के लिए *' जावालोपनि- 
घत्‌! का उद्धरण दिया गया हैं ।/८ इसमें संदेह नहीं कि शिवद्यात्र 





जअरमकीनक भावीओ.. 3० अकीमम, ने अजिफिकओ फनी ५ 5 कक 


49 दरिया देख दोइ पख, त्रिकूटी संधि मार । 
निराकार एक दिशा, एके दिसा अ्रकार ॥ 
मंत बुधि चित हुंकार की, है त्रिकुटी लग दौड़ । 
जन दरिया इनके परे, ब्रह्मसूरति की ठौर ॥ 
बानी, पृ० १६ । 
»< झ्ंक २, दृह्य ४, पूृ०४७+ 


की. आए... >र-े कक 2७. तल्‍न, 


२४६ हिंदी काव्य में निगुंश संग्रदाय 


द्वारा स्वीकृत प्रणाली, जो चक्रों को उत्तेजित करने के लिए अयुक्त ” होती 
है, आँख को ही, आध्यात्मिक अभ्यास के प्रस्थान बिंदु. का महत्व देती 
है। आँख की कनीनिका, जिसके लिए, उनके शिष्य हुजूर साहिब के अनु- 
सार पारिभाषिक शब्द तिल? है “आत्मा का वह स्थान है जहाँ पर 
जाग्रत्‌ अवस्था में सांसारिक दुखों वा सुखों का अनुभव हुआ करता हैं 
स्वप्ावस्था में आत्मा भीतर की ओर ऊपर गगन-प्रदेश में खिंच जाता 
है। तुरीयावस्था आत्मा को क्रमशः अपने स्थान से हटाकर आँख की कनी- 
निका सें ज्ञाने पर उपलब्ध होती है जो क्रिया उसो प्रकार की जाती हूं 
जिस प्रकार स॒त्यु के समय वह ऊपर उठती वा खिंच जाया करती है” 
यह कथन उनके गुरू के निम्नलिखित बचन का भाष्य रूप हें-- 
“जैन उलटि ख्ुत मोड़ कर, चढ़ें पुकारे संत। 
क्‍ सारवचन २, पृ० १०२ । 
'सथा-- ह 
“ऊंची नीची घाटी उतरी, तिलको उलटी फे री पुतली । 
बही, भाग २, पृ० १६१ | 
अर्थात्‌ आँख की पुत्र॒ल्ली को उल्लट कर और सुरति को मोद़ कर संत 
लोग ऊपर चढ़ा करते हैं |” आँख की पुतलो को उलट कर मैं ऊंचे शिखरों 
तथा गहरी घाटियों तक पहुँच गया ।? 
उनके शिष्यों के लिए यह भी उपदेश है कि वे अपने शुरू की सेवा 
में रहते समय , डनकी श्आाँखों पर ही अपनी दृष्टि लगाये रहें । तुलसी 
साहब ने भो कहा है कि “आँख की पुतल्लो से होकर ही प्रवेश करो, वहाँ 
पहुँचने का वही मार्ग हैं ।? केवल तुलसो साहब व राधास्वामी के अजु- 
यायी मात्र ही श्रॉख को इतना आध्यात्मिक महत्व नहीं देते। सभी 


$# राधास्वामी मत प्रकाश, १० २४ । 


चतुर्थे अध्याय २४७ 


आधुनिक गूढ़ विशान आँखों से ही आरंभ करते हैं ओर प्राचीन लोग भी 
इसकी उपेक्षा नहों करते थे । आधुनिक रहस्य - विज्ञानी की उपासना .. 
म्नाटक हा पहुँच जाती» हं जो लययोग-द्वारा आँख के अभ्यास के लिए 
विहित है और जिसमें इब्टि किसी केन्द्र बिन्दु पर स्थिर की जाती है । 
प्राचीन लोग दो अन्य दृष्टि का भो उपदेश देते थे जिनमें एक नासा . 
इृदिटं अ्रात्‌ अउनो दृष्टि का नाक के सिरे पर ठहराने का उपदेश 
भगवदू-गीता ने भी दिया है ।/५ ओर दूसरी श्र्थां भ्रमध्य दृष्टि? अर्थात्‌ 
आँखों की भवरों के मध्य भाग सें दृष्टि लगाना है (जेसा कि ऊपर 
के उद्धरणों से पता चल्लेगा ) राधास्वामी मतानुयायी भी स्वीकार करते 
हुए जान पड़ते हैं । पूर्वकालीन नियु णी संत भी आँख क्रो उपेज्ञा नहीं 
करते थे ओर उनकी भा साधना-पद्धति तुलसी व शिवदयाल जेसे अतिशय- 
चादियों की साधनाओ्ों के समान थी जेसा कि दादू के निम्नलिखित पद्य 
से प्रकट होगा--- 


जहाँ जगत गुरू रहत हैं, तहाँ जे सुरति समाय । 
तो दोनों नेना उलठि कर , कौतुक देखे जाय ॥ 


बानी ज्ञान सागर पु० ७०, १७। 


अरथोत्‌ तुम यदि अपनो सुरति को जगतगशुरु में लीन कर देना 
चाहते हो तो, इस कोतुक को तुम्हें अपनी दानों आँखों को उज़टकर 
देखना चाहिए | 

बहुत से ऐसे पद्य जिन्हें कबीर की रचना कहा जाता है, किंतु 
जिनको प्रमाणिकता में संदेह है, इस बात को बहुत स्पष्ट रूप में प्रकट 
करते हैं | इनमें से एक में कहा गया हे कि “आँखों में कनीनिका चम- 
कती हैं और उनके बीच द्वार बने हुए हैं। उन्हीं द्वारों से दूरबीन 


फल > 3. अमर. हर पका सास सर ५“++परारमआीत९++६५५०१००५ ०) पान /+ धाम वाल अमन“ अत नआमक ५४५ ३७७१९१५१०७४७७७५॥५३७)५७७०५७३५॥.. सािनोलनवांपुमनामब_े पा ताज आनानआन-आ "पक ता 





कग्रध्याय ६; इलोक है३ 


र्ध्८ 'हिंदी काव्य में निर्गण संप्रदाय 


लगाकर देखो ओर .भवसागर के पार उत्तर जाओ?”% गरीबदास ने 
कहा है ।“शून्य के विस्तार की ओर श्राँखें उज्नटकर देखो तो तुम्हें वह 
सवेन्न डीख पड़ेगा ।?>< जगजीवनदास द्वितीय ने-भी कहा हैं “यह ऐसी 
युक्ति है कि इसमें ध्यान दृढ़ हो जाता है, आँखों को उलटकर देखने से 
अपने को सत्‌ में लीन कर लोगे ओर तुम्हें शान्ति मित्र जायगी ॥??+- 
इस प्रकार जिन-जिन संतों को हमने निगु ण॒संग्रदाय में सम्मिलित 
किया हैं उन सब की प्रणाली वस्तुतः एक ही थी । जो भिन्नताएँ दीख 
पढ़ती हैं वे ऊपरी हैं ओर वे केवल इस कारण हैं कि भिन्न-भिन्न उप- 
देशकों ने एंक ही प्रकार की साधनाओं : के भिन्न-मिन्न पाश्वों पर विशेष 
बल दे दिया है। 
यशञ्मपि इन पंथों की गुप्त बात हमसे सावधानतापूर्यवक छिपायी 
जाती हैं फिर भी जो कुछ हम उनके उपदेशों से गहण कर पाते हैं 
उनसे श्रतीत होता है कि सचेत होकर प्रत्येक अनुभूत एवं स्वभावतः 
गहरे श्वास-प्रश्वास के साथ नाम-स्मरण करने ओर साथ ही अर, मध्य 
दृष्टि को भी स्थिर बनाये रखने की क्रिया सभी निगेणियों की प्रधान 
साधना हे जिसमें से तुलसी साहब और शिवदयाज् दृष्टि वाले , अंश 
& शभ्रांखी मध्ये पाँखी चमके पाँखी मध्ये द्वारा 
तेहि द्वारे दुरत्रीन लगाओ, उतरो. भौजल पारा॥। 
क० का० पृ० १०३ । 
. » उलट नैन वे सुन विस्तर, जहाँ तहाँ दीदार है । 
० ु बानी, प्‌ृ० १०६ | 
. + ऐसी यह युकति पाय ध्यान नहि मीठे । 
नेनन तें उलटि निरखि सत समाय लीहैं॥ 
बानी, पृ० €१। 


चतुर्थे अध्याय २५६ 


पर औऔर॑ शेष पवन वाले अंश पर विशेष बल देते हैं । अपनी महत्ता 
की भावना से अभिभूत होने के कारण, ये अतिशयतावादी योग के 
उस अंश को महत्व देना नहीं चाहते जिससे पता चतंल जाय कि उनकी 
भी साधना:पद्धति उन्हीं के सिद्धान्तों पर आश्रित्र हे जो प्राचीन योगमत 
के आधार-स्वरूप हैं। परंतु यह भी सच है कि इन अतिशयतावादियों ने 
भी श्वासवाले अंश की उपेक्षा नहीं को है। इस बात को उदाहत करने 
के ल्विए में तुलसों साहब के उन तरह शिए्यों में से एक के साधनासि- 
निब्रेश की विज्ञप्ति यहाँ उद्धृत करता हूँ, जिन सभी ने अपने गुरू की 
सेवा सें अपने-अपने अभ्यासक्रम की सूचना प्रस्तुत की थो जिन्हें 
उन्होंने 'घटरामायण' लिख दिया है। फूलदास कबोर-पंथी ने एक 
रूपक द्वारा जिसमें कबीरपंथ को विधियों के साथ उसकी साधना 
की समानता दिखलायी गई है और , जिसकी ज्ाक्षणिकता का रहस्य 
उसने अरब समकक पाया हैं, इस प्रकार वर्शन किया हे “मैंने खुरति के 
नारियक्ञ को मोड दिया ओर पभ्रेम के कदलीपन्न को छेद डाला; 
मैंने सुरति-द्वारा त्रिकुटो का भेदन करके चोका पर चँँदवा तान दिया। 
अधष्टद्ल कमज्ञ ( नाभिचक्र जिसमें प्राचीन योगमतानुसार दस दल होते 
हैं.) के .ब्रीच पवन सुपारी है जहाँ में सुरति के साथ उद्ति व खुद्ित 
( श्वास-प्रश्वास की वे दो धाराएं जो क्रमश; इड़ा व पिंगला से होकर 
प्रवाहित होती हैं ओर <जिन्हें ये नाम देने का कारण, समय विशेष पर 
केवल किसी एक का हो निकलती होना ओर दूसरी का तब तक निबंत्न वा 
मु द्ी हुई रहना है ) ।-की सहायता से पहुँच गया । तब मैं खिड़की 
( ब्रह्मरंध वा सहस्नार ) के आगे वाले प्रदेश तक ऊपर चल्ना गया 
ओर १४ हाथ ल्लम्बे ताम्बूल पत्रों ८ जो तुलसी" साहब के अनुसार चौदद 
तबक वा स्तर है ) से होता हुआ पहुँचकर, अगम के सामने वह पान 
सेंट कर दिया जिसे लेकर उसके पास जाने का मुझे गुरुद्वारा आदेश 
मित्रा था ( गुरू की शिक्षा से प्रथकू-प्थक की सत्ता मिलन की ओर 


२४० हिन्दी काव्य में निगंण संप्रदाय 


प्रवृत हो गई ) ओर अपष्ट भँवर को पुरुष के रूप देख लिया। मैं उस 
अ्रगम का चर्शन किस अकार कर सकता हूँ जिसके विधघय में कुछ भी 
उल्लेख नहीं किया जा सकता | उसे न तो कोई रूप रेख है न शरोर 
ही है वह अगस्य है, अगाघ है, श्रनामी है ओर वह माया से भी 
परे है (” 

तब वह उन भिन्न-भिन्न दृश्यों का वणन करने लगता ईं जिन्हें उसने 
त्रिकुटी के मध्य देखा था--“धरती व आकाश का विस्तार द्वीप एवं नवो 
खंडों की चर-अचर सृष्टि ” की वह चर्चा करता है और यह भी बतलांता 
हू कि जिस समय सुरति “ ब्रिकुटी ( वा गुप्त काशी ) के भ्रदेश की सर 
कर रही थी ?” तो कितने प्रकार के ब्रह्मांड उसकी आँखों के सामने गुजर 
रहे थे श्रौर इस वर्णन का अंत करता हुआ कहता है “उस्त पार तक कोन 
जा साकता है जहाँ सुरति ओर पुरुष का मिलन होता हू ओर वह उससें 
लीन हो जाती है”% और जहाँ वस्तुत3, जेसा कि तुलसी साइंब ने 
विश्वास दिलाया है यह फूलदास उनके अन्य बारह शिष्यों की हड्डी 
भाँत पहुंच गया था ।)< 

फूलदास की उक्त विज्ञप्ति में हम उस अभ्यास का पूणरूप देखते हैं। 
यद्यपि इसमें पवन एवं दृष्टि दोनों की पद्धतियाँ .कुछ धु भले रूप सें ही 
लक्षित होती हैं । 

यहाँ पर एक अन्य विज्ञप्ति का भी उद्घृत कर देना डपयोगी होगा 
जिसमें चंक्रों एवं नाड़ियों का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया गया है। 
गुनुवाँ की यह विज्ञस्ति इस श्रकार है, “आपके संकेतानुसार मैंने सुरति 
को त्रिकुटी में लगा दिया जिससे चक्रों का भेदन करती हुईं वेह चन्द्र 
(इेड़ा ) व सूर्य ( पिंगलाँ ) को भी पार कर गई ओर सुघुम्ना तक पहुँच 


9 घट रामायण, पृ० ३१२ ॥ 
>वहीपू० ३२१२। 


हर के हक है 2०" पलक तो_.. हक 


चतुर्थे अध्याय ५१ 


गई जहाँ जाकर उसने मानसरोवर ( अस्त के कु'ड ) में स्नान किया | 
वहाँ पर उसे गक़पू ( इडा ) यमुना ( विज्ञला ) एंवं सरस्वती ( सुघुम्ता ) 
का रहस्य जान पड़ा । प्रयाग के ऊमल अथवा उस संगस स्थान से जहाँ 
पर ये तीनों नाढ़ियाँ मिलती हैं. सुरति, अगम' के प्रेमरस में मत्त होकर 
सत्त के निवास-स्थान की ओर बढ़ी जहाँ सतगुरु का निवास हैं ओर 
फिर जहाँ अगम पुरुष भी रहते हैं । अगम पुरुष के द्वार पर पहुँच कर 
सुरति रुक गई क्योंकि रस के ह्वारा वह पूर्णतः सराबोर हो रही थी। 
घहाँ पर वह इस पर ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने लगो जिस प्रकार मकड़ी 
अपने घासे पर किया करतो है (वह दशा जो सद्यःप्राप्त आध्यात्मिक चेतना 
के जरना वा स्थायित्व के प्रथम आ्राया करती है ) सुरति की यही दशा 
रात-दिन रहा करती है और प्रभु से मित्नने की चेष्टा के अ्रतिरिक्त, डसे 
अन्य कुछ भो पसंद नहीं । इस प्रकार सुरति ने नाम के लोक में उस 
चौथे पद पर जहाँ सत्तनाम का स्थान है, अपना निवास कर लिया है । 
वह अपने मूल सें समा गई है। इस प्रकार मुझे श्रादि व अंत का भेद 
मिल गया है आर मेरे जन्म व मरण के दुःख छूट गये हैं तथा कर्म के 
सभी बन्धन भी छिन्न-मिन्न हो गये हैं | %& ' 
इस बात का प्रमाण कि शिवदुयाल् ने अपनी बतलायी हुईं साधना 
में पचन का उपयोग किया है, उनके ऐसे उद्गारों में मिल जाता है। 
“अरे पागल, अपने प्रत्येक श्वास-प्रश्चास के हुण को नाम स्मरण में 
लगाओ)< और फिर जो कोई भी शब्द के रस का पान, भ्रत्येक श्वास- 
प्रश्वास सें, करता हैं वह उस महल तक पहुँच कर वहाँ निबास कर लेता 


० /नसअमनम>»बभनन+क»+3क८नक जनम» 2 "मनन अनतक >> तन +न+ 3०५५३ 3५०%+०४५ब>»- 4१९ /+4+८कमकन- अाज«+ ना +3९+3०++4७॥५५ ५५3»५५++०७++ नमन 2 कलननन हनन हर नाक रमन नी अमन 2» डमनण>मपअन रु तक मत. 3... + *+ >> ब्ग्क 


43५०-3२ 2०७७ एस. 32०2० 2० उनन्‍्कमकक >क 


$# वही पू० ३७४। 
* स्वासों स्‍्वास होस कर बोरे, फल पल नाम सुमिरना । 
सारवचन' १प० २७१ | 


। रि ३ मे एु 
२४२ 'हिन्दी काव्य में निगुश संप्रदाय 


है। उसकी मौज के प्रति विश्वास रखो तो तुम्हें जान पड़ेगा कि इसके 
लिए किसी प्रथरन वा युक्ति क्री आवश्यकता नहीं है ।'?|8 इसके सिवाय 
उन के शिष्यों का दावा हे कि थे राधास्वामी नाम ही जिसे शिवद्याल 
ने निरपेद का एक नाम ठहराया था उस श्वास क्रिया का अंतिनिधित्व 
. करता है। 'राधा! श्वास की बाहर निकलने वालो धारा हैं ओर स्वामी 
भीतर आनेवाली हे और इस प्रकार श्वास ही नामस्सरण की साधना 
क्री श्रह्लात क्रिया है । 

: इसी प्रकार को दावा दूसरे लोग रामशब्दके (रा! व 'स' नामक दो 
अक्तरों के लिए भो कर सकते हैं और रास को साधना करने वाले, वस्तुतः 
पैसों इस समय किया भी करते हैं | राधास्वामी सत्संग्ग वाले मानसिक 
शांति के लिए हटठयोग प्राणायाम की भी डपयोगिता स्वोकार 
करते हैं । 

फिर भो यह निर्विवाद है कि निगु णो क्‍या अ्रतिशयतावादी तक भो 
अ्रपने शब्दयोग के ल्लिए योगियों के ऋणी हैं । निगु ए साहित्य के एंक 
सरसरी तोर पर किये अध्ययन के आधार पर ऐसा विश्वास कर ज्ेना 
ः ( जेसा कि कुछ लोग किया भी करते हैं ) कि निगु णी लोग योग की 
नितांत उपेक्षा करते हैं, व्यर्थ है । प्रत्यक्ष हें कि वे हृझ्योग को पूर्ण रूप से 
स्वीकार नहीं करते थे किंतु वे उससे सहायता अवश्य क्ेते थे उपनिषद्‌- 
क्राज्नीन ऋषियों को भाँति उन्हें आसन से नहीं बल्कि डपासन (संपर्क) 
से प्रयोजन था ओर वे केवल उन्हीं योगिक साधताश्रों को अपनाते थे 
ज़िनसे, उनके अनुसार, मन को विषयों से पूर्णतः इटा छेने में सहायता 
मिक्षती है। और मुख्यत: वहो योग का क्षेत्र सी हे। योग के सबसे 
बड़े प्रमाण पतंजलि भी इसी बात में सहमत हैं' क्योंकि डनका भी यही! 
कहना है कि योग से अ्रभिप्राय चित्त की क्ृत्तियों का निरोध कर लेना 


क्र वहीं घृ० ६६२ ॥। 


चतुथ अध्याय २४३ 


है.।& गोरखनांथ की हिंदी रचनाओं को हस्तलिखित प्रतियों से हमें जो 
कुछु पता चला | है उससे भी यह धारणा पुष्ट होती है कि वे भी योग 
खाधना मात्र को ही सूब कुछ नहों मानते थे उन्होंने इस बात का स्पष्ट 
संकेत किया है कि भीतरी भाव के बिना मनन व आसन आध्यात्सिक 
मार्ग में बाधक सिद्ध होते हैं ओर साधक प्रांरभिक दशा के आर ब्रढ़ 
नहीं पाता ।>८ परंतु उच्चतर साधताओं के लिए ओर यों जो योग की 
साधनाओं, योग के महस्व को उपेक्षा नहीं की जौ सकती । उपनिषदों ने 
भी इन साधनाओं की व्यवस्था दी हे। हमने “जाबालोपनिषद्‌” का 
उल्लेख पहले किया हे जिसमें याज्ञवत्क्य को हम अन्नि के प्रति, वास्तविक 
आत्मा को रहस्यमयी काशी सें पाने का, उपदेश देते हुए देखते हैं । 
किर भी हठयोग की विस्तत क्रिया की उससें उपेज्ञा की गई है क्योंकि 
थे आंतरिक प्रवृत्ति की जगह वाह्य बातों पर ही अधिक बल्ल देती 
हैं| यदि भीतरी अनुभव की कमी हो तो बाहरी बाते किसी काम की 
नहीं हैं | पलटू ने कहा है कि--“यदि देखने का ढंग नहीं तो, काजल 
आँखों में लगाने से क्या लाभ होगा ।?-+- हृठयोग, जेसा कि हम आजकल 
भी देखते हैं केवल बाहरी उपायों को ही अधिक विस्तार देता हे । 
ओर इस प्रकार आ्राध्यात्मिक जीवन की मूलाधार अंतमु खी वृत्ति उपेक्षित 
हो जाती थी । तदनुसार उनके लिए वह अवर्ण बिहंगम मार्ग की जगह 
पिपीक्षिका- सास बनकर ही रह जाती थी | आंतरिक अनुभूति वा प्रार्थना 


। ७०७ज मा ५ककवैकका “पिफका- तीजननाननक वानाणा “7442० -“/0%-4%००७०-००७५-ननक्लक भतार मक जनक सजमनतानातीएत+ *>कक करवा 9» कक धन ७ मनान»कली पता“ अल... पेज किन+गकी ०३५ न कन कक. कि 7 एीणण न लीलन रन र9+ब्क+मकननयपकलबणक+ "फभ» न कक १५५ अककन-+क कम 4 क+ कक 48 ++--म+मा ककनकनक ० 7 तक ना पर, 


... # योगविचत्त वुत्ति निरोधः--“योगदर्य न! १-२। 
# भाँसण 'पवन उपद्रह करे । निसि दिन झारस पचि-पत्ति मरे | 
क्‍ ( पौड़ी हस्तलेख ) 
+ काजल दीये से वया भया ताकन को ढब नाहि । 
सं० बा० सं० भाग हे, १० २३२ । 


२५४ हिन्दी काव्य में निगुंण संप्रदाय 


की मनोवृत्ति की यात्रा के ही कारण , यह भिन्नता आरा जाती हे जो 
लम्बे ये विकट मार्ग को भी सरल व सहज बना देती हे । 

अतः भेरणा के पूर्ण अभाव में, योगिक साधनाओं का श्रघिक से 
झ्रधिक अच्छा परिणाम नहीं हो सकता है कि साधक को केवल भोतिक 
शक्तियाँ ही प्राप्त हो जाये ओर उसे स्पष्ट हानि भी उठानी पड़े, क्‍यों 
कि उनके द्वारा भिन्न-भिन्न चक्रों से नियंत्रित स्थानों की विभिन्न इंद्वियों 
में उचित से अधिक क्रियाशीलता आ जा सकती है ओर उसके कारण 
अंतिम कोटि को अनेतिक चासनाएं तथा अन्य प्रकार के शारीरिक दोष 
भी उत्पन्न हो सकते हैं । इसलिए साधक एवं गुरु दोनों को ही चाहिये 
कि सभी प्रकार को उन वाह प्रवृत्तियों के निम्नदह करने तथा वहिष्कृत 
करने में जागरूक रहेँ जो कि साधक की मनोवृत्ति को प्रभावित करने की 
ओर अग्रसर हो रही हो | इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पूर्णत: 
योग्य गुरु के निरीक्षण के बिना योगिक साधनाओं में अवबृत्त होना कितना 
भयावह है क्योंकि बिना ऐसे गुरु के, साधक अपने को उक्त प्रकार की 
वाह्य प्रवृत्तियों की हानि से बचा नहीं सकता है | निगुण संप्रदाय के 
पहले संत इसी कारण केवल उन्हीं साधनाश्रों को श्रपनाते थे जिनसे 
क्रिसी प्रकार की चहिसुखता का भय नहीं रहता था। # | 

परन्तु प्रांचीन पंथीय हिंदू भावनाओं का समावेश होते हो निगण 
संप्रदाय के अंतर्गत हृठयोग सम्बन्धी भिन्न-भिन्न मुद्राओं, बंधों तथा 
आसनों को भी स्थान मिलने लगा । एक ऐसे पद्‌ के अनुसार 
जिसका कबीर की रचना होना संदेह रहित नहीं कहा जा सकता ओर 
जिसका उल्लेख भी इसके प्रथम कहे बार दो चुका है। साधेंक को 
चांहिएं कि शारीरिक शुद्धि के ल्िएं की जाने वाली उन धोती, नौली, वस्ती 
छूव॑ं आसनों जसी युक्तियों का भी अ्रभ्यास करे जिन्हें हठयोग की 
साधना में महत्व दिया जाता है ओर उनके साथ-साथ हठयोग के 
प्राणायाम की. भी क्रिया करे। साधु की ग्रोग्यता-सम्बन्धी प्रकरण में 


» अलनव्कता-+ सनक >धनान पपपानण नहन एल 


चतुथे अध्याय २४५५ 


सहजोवाई ने भी इन सभी में सिद्धि का प्राप्त कर लेता आवश्यक बतलायां 
है | उनके गुरु ज्रणदास की रचना 'ज्ञान स्वरोदय” सें तो शकुनों तथा ' 
शुभाशुभ लक्षणों की भी चर्चा की गई है | इस वहिमंख ग्रत्नत्ति का विरोध 
होना आवश्यक था और इस काय को तुलसी साहब एवं शिवदयात्ष 
ने अपने हाथ में लिया था जो स्वयं सब कहीं अ्रतिमात्रता के 
सिद्धान्त स्वीकार करते थे । 
निगेणियों को इस बात सें विश्वास हे कि 'सबद” अथवा सूच्म 
एवं सक्रिय शब्द प्रत्येक व्यक्ति के अन्तगंत ध्वनित होता रहता है। उस 
सूक्ष्म' शब्द के गंजन ही सभी कुछ वतंमान पदार्थों के 
७, अंतर छिट मूल कारण हैं ओर उन्हीं के द्वारा सब्टि का व्यापार 
निरंतर चलता रहता हे । आधुनिक चेज्नानिक भी अब 
इस बात को सममने लगे हैं कि यह कंपन किस प्रकार सभी सृष्टिक्रम 
की जड़ में काम करते हैं। सूच्म दशा सें भी ये कंपन, शब्दों के रूप 
में, ध्वनि करते हैं, रंगों के रूप सें प्रकट हुआ करते हैं ओर भिन्न-भिन्न 
आाकृतियाँ अहण करते हैं । इन शब्दों को सुनने, इन रंगीन गकाशों को 
देखने तथा इन आकृतियों को प्रत्यक्ष करने के ल्विए हमें चाहिए कि वाह्य 
पदार्थों की ओर से अपनो मानसिक वृत्तियों को हटाकर अपने को भीतर 
के लिए भी ओर सचेतन बना ले | 
कबीर के समझे जाने वाले एक प्रज्षिप्त पद में जिसका मैंने पहले 
के पृष्ठों सें एक से अधिक बार उद्लेख किया हे यह कहा गया है कि 
“इस शब्द वा अनाहतनाद को सुनने के त्रिए अपनी श्राँखों, कानों तथा 
मुख के छिद्रों को बन्द कर देना पढ़ता है।”?# कबीर ने ग्रथ 
साहब में संग्रहीत एक पद द्वारा इस बात का समर्थन किया है और 


/2सनसक- कक अनगिनत किलननननननयक नमन सनम ५ 2०-पनानिनता नल चिकन. वसममन-मममननन कम 4 लनननायतओ तन पविननकतीत पन>बनननननानन.. 


& आँख कान मृख बंद कराओो। झनहद भिगा नाद सुनाओो ॥ 
क० बधा०, पृ० १०४ ॥ 











२५६ हिन्दी काव्य में निगंण संप्रदाय 


कहा! है कि “जब मैंने सभी द्वारों को बंद कर दिया तो सभी बाजें बजने 
लग गये ।”? & 'लय योग संहिता तंत्र” तथा “बृहृदारण्यक! एवं छुदोग्य' 
उपसिषदों सें भी इस घारणा का अनुमोदन किया गया है। उक्त तंत्र 
में लिखा हे कि “दोनों कानों, दोनों आँख आर नाक बंद कर देनी 
चाहिए, तभी शुद्ध सुषुम्ना के मार्ग में शब्द खुन पड़ेगा /”?)८ वृह्ददारण्यक 
में कहा गया है कि “यह शब्द उस अंत; पुरुष को गजना है जा अन्न 
को पचाता है ओर यह केवल कानों को बंद करने पर सुनाई देता है 
इसे मरणासत्न मनुष्य नहीं सुन सकता ।”+ छान्‍्दोग्य में भी लिखा 
है कि अन्तरात्मा का प्रमाण स्वरूप जो शब्द हे वह कानों के बंद करने 
पर बेलों की हकार, बिजली की कड़क श्रथवा अग्नि की धधक के रूप में 
सुन पढ़ता है ।”< परन्तु इन उपनिषद्‌ योग, व निगण मत-संबंधो प्रमाणों 
से यह न समर लेना चाहिए कि ये.अंथ इन्द्रियों का ब्राहर से ही रोकना 
प्रतिपादित करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा आध्यात्मिक, साधना एक साधा- 
रण व्यापार मात्र बन जायगी.ओर इसके लिए कोई नाम मात्र भी चिंता 
न करेगा यहाँ पर बंद करने का अभिप्राय बाहर से बंद करने पर 
नहीं ग्रत्युत भीतर से निरोध करने से है । मन को वाह्म पदार्थों से पूर्णतः 
खींच लेना चाहिए कि ये उसे किसी प्रकार भो प्रभावित न कर सके । इस 
प्रकार की साधना उस 'चित्तबृत्ति निरोध' एवं 'प्रत्याहार! को भी सूचित 


न हे ियन निफ्कलन+नननलीन +ललन कमल. कै किलकन- क ++अन्‍न्‍क रे रु 32४५ कर 
नजर सा | पकमलनन-नक टन धन्‍क- के है ताकनर भ०क नल भ+ कल के. कक, हे १2 के कहता कयाक फरेना>न॥4 


# मूंदि लिये दरवाज । बाजिले अ्नहद बाजे ॥ 
क० ग्रं०, पू० ३२५ ॥ 
»* लयपोग संहिता तंत्र 
पृ० नं० १। 
बूहदारण्यक उपनिषत्‌” ५-६-१ । 
छांदोग्य उपनिषत्‌ १३-८५ 


न्कै 


न्नि | क 


2४०५ 


े 
चतुर्थ अध्याय २४७ 


करतो हे जो किसी भी योग संबंधी सत के लिए श्राधार-स्वरूप माने 
जाते हैं । 

ग्रशब्दों के साथ ही उपनिषद्‌ कतिपय रंगों तथा आक्ृतियों का भो 
उल्लेख करते हैं 'श्वेताश्ववर' में कहा गया मित्रता है कि “योग 
साधना में साधक को बह्य का अंतिम साज्ञात्‌ करने के पहल्ले नीहार, 
थूम, सूथ, अग्नि एवं वायु तथा विद्युत, स्फटिक और चन्द्रमा: की 
आक्ृतियों का अ्रबुभव होता हैँ । & बृहदारण्यक सें सी पुरुष के उन 
आकारों का भो उल्लेख आता है जो इस प्रकार के अनुभवो जनों के लिए 
गोरव-स्वरूप हैं ओर उनका रंगकुकुम वर्ण वाले इन्द्र गोप. अग्नि शिखा, 
कमल-पुष्प तथा अचानक चमक जाने वाद्धी विद्युत के समाव बतल्ाया 
हे।» दान्‍्दोग्य ने डस हिरण्यगर्भ को स्वर्णंमयी मुछों, सुनहले केशों 
अथवा नख-शिख तक स्वर्शमय दोख पड़ने वाला कहा है +- ओर 
मुण्डक ने भी उसका चर्शन शुभ्र ज्योति व सभी ज्योतियों की भी उस 
ज्योति के रूप सें किया हे लो किसी हिरणएयमय कोश सें बंद है ।-- कबोर 
ने भी उस दिगम्बर की चर्चा की है जो स्वर्ग द्वारा आच्छादित रहा 
करता है । फिर भी उपयुक्त डपनिषद्‌ अंथों से यह स्पष्ट नहीं होता कि 
आध्यात्मिक अनुभव की विभिन्न ( श्रवण, दर्शन अथवा आकृति संबंधों ) 
दशाओं में कोई पारस्परिक सम्बन्ध भी है वा नहीं ओर न यहो कि इस 
प्रकार का संबंध होते हुए भो ये भिन्न-भिन्न श्रवस्थाएं उस आध्यात्मिक 
यात्रा की विभिन्न स्थितियों को सूचित करती हैं अथवा इनकी आविर्भाव 


इवेताइवततर उपनिषत्‌' द्वि० २। 
बुहदारण्यक उपनिषत्‌ ' द्वि० ३-६ | 
'छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ पृ० ६-६ | 
मुण्डको पनिषत्‌, हि, २-६। 


ना >६ की 


*० 


अलकापआा+ ५ ८ ४ त--नमन-ननकानरनन>सहन+ ० भला जे अत जनम कम ०५9७ ५-५ +-५+०नलम+»बलाकनभी 


न्श्य ह हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


एक ही साथ हुआ करता है। कबोर के उन पदों' में भी जो उसकी 
प्रामाशिक कृति समझे जाते हैं इस विषय का कोई स्पष्ट विवेचन 
डपलब्ध नहीं है । 
समय पाकर शास्त्रीय पद्धति के प्रभाव क्रमश; काम करने लगे 
ओर" अनुभव के विविध रूपों के भोतर सामंजस्य तथा इन भिन्न-भिन्न 
रूपी की आनुक्रमिक स्थिति विषयक घारणा भी निश्चित होने लगी | 
सुहदरदास जो वर्णों च आकृतियों की उतनी चर्चा नहीं करते उन दस 
प्रकार के शब्दों का चर्णन करते हैं जिनसें विभाजित होकर अनाहतनाद 
योगियों को ऋमश;ः अनुभूत होता है ! ये दस प्रकार के शब्द जो अध्ट 
कमक ( अर्थात्‌ प्राणायाम की साधना सें किये गये आ्राठ अकार के 
प्राणावरोध ) पर विजय प्राप्त कर लेने पर प्रकट होते हैं। अ्रमर का 
गंजार, शंख की ध्वनि, मुदंग का शब्द, माँक का ताल, घंटे को ध्वनि, 
भेरी एवं दंदभी का निर्घोष तथा समुद्र और मेघों के गजन के रूप में 
हुआ करते हैं ।६४ 
. इधर के निर्गणी, जिन पर योग एवं तंत्र के अनेक मतों का पूरा 
प्रभाव रहा हे, इन अनुभवों की विस्त॒त व्यवस्था प्रस्तुत करते हैं । उनसें 
बतलाई गईं स्थितियों की संख्या प्रत्येक प्रचारक के अनुसार बदलती हुई 
दीखती हे और सबसे एक निश्चित शब्द, निश्चित आकार, निश्चित वर्ण 
तथा एक निश्चित सूच्रम शब्द भी प्रथक-प्रथक्‌ लक्षित होता दे जिसके 
कंपनों के कारण वे सभी उत्पन्न हुआ करते हैं। इन सबका संबंध 
भिन्न-भिन्न चक्रों से होता हे और सबका एक न एक देवता वा 
अपना “धनी? होता हे जिसकी. कभी-कभी एक शक्ति वा देवी बतल्ाई 
जाती हे । 
इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ निर्गंणियों के अलु- 


सरल करत -#+++ शाम समन नीक+न्‍क रन रत ह तिगटपिआ+-पा+२-4७० ० ;धक अमम्ब९क>कलंन+«नी -भ२बकक-४न ०४ ाइनर कै; #ल्‍0+४ । 





के ज्ञान समुद्र' ( सुन्दरदास )१० १६७ । 





/#कक, 


शा आओ 


चतुर्थे अध्याय ग्प६्‌ 


भ्ों की उद्छत कर देना उपयुक्त होगा। पहले गरोबदास को ज्ीजिये 
जिनका मत चक्रों की संख्या के विषय में योगियों से मित्रता है। वे 
कहते हैं “मूल चक्र में गणेश का निवासस्थान है, रक्तवर्ण है और शब्द 
लिंग या क्वी? है। स्वाद चक्र सें ब्रह्मा व सांविन्नी का वास है ओर 
वहाँ का शब्द जिसे हंस ( अर्थात्‌ विशुद्धात्मा ) उच्चारण करता है 
ओश्म है । नामिकमल सें छतच्मी के साथ विष्णु रहते हैं ओर वहाँ का 
शब्द हद” है जिसे बिरले भक्त ही जानते हैं। हृदय के चक्र में पावती के 
साथ महादेव जी रहा करते हैं । ओर चहाँ पर सुन्दर वर्ण का सो5हम्‌ 
शब्द है । कंठ के कसल में अविद्या रहती है जो ज्ञान, ध्यान एवं बुद्धि 
को नष्ट कर देती है. | यह चक्र नीला और यहाँ पर काल प्राण को 
फंसाया करता है त्रिकुटों में पूर्ण एवं खब शक्तिमान सदूगुरु निवास 
करते हैं। यहाँ पर मन ओर पचन सझुद्र अर्थात्‌ परमात्मा के साथ 
हिल-मिल जाते हैं ओर सुरत निरत शब्द का उच्चारण हुआ करता है । 
सहस्त्र कमल वा सहखार में स्वयं साहब इस प्रकार रहते हैं जेसे फूल में 
सुगंध रहती है । वहाँ पर सम्पूर्ण विश्व का मालिक और सभी उपाधियों 
से रहित जगदीश व्याप्त हें उसकी प्राति के लिए मीन का सार्ग ( अर्थात्‌ 
मूल खोत की ओर धारा के विरुद्ध आगे बढ़ना ) अपना ज्लो | इेडा, पिंगला 
व सुषुम्ना को प्राप्त करो ओर इस प्रकार डस कठिन मार्ग पर चलो | % 

शिवदयाल अपने अनुभवों का एक बहुत विशद्‌ विवरण देते हैं । 
यहाँ पर एक बात यह भी उल्लेखनीय हे कि हमारे पहले के संत त्रिकुटो 
को जहाँ आज्ञा चक्र सें रखते थे ओर सहखदुल कमल को उसके आगे ले 
जाते थे, | शिवद्यात्ञ तथा अन्य बवेसे अतिमात्रा दुलवात्ले संत बन्रिकुटी 
ओर आह्लाचक्र को प्रथक-प्धक मानते हैं ओर सहसख्दुल्न को. उसके नीचे 
रखा करते हैं । इसके सिवाय शिवद्याल अपने अन्लुभवों का चर्णन 





3ििनननीन कमान नीली न नाना जीन 3 चिनीणयीःयीययथलणिण-थीती घ॒ंडिली नया विकनिनननननानी नमी लनगाख।धग मल लिनिनिनिनननन न विन न. नैनानिलकप ना नह 


$ गरोब दास की बानी ।॥ . 


् मेँ ए्‌ छः 
२६० हेन्दी काठ्य में निगुण संप्रदाय 


सहखदल से आरंभ करते हैं और उससे नीचेवाले चक्रोंचाले अपने भ्रमनु- 
भंचों की कोड़े चर्चा नहों करते | यहाँ पर नीचे हम उनके एक पद से 
दिये गये वणन कौ संज्िप्त रूप में देते हैं और उस चित्र को पूएएं करने के 
लिए उनके श्रन्य फुटकर वचनों को भी सम्मिलित कर देते हैं | ये कहते 
हैँ.....' इस प्रकार, सर्वप्रथम, मैं सहखदल में एक पचरंगी फुलवारी ( पंच- 
भोतिक जगत्‌ जो हमारी पाँच श्ञानेन्द्रियों का विषय है ) और भीतर 
एक दीपक देखता हूँ । यहाँ पर अनाहत एक घंटी की ध्वनि के समान 
खुन' पड़ता है और एक शंख के निर्धोषचत्‌, भी सुनाई देता हैं। तब 
ब्रिकुटी श्र्थात्‌ नीला चक्र आता है जो गुरु का निवासस्थान है जहाँ पर 
श्रोंकार का शब्द सेघ की भाँति गजन करता हैं और मुदंग के समान 
ध्वनित होता है। इस चार दलवाले चक्र में कम के बीज भ्ुन जाते हैं | 
उस बंकनाज़ से होकर जिसमें उत्वी-ऊची पहाड़ियाँ और गदरी धा्टियाँ 
है. वनों, पवतों, उद्यानों, नहरों एवं निर्मंझ जल से भरी नदियों के दृश्य 
देखते हुए हम तीसरे श्रर्थात्‌, शून्य मंडल में पहुचः गये जहाँ पर वीणा 
व सारंगी का शब्द सुन पड़ता है श्लौर जहाँ पर मानसरोवर में स्नान 
किया जाता हैं । शूल्य से परे महाशूल््य है जो सत्तर पालंग तक विस्तृत 
है ( हमारा विश्व एक पालंग तक विस्त्त सममा जाता है ) और जहाँ 
पर घोर अ्रन्धकार के अन्तगंत चार गुप्त शब्द सुन पड़ते हैं ओर हरा, श्वेत 
व पीत रंग दीख पढ़ता हैं। उस अंधकार में पाँच ऐसे-ऐसे विश्व 
अंतर्हित हैं जिनमें से किसी के भी सामने हमारा जगत्‌ कुछ महीं । 
वहाँ पर उच्च श्रेणी की मनमोजी आंत्माएँ बद्ध रहा करती हैं। जब कोई 
शक्तिशालिनी सुरत इधर से होकर जांतीं हैं तमी उनके सुक्त होने का! 
अंबसर आता है | म्चेर गुफा अर्थात्‌ चौथे देश का मार्ग अत्यंत अ्रौक- 
षक है । इसके दाहिनी ओर कह्टे “दीप” ( द्वीप ) हैं' और इसकी बाई ओर 
बहुत से खंड ( प्रदेश ) हैं, जहाँ के मकान बहुमूल्य पत्थरों के बने हुए! 
हैं ओर जिनमें हीरे व जाल जड़े हुए हैं । वहाँ का शब्द 'लोड्हम? है, 


चतुर्थे अध्याय २६१ 


स्वर वीणा का है और आकार ज्योतिमंडित श्वेत सूथ का सा है । यहाँ 
पर अनेक निवास्‌-स्थान हैं जहाँ . भक्तमण रहा करते हैं ओर नाम की 
शरण में रहते हुए लीला करते तंथा अमरत्व के रस का आस्वादन किया 
करते हैं । 

खत्यलोक सें अनेक स्वर्गंमय महल हैं ओर वहाँ पर अ्रम्ृत से भरे 
हुए कहे तालाब तथा खाइयाँ हैं जहाँ अनंत सूर्य एवं चन्द्र का प्रकाश 
दीख पढ़ता है। यहाँ पर हंस का सौंदर्य एक विचिन्न प्रकार का हो 
जाता है। सहज सुरत अर्थात्‌ सब्र के भीतरी अंतरात्मा के प्रश्न का 
उत्तर देने पर कि उस मार्ग का रहस्य संतों ने बतलायां है आगंतुक 
जुस खंत्य लोक में प्रवेश पाता हे जहाँ पर हमने “सत्यनाम पुरुष! का 
खात्तात॑ कर आनन्द का अनुभव कि्रा था। एक पुष्प के भीतर से सत्य 
धुरुष के शब्द मे प्रश्न किया था ' तू कौन है ओर यहाँ क्यों आया हैं १”? 
मैंने उत्तर दिया था फि “पैंने गुरू से भेंट की थी ओर उन्होंने मुझे 
इसका भेद बतलाया था | डसी की कृपा से मैंने ये दुशन उपलब्ध किये 
हें?” इस उत्तर से सन्‍्तुष्ट होकर सत्य पुरुष ने सत्यल्ञोक का भेद मुझे 
बता दिया और अपनी शक्ति प्रदान कर मुझे उससें बढ़ने का संकेत 
किया । अ्लख पुरुष का सौंदर्य अतुलनीय है। अगमपुरुष का विस्मय- 
कारी सौंदर्य वर्यनातीत हैं । मैंने तीनो पुरुषों ओर उनके ल्लोकों को 
देखा और अंत में उस एक के साथ मिल गया जो प्र म॒ का भी सार हैं। 
रशाधास्वामी यह बात पुकार कर कह रहें हैं +? & 

उक्त दीनों चर्णनों शर्थात्‌ गरीबदास के निम्नस्तर वाले अनुभव 
तथा शिवदयात्र के उच्च श्रेणी वाले अनुभव का एक संशिल्लषष्ट रूप 
उस पद में पाया जाता हे जो कबीर की 'रचना कहकर प्रसिद्ध हैं, किंतु 
हनका नहीं हैं ओर जिसका डशलेख धरसंगवश सेंने पहले के अनेक 


१.0... ०००७ + -०»०»-#+०+ककक्‍अन»क५भमन -पतन_तनककतकल+ कला टिक गान अमालक “जनण»-न"तक ५34. सााकआाओभआााभालभकाक्यकेपल३७ 


# सारबचन भाग है, पू० १०-७०॥१. 


ः मे शो ५ श्र 
श्र हिन्दी काव्य में निशुण संप्रदाय 
| 


पृष्ठों में किया हैं। नीचे में उक्त चिचरण को तालिका के रूप में देना 
चाहता हूँ । | 
उस तालिका को देखने से पता चल्लेगा कि उसके अनुसार सूचम 
शब्द की अभिव्यक्ति, सूच्म शब्द के रूप सें, चक्र ( संख्या <--११ ) 
के मध्वर्ती खंड में ही अनुभूत होती है । अंतिम खंड ( सं० १--५ ) 
कदाचित्‌ इतना स्थूत्ष समझा जाता है कि नाद वहाँ पर मंकृत नहीं 
हो पाता और सबसे ऊपर वाला ( सं० १२-१४ ) इतना सूच्म होता 
है कि वहाँ पर चक्रों, शब्दों, ध्वनियों, वर्णों च आकारों को उनके 
अधिष्ठाता देवताओं वा धनियों से प्रथक नहीं किया जा सकता । यह 
भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि इन वर्णनों तथा गरोबदास एवं शिव- 
दयाल के वर्णनों में थोड़ा-बहुत अंतर है, किंतु मूल बातों में से एक दूसरे 
से मिलते-जुलते हैं ।३ 
५. सभी देशों के सत्यान्वेषी इस बात में सहमत हैं कि आ्राध्यात्मिक 
” मार्ग में बहुत सी स्थितियाँ होती हैं । बौद्ध धर्म के अ्जुयायियों का 
विश्वास है कि इस मार्ग की सीढ़ी में आठ सभंगियाँ है जिन्हें वे “अध्ट 
विमोत्ष सोपान! कहते हैं । ये सोपान इस प्रकार क्रमश; “'रूपायतन! 
जिससें स्थूल भोतिक पदार्थों का अनुभव होता है, अखूपायतन” जिसमें 
चित्त, वाह्म पदार्थों का चित्र पूर्व संस्कारों के कारण सुरक्षित रखता है 
किंतु उसे किसी क्षण अनुभव नहीं करता “नेबरूप नेवारूपायत” जिसमें 
न तो वाह्म पदार्थ चित्त पर कोई संस्कार जमा पाते हैं और न ॒इंद्रियों 
पर उनका कोई प्रतिबिंब ही पड़ता है। “आकाश चत्यायतन? जिससें 
साधक सभी चस्तुओं को आकाशवबत्‌ देखा करता है 'पिज्ञावंत्यायतन! 
जिसमें सभीवस्तुएँ विशान वा भावना के रूप में देखी जाती हैं अंकिच- 
न्‍्यायतन, जिसमें सभी वस्तुएं शून्यवत्‌ समझी जाती हैं 'नेवसंजञा नेचा 


अअनननलनम % “ 








2७७४४७॥७७॥७॥७/शतााआााआ कं इक 


९ कबोर साहब की बानी, पृ० १०४-६। 


चतुर्थ अध्याय २६३ 


संजाय॑ंतन”ः जिसमें सभी कुछ न तो नामो रहता है और न अनामो 
ही होता है और “संज्ञाचेंद्यिन्नोः जिसमें शञाता-ह्ञान वा विषय-विषयी 
का अंतर नहीं रह जाता ओर दोनों एकाकार हो जाते हैं । 
इसी प्रकार सूफो नासूृत, मलकृत, जबरूत व लाहूत के नाम लेते 
हैं और इन्हें परवर्ती नियु णी भी अपने कुछ निम्नस्तरों की जगह स्थान ' 
देते हैं। आधुनिक खोजियों ने भी इस धारणा की पुष्टि को है। 
डगलसकासेट का यह कथन कि “हेश्वर जो हमारे विश्वक्रम के सारे 
चेतन प्राणियों का सर्वोच्च समान रूपए. है अपनी प्रथक स्थिति रखता 
हैं। इस विचार से कि वह एक विश्व विशेष का ही ईश्वर हे और वह 
चस्तुतः उन सभी सचेतनों को अपने सें सम्मिलित नहीं करता जो उसके 
अंग हैं। फिर भी एकता के लिए वा उसका काल्पनिक सिद्धि के लिए 
जो प्रत्येक विरोध के नष्ट होने पर उपलब्ध होती है, आंदोलन 
प्रत्यक्ष रूप में चलते रहते हैं? निश्चयपूवंक उसी ओर संकेत करता 
हैं। किंतु कासेट जहाँ मोक्ष को केवल सामूहिक सममते हुए जान 
पड़ते हैं वहाँ निगु णी इस बात को नहीं मानते कि ब्यक्ति को अपनी 
सुक्ति के लिए तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक सारा समाज अपने 
को उसके लिए योग्य नहीं बना लेता । यह सच है , जसा कि मैंने 
पहले भी कहा हे कि, सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभव को ्राप्त करने के लिए 
किसी को जितनो स्थितियाँ आ्रावश्यक होंगी उनकी संख्या उन पगों 
पर आश्रित है जिन्हें वह उस मार्ग पर बढ़ते समय रखता चल सकता हे। 
ओर वह प्रत्येक साधक की योग्यता के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी। हो 
सकता है कि एक साथक सम्पूर्ण मार्ग की कुछ ही सरणियों ( $(87$ ) 
में तय कर ले जहाँ अन्य उसके अंत तक अनेक विश्रामों के अनंतर भी 
न पहुँच सके । अतएवं, एक के अनुभव को दूसरों से नीची श्रेणी का 
बतला देना उचित नहीं कह! जा सकता | चाहे उनकी स्थितियों को 
संख्या कितनी भी बढ़ो क्‍यों न हो | यह कहने के लिए हसें कोई 


२६४ (हिन्दी काव्य में निगुश संप्रदाय 


कारण नहीं दोखता कि गरीबदास अपनो सात सीढ़ियों के अंत में 
शिवदयाल की पन्द्रह सीढ़ियों की ग्रतिम स्थिति से कम्म दूरी तक हो 
पहुँचे होंगे । शिचद्याल जेसे अतिमात्रा वादियों की भाँति विभिन्न शब्दों 
का उल्लेखन करना उनके विपक्ष में नहीं जाता | यहाँ पर यह कह 
देना रुचिकर होगा कि गरीबदास के चक्र जिस योग-पद्धति के साथ 
समानता रखते हैं उसमें भो उन सभी शब्दों का सुता जाना ब्द्यारंध्र वा 
सहखार के दसवें द्वार के खुज्न जाने ब्रह्म के अंतिम दर्शन के पूछे हो 
बतलाया गया है। 
इन आशभ्यंतरिक अनुभवों पर इनके आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूण 
“होते हुए भी स्वभावतः नियमीकरण की दृष्टि से विचार करना आवश्यक 
है | थासंट का आध्यात्मिक सार्ग को 'काल्यनिक सिद्धि! का नाम देना 
इसी श्रभिप्रायः से है । साधक को अपने गुरू के सत्संग द्वारा यह पता 
चल जाता है कि श्रत्येक स्थिति में वह' किस प्रकार से क्या अनुभव 
करेगा ओर इस बात का उन आमभ्यंतरिक श्रनुभवों के साथ प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध हे । भिन्न-भिन्न संतों के अनुभवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएँ 
इसी आधार पर समम्गी जा सकती हैं | फलतः हमारे लिए कुछ ऐसे 
दृष्टान्तों का भी पा लेना संभव हे जिसमें सभी प्रकार के अनुभद रह 
“ सकते हैं । किंतु उतका कोई संबंध आध्यात्मिक सिद्धि से नहीं हो सकता। 
यह बात उस दशा सें अवश्य होगी जब ये “गुप्त साधनाएँ बिना 
किसी उद्दे श्य विशेष के की जायँगी और उनके लिए कोई चेसी अन्तः:- 
प्रेरणा भो न होगो जो सभो प्रडार के आ्राध्यात्मिक विकास के लिए 
सर्वस्वरूप हे । 


चतुथ अध्याय 


वीज+5 


॥४५ ॥208 ५ 280६ 30 ।बै॥० |. ॥9॥॥४ ॥2|४॥॥४ ७ 


है ॥22 )९)९ 
है25 ॥00752 5 ८म323#2, 


(व 
[69 
धर 
2 


गयाब |. शकाडे॥ | 8 











| ७४७ 
89%) | है शाछ४९) %४ ४४ के ४ | 
“है. &%8 ॥%४ एकयुड पृडकओ |. वशुककेयद |. | श्छ #हे!] | ०० ९। #४०५ ॥282/2 | 8 
। ॥४)% 2022 || 2६ ५६ (धर ॥८] ((४३।६ ) | 202])& ( ४५% ) 
पी बी टे 5 हि दे 
)8)2 ॥₹2५ 2). ॥% ॥९)३५%)४ | ॥॥४७ है &४क502] | ८ हु 
| ( डक ) । ( #ड़े ) 
स् फ्रड़याई । सह थाह) | दे ३3 | ४ड)2॥& | & 
ह ( #0)॥४ ) 
दे 9० है. | फषा४ ७ कि] | ४. वंश | है 
| ( 2383 ) 
जप ४२४ -6.. एके वर | 9... शोविशफे | दे 
ह 8४१] ' (४9) 
ह ॥२१४९ धर ! ४ | क्र पोएव: | 8. शछा४७ | 8 
हे 30 05 | | ३ पे +म-सनसलन> 
हे हे 8] ७:/08 +2 %9के 
| 3 5 ०] ०2 | फा< हि 
38५9॥9 क्‍ 08 २०७ |. #डडे (2४४३६) ७०७8 कक 





। है ४४४४ ४2४ ॥ ४४७ 
४ है 4222४2 ६2 (8॥2 ४२:५६ 
। है १९॥४६ सै 229|॥2 ॥० 


३४27& ६४४॥६२ ५६ ४2५ ५४म १६४०६ 
॥। १२५४४ 2४ ॥$ ७६ ॥- ० |82% 
जि देडीड2 ३९४ ४8 फध ४8 
0४ । 
$. है एशहै 2४ 8७ 8%४ ५ ४७ 
द 3४ के 0 2१ | फटे 
६7 ००) 
| ३...# 


2% [8/2 ॥६ <+ ४ हैल+ ३७३१2 
2208 9% $२॥४ ५ पे ५६ 
। है ४3 808 200२४ 3४४७ ४ 
328 ६ ३॥४३।४ ५६ ॥8॥8 ४ ४४ 
| है ७२४० ॥ह ४3 १$२2॥४ 

+ डूँ-0२& ॥रेन्शीएड ॥५४ 2॥8४४ पं 
फ्रेध 20 )8॥५ ४]7९२ 85 2॥5 
| बडि॥४ 2808 ७0 ४ 206 |&)॥ 
। है हेडे% ४3छि४ पे 


३७८. ४४ हेड] है 2३४ ४8 2: 
9 है भरे ऋाडं४ ओे& 20 |3॥ 


हिन्दी काव्य में नि 








० अडक । । फ३४४ 2५)& 
३8६ +$७४ ४७४४६ ह ५६३४३ +0005 
। 
#> ५ ७096 ! ५०४४ ॥0000६ 
। 
प 08४ | ४0४१० 53६ #० "** | ५४ ॥०२२ 
फंडडटि | 830७ | &४७४ 35७ ।५%६ 2)2॥६ 
| 
: अंड लें2 |, 
' 0032%9 ॥००/22 (2 
(8 ४४४३४ ४७) 
|. «« "५ हे ४ 282७ | ४ ४५७300 
॥%%४४६५७' 
3% %४ | ४७४४))४ । 
फे)३ | थाई | शोक) |. 8७ 29१६ |४ |. #5ि 


&६ . 


डे 


णेड$ 


$ ९ 


०९ 


चतुर्थ अध्याय २६७ 


न्नह अतिचेतन दशा जिससें परमतत्व का अनुभव होता हे 
ध्यात्मिक अनुभूति की सर्वोच्च स्थिति है ओर जिसका प्राप्त करना पंथ 
| «. का परम लक्ष्य है। वह अनुभव किसी भौतिक जीवन 
:$ ८5, परचा के: देखने की माँति प्रत्यक्ष एवं वास्तविक होता 
अंतिम अनुभूति हुआ भी भोतिक व्यापार नहीं है । हेश्वर देखने- 
वाले से भिन्न किसी पदाथ के रूप सें दृष्टि 
गोचर नहीं होता, यह दोनों देखने की क्रिया. में ही एक रहते हैं | ईश्वर 
का प्रकाश भोतिक अथ सें प्रकाश नहीं ओर न इसी कारण वह हमारी 
चाक्षुष शिराओं द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। यद्यपि इसकी तुलना 
कभी-कभी अनेक सूर्यों की प्रभा से की जाती हे, तो भी इसके आधार 
सूर्य चा चन्द्र नहीं हैं | यह बिना सूथ के सूर्य-प्रकाश है और बिना 
चन्द्रमा के चाँदनी हे। “भीतर की ज्योति पूर्ण दीध्ति के साथ प्रकाशित 
होती है, किंतु इसके प्रज्ज्वलित रखने के लिए किसी तेल वा बत्ती की 
, आवश्यकता नहीं पड़ती । उस परम प्रकाशक पुरुष के खेल को किस 
प्रकार वणेन करू १”* 


इस भाँति चेतन अनुभव का वर्णन किसी प्रकार भी नहीं हो 
सकता और इसी कारण इसे गूंगे का स्वाद कहा जाता है और वह 
परमानंद की स्थिति द्वारा ही प्रमाणित होता है। जब आध्यात्मिक अ्ाँखे 
खुल जाती हैं तो जीवन अनंत व अति गंभीर हष॑ में परिणत हो जाता 
है| प्रबुद्ध कबीर का कहना हे--'में उस देश का निवासी हूँ जहाँ 
वसंत का आनंद वं भर मिलता है, वहाँ प्रेम की वर्षा होती हे, कमल 





* जगमगं अंदर में हिया, दिया न बाती तेल । 
परम प्रकासिक पुरुष का, कहा बताऊ खेंल ॥। 
सं० बा० सं०प१० २३१ 


का में का 
र्ध्८ ट्विन्दी काव्य में निगण संप्रदाय 


विकसित रहते हैं श्रोर अनेक प्रकाश दीप्षिमान हो उठते हैं. ।* द्वष्टा 
अपने को उस अमर देश सें पहुँचा हुआ पाता है जहाँ अमरों का ही 
निवास है “रोग व शोक का वहाँ नाम नहीं रहता” । निगुणी अपने उस 
प्रदेश को बेगम देश चा शोकरहित निचासस्थान नतलाते हैं । किंतु यह. 
उंबलास ऐसा नहीं जो दुःख के विपरीत होता हे | जिसे यह ज्ञान 
प्राप्त हे चह समझता है कि संसार के सुख भी आगासी दुःख की 
भूमिका हैं? इेश्वरीय लीला का उपयोग शरीर द्वारा नहीं किया जा 
सकता। सांसारिक सुखों का श्राकषंण व सांसारिक दुःखों की टीस किसी 
ज्ञानी को प्रभावित नहीं कर पाते । “जब प्रेम ने मेरे त्रिए इेश्वरोय द्वार 
खोल दिये तो संसार के लगाव मेरा क्‍या कर सकते हैं ? इश्वर के 
दर्शन हो जाने पर शूल्न भी मेरें लिए सुख की सेज बन गया ।?””| 


इेश्वरीय लीला का उल्लास इस प्रकार साधक का श्रपना केन्द्र बन 
जाता है ओर साधक उसके स्फुरण का केन्द्र होता है। यह उसके पूरे 
आपे वा सब कुछ का स्थान ग्रहण कर लेता है। यही उसकी “शक्ति? 
है, उसकी 'साहिबो” हे ओर इस परिमित विश्व में उसकी अनन्तता 
भी हे। 


जनता" 


+ हम वासी वा देस के, बारह मास बिसास । 
प्रेम किरे विगसे कमल, तेज पुंज परगास ॥ 
वही, पु० ४३। 
| भूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद। 
. खलक चवीणा काल का, कुछ मुख में कुछ गोद ॥ 
क० ग्रं०, पृ० ७१ | 
 भमिता मेरा क्‍या करें, प्रेम उधाड़ी पौलि। 
दरसन भयां दयाल का, सूल भई सुख-सौड़ि ॥ 


वही, प्‌ृ० १६ । 


चतुर्थ अध्याय २६६ 


इैश्वरीय उल्लास में मत्त होकर वह अपने को भूल जाता है| 
. शरीर का कोई ज्षी अथ नहीं रह जाता। वह गंभीर आध्यात्मिक आनंद 
में मग्न रहता हैं। प्रत्यत् रूप में वह पागल बन जाता हे (कील 
बाले दरियासाहब ने कहा है कि “मालिक के मित्र जाने पर मेरी आँखों 
में आनन्द प्रतिबिबित हो रहा है, हृदय उन्मत्त हो ग़या है ओर चित्त 
पागल बन जाता है। डसका प्रेमरस इतना गाढ़ा हे. कि.इसने सुंझे 
गूगा बना डाला है ।?* सहजोबाई ने अपने एक दोहे में . साधक 
की असली उदल्लास-दुशा का परिचय दिया है। उनका कहना है. कि 
हृदय में पागलपन व सर्वव्यापी उल्लास रहता है।न तो मेरा कोड - 
साथी हे और न मैं ही किसी के साथ हूँ ।7 

... फिर भी यह पागलपन किसी भ्रकार की रुण दशा नहीं हे | इसके 
विपरीत यह इंद्वियों का सम्यक्‌ प्रकार विशुद्ध वर परिष्कृत हो जाना है 
जिससे वे सभी प्रकार के आध्यात्मिक स्फुरणों का प्रतिपादत कर सके। 
कबीर कहते हैं, “जब मैं अपने भीतर निसग्न रहता हूँ तो लोग मुमे 
पागल कहते हैं; राम के लिए पागल होते समय, सतगुरु ने मेरें अम 
को निमज्जित कर दिया ।””| 





* बेबाहा के मिलन सों, नैन भये खुशहाल । 
दिल मन मस्त मतबल हुआ, गूंगा गहिर रसाल ॥! 
स० बा० स०, पृ० १२३॥। 
मन में तो झानन्द रहे, तन बौरा सब अंग। 
ना काहू की संग है, ना है कोई संग॥ 
वही, पूृ० १४८५॥ 
अभि अंतर मन रंग समाना, लोग कहें कबिरा बौराना । 
मैं नहिं बौरा राम कियो बौरा, सतगुरु ज़ारि दियो भ्रम मोरा ॥.१४७॥ 
क्‌० ग्रं०, पृ० १३५... 


२७० हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


“अनुभवों की अभिव्यक्ति के ्षिए किये गये निम्नलिखित प्रेयत्नों 
से सभी अकार की विरोधात्मक बाते श्रपने विरोधपन का त्याग करती 
हुईं भतीत होती हैं ओर वे पागलपन को असंगतियाँ न होकर उन 
' सूचमताओं की परिचारिकाएं हैं जो बुद्धिवाद के परे की बाते हैं । “बह 
बिना मुंह के खाना, ब्रिना चरणों के चलना ओर बिना जिह्ना के भी 
ज्ञक का गुणगान करना है। वह अपने स्थान का परित्याग किये 
बिना ही सभी दिशाओ्रों की प्रदह्षिणा कर जाता है ।??* चस्तुत; वह 
बिना समझ के भी विचार करता हे ओर बिना जीभ के पीता है, बिना 
आँखों के भी देखता हे ओर बिना कानों के सुनता है तथा बिना किसी 
आधार के बेंठता हे ओर बिना हाथों के वेशवादन करता है || ( दाद ) 
“घरती बरसती है और आसमान भीगता है ओर बिना तेल-बत्ती के भी 
दीपक जलता है । जहाँ पर ज्योति ( नूर ) रहती है भर उसके चर्गहीन 
होते हुए भी उसमें चमकीला रंग जकज्षित होता है | बिना फूल के लगे 
ही उसमें मघुर स्वाद मित्र जाता है। मैं किससे य बात कहूँ , मुफे 
कोन समम पायेगा १”_ क्‍ 

' इन विरोधात्मक वर्णानों पर भी दोषरहित आनंद की छाप लगी हुई 
हू । यह उल्लास जो निगण पंथ के अ्रनुसार, एक श्रति-चेतन की स्थित्ति 
प्रदर्शित करता है, “निरति? वा मूल कहलाता है और वह संस्कृत शब्द 
नृत्य! का एक बिगड़ा हुआ रूप हे । साधारण अनुभव की दशा में हम 

देखते हैं कि मंनुष्य जब कभी इष की चरमाचस्था में आता है तो चह 


१४७७७७७४७७७४७रादाशशाआआआ 9 कक ल५ 3 कल नकल जल फल श //३४७०७। 





# बिन मूख खाय चरन बिनु चाले, बिन जिभ्या गुन गावे,। 
भ्राछ्ठे रहे ठौर नहिं छाँड़ै, दह दिसि फिरि श्राव ॥ १४६ ॥ 

| वही, पृ० १४० । 

| गेरोला, साम्स झाफ्‌ दादू, पु० २६४ । 

पं संतबाती संग्रह, भा० २, पु० १४६। 


चतुथ अध्याय २७१ 


नाचने य॑ गाने ज्गता है | नृत्य हमारे उल्लास को प्रकट करने के लिए 
>दु्शित भी किये जाते हैं । अ्रतएंव, यह उपयुक्त है कि आध्यात्मिक 
उतलास को जृत्य की संज्ञा प्रदान की जाय, किंतु इसे नृत्य कहने के कारण 
इंसमें कोई शारीरिक चेष्टा श्रभिवां्ित नहीं है। इसके साथ सूफियों में 
प्रचज़ित 'दौरः व समा? के नृत्य का कोई संबन्ध नहीं क्योंकि 'दौर' 
एक चपल व चक्रावर्तित नृत्य हे जिसमें नतंकों को थया अल्लाह याहू” का 
उच्चारण करते हुए अपनी सामूहिक चेष्टाओं को तबतक कायम रखना 
पड़ता हे जब तक थे एक-एक कर विश्वांत नहीं हो जाते। “समा? में 
अ्रपनी बायीं एंडी पर घूमना होता है, इसमें धीरे-धीरे अग्रसर होते हैं 
ओर अपनी आँखें बन्दकर तथा बाहें फेला कर नृत्य करते हैं* और यह 
नृत्य कुछ विधियों के साथ भी आरंभ हुआ करते हैं | जेसा कि धरनी ने 
कहा हे -- “वहाँ पर बिना पेरों के ही नृत्य करो और बिना हाथों के ताल 
देते जाओ, सौंदर्य को बिना झाँखों के देखो ओर बिना कानों के ही 
गीत सुता करो |” 


इसके सिवाय, निमभंणमत के अनुसार यह अ्रतिचेतन की अवस्था, 
उन्‍मनदशा, सहज समाधि, जेसा कि यह अनेक अ्रकार से पुकारी जाती 
है, उस प्रकार क्षणिक नहीं जान पड़ती जेंसा कि विलियम जेम्स ने 
पश्चिमो रहस्यवादियों के संबन्ध सें बतलाया है | सूफी भी इस उल्जास- 
मयी स्थिति को 'हाज्ञ! का नाम देकर इसे एक प्रकार की तन्‍्मयावस्था 
कहते हैं जो केवल कुछ ही कज्णों तक वर्तमान रहा करती है। बसरा 
के अबदुल्ला हारिथ सुदासिमी ने कहा है “यह बिजली की भाँति 





# अवारिफूल मारिफ़ पू० श्६५ व १६८ । 
[बिन पद निरत करो तहाँ, बिन पद दे दे ताल । 
बिन नयनन छबि देखणा, अश्रवरा बिना भनकारि ॥ 
सं० बा० सं०, भा० १ पृ० ११५। 


२७२ हिन्दी काव्य में निगण संप्रदाय 


ष 
चारणिक है।??* फ़ितु निगणमत के संतों के अनुसार यह कोई चणस्थायी 
उल्लांस नहीं प्रत्युत एक चिरस्थायी अ्रतरिक दशा हे जो स्थिर हो जाया 
करती है । कबीर ने कह! हैं कि, “हे साधो यह साहजिक संयोग सबसे 
उत्तम हे। जिस दिन से में गुरु कृपा से अपने साथी से मित्रा तबसे हम 
दोनों के प्रेम भाव का कभी अंत नहीं हुआ | जहाँ कहीं मैं जाता हूँ. उसकी 
परिक्रमा करता हूँ ओर जो कुछ भी कर पाता हूँ चह उसकी सेवा के रूप 
में हे । जब में सोने जाता हूँ तो उसे दृश्डबत करता हूँ; अन्य किसी का 
भी पूजन नहीं करता । जो कुछ भी बोलता हूँ वह उसका नाम है भोर 
जो कुछ भी सुनता हूँ. चह उसका स्मरण है। मेरा खाना पीना तक 
उसकी पूजा हे'। मेरे लिए गृह व खंडहर दोनों एक समान हैं क्योंकि 
दुईं का भाव दूर हो गया हे । मैं न तो अपनी आँखें मं दता हूँ शोर न 
कान ही बंद करतो हूँ; में अपने शरोर को कष्ट भी नहीं देता। खुली 
आँखों से उसकी सॉंदर्यमयी घूति को देखा करता हूँ । उसे पहचानता 
हूँ ओर हसा करता हूँ । सुभ्ते ऐसी तारी लगी दे जो उठते बढते चा किसी 
भी दशा सें नहीं छुटती । कबीर कहते हैं कि यहो अ्रतिचेतन का जोबन 
है जिसका मैंने वर्णन किया है। मैं उस पद सें लीन हो गया | जो सुख 
व दुख दोनों से रहित हे ओर जिसे परमपद्‌ कहते हैं । ””॥ |चरणदास 
ने भी कहा है कि, जिस समय मैंने अनाहत की ध्वनि सुनी है तबसे 





१७३०००ह 


* र्वाजाखान “स्टडीज़ इन तसब्वुफ़” पृ० १२६। 


| साथो सहज समाधि भली । 
गुरु प्रताप जा दिन से जागी दिन दिन श्रधिक चली ॥ 
जहँ-जहँ डोलौं सो परिकरमा, जो कुछ करों सो सेवा । 
जब सोवों तब करों दण्डवत, पू्जों और न देवा ॥ 
कहों सो नाम, सुनों सो सुमिरन, खा्वें पियों सो पूजा । 
गिरह उजाड़ एक सम लेखों, भाव मिटावौं दूजा॥ 


॥।क्‍ ८] 
चतुथ अध्याय २७ 


मेरो धारो इन्द्रियाँ शिथिल् पड़ गड हैं; मन गलित हो गया हे ओर 
संभो दुराशाएं जल भुन गई हैं। आँखे उन्‍्माद में आकर धूम रहो हैं 
ओर शरीर विश्रौंत हो गया है क्योंकि सुरत, आत्मा डस चिद्‌ सें लोन 
है।। इस सहजावस्था ने आलस्य तोड़ दिया हे ओर पभ्रत्येक श्वास में 
मुझे आनंद मिल रहा है ।* 


.. गुलाल भो कहते हैं कि आनन्द को सुहावनो बुर्द पढ़ रहीं हें । यह 
उल्लासग्रद समय सतगुरु द्वारा प्रभावित होकर मनभावने ढंग से आनन्द॑- 
दायक हो रहा है। शून्य संसार के चतुदिक घनघोर घटाएं उमड़ रही 
हैं। गुल्लाल का कहना हे कि जिन पर प्रभु को कृपा होती है उनके लिए 
सावन भादों के बरसात वाले महीने सदा बने रहते हैं ।| 

आँख न मदों कान न रूघों, तनिक कष्ट नहि धारों। 
खुले नेन पहिचानों हँसि हँसि, सुन्दर रूप निहारों ॥ 
सबद निरंतर से मनलागा, मलिन बासना त्यागी | 
ऊठत बेंठत कबहूँ न छूटे, ऐसी तारी लागी॥ 
कह कबीर यह उनमृनि रहनी, सो परगट कर गाई । 
दुख सुख से कोइ परे परम पद, तेहि पद रहे समाई ॥ 

सं० बा? सं०, १० १४-१५॥ 


* जबसे अनहद घोर सुनी । 
इंद्री थकित गलित मन हुवा, आसा सकल भुनी ॥! 
घुमत नैन _सिथिल भइ काया, अमल जू सुरत सनी । 
रोम रोम आनंद उपज करि, आलस सहज भनी ॥! 
वही पृ० १२०१ 


* भ्ावंद बरखत बंद सुहावन । 
उमगि उमगि सतगरु बर राजित, समय सुहावत भावन ॥। 


२७० हिन्दी काध्य में निगण संप्रदाय 


उपयक्त उदाहरणों-ढ्वारा पूण रूप से प्रमाणित हो जातानहे कि 
निगंणियों की सहज समाधि एक चिरस्थायी दशा है। जो कोई उस 
झानंद का उपभोग करता है वह सांसारिक कतच्यों को भी यथानियम 
पाज़नन करता रहता है ओर उसके कारण इसका 'क जाना नहीं सममा- 
जा सकता | जिस समय वह दशा उपलब्ध हो गई सारा दृष्टिकोण ही 
सदा के लिए बदल जाता है । वाह्य विषयों से पथक्‌ करने के लिए मन 
पर अंकुश नहीं लगाना पड़ता। स्वयं इन्द्रियाँ उस सहजज्ञान की दी 
सहायक बन जाती हैं,“ वे अपना काम करना बंद नहीं करतीं ; उनका 
सब काम करना ईश्वरोन्सुख हो जाता है । उद्बुद्ध कबीर अपने मन को 
जहाँ कहीं भी वह चाहे जाने के लिए छोड़ देते हैं। वे जानते हैं कि जब 
उसने ज्ञान बूक कर राम की शरण ले ली है तो वह उसे वही सबन्न दीख 
पड़ेगा | साधक-द्वारा उपत्नब्य निम्नस्तर का दृष्टिकोण चणिक होता है 
और निगण मत ने अपने अ्रनुयायियों को उसके विरुद्ध सचेत भो 
किया है | 





चहे ओर घनघोर घटा आई, सुन्न भवन मन भावन। 
तिलक तत्त बेंदी पर भलकत, जगमग जोति जगावन॥ 
गुरु के चरन मन मगन भयो जब, विमल विमल गुन गावन । 
कहे गुलाल प्रभु कृपा जाहि पर, हरदम भादों सावन ॥ 
वही पू० २०३ । 
+ विरह जगावे दरद को, दरद जगावे जीव । 
जीव जगावे सुरति को, पंच पुकारे पीव ॥ 
वही भा० १ पु० ८४१ । 
| भ्रव मन जाहि जहाँ तोहि भावे, तोरे अंकुश कोइ न लावे | 
जहूँ जहूँ जाइ तहाँ तहँ रामा, हरिपद चीन्हि कियो विश्वामा ॥ 
है "3० क० ग्रं०. प०१३६ | 





चतुथ अध्याय | २७५ 


निगणियों के विचार से न तो मध्ययुगीन इसाई मिस्टिक ओर न 
सूफी ही उस पूण दशा को प्राप्त कर पाये थे। वे अभी तक ज्ञान के 
अन्तस्तम स्लोत से लाभान्वित नहीं हो सके थे ओर न इसी कारण उन्हें 
संभी का सहज ज्ञान हो सका था| इसो कारण उनकी अनुभूति 
ज्णभंगुर वस्तुओं की भाँति क्षणस्थायिनी थी। किन्तु निम्न श्रेणी की 
आध्यात्यिक अभिव्यक्ति जिससे मनुष्य की भौतिकता उसकी आध्या- 
त्मिकता हारा सदा के लिए दूब नहीं जाती चपल व चणिक घटना सिद्ध 
होती है ओर उससे ज्षणिक हं प्राप्त होता है और इसीलिए उसे अंतिम 
अनुभूति नहीं कह सकते । इन सीमा-मर्यौदाओं के रहते अ्रन्तद्द ष्टियों 
का जणिक होना अनिवाय हे। परंतु एक बार जहाँ पूर्ण जागृति हो 
गई, तो फिर सोना च स्वप्न देखना नहीं होता है। ऐसी अनुभूति द्वष्टा 
के ल्लिए अतीत घटना की स्म्वति मात्र नहीं रहती प्रत्युत उसके व्यक्तित्व 
का अज्ड बन जाती है। केवल यही उसमें टिकती है क्योंकि चरतुत३ 
उसकी परमात्मा के साथ पूर्ण एकता की सिद्धि है ओर इसी दशा में 
वह उसके अपने आत्मा का स्वरूप हे । 


अतएंव किसी को ऐसा न करना चाहिए कि अपने आपको परमात्मा 
कह उठने की शीघ्रता कर दे ।* डसे जो अनुभूतियाँ उपलब्ध हैं वे सभी 
डसकी अनुभूति नहीं भी हो सकतीं । जो कुछ भी अ्रनुभव किसी साधक 
को प्राप्त होता है उसपर पूणरूप से सिंतन किया जाना चाहिए, उसका 
मनन होना चाहिए और उसे एंक-एक करके परिणामित करते जाना 
. चाहिए जब तक वह अंतिम मिलन की दशा को आप्त न हो जाय कि जब 
अनुभूति स्थिरता प्राप्त कर ल्लेती है ओर साधक के लिए परमात्मा के 


* पहुंचेंगे तब कहेंगे, उमड़ेंगे उस ठाई। 
अजहू बेरा समंद में, बोलि बिगूचें काईँ।। 
कृ० ग्रं०, पूृ० १८,५ । 








२७६ , “हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 
सान्निध्य को अ्रपनानें की चेतना को स्थायित्व प्रदान करने की चेष्टा 
नहीं करनी पड़ती। इसी को जारना व पचाना, अभ्रथवा अ्रनुभव को 


स्थिरता देना भी कद्दते हैं । 


. अनुभूति की स्थिरता हो इस बात को सिद्ध कर देती है कि जिन 
आभासों को इसके लिए साधन बनाया गया था डनकों अब आवश्य- 
कता नहीं रह गई | शारीरिक व्यायाम के क्रम एंवं श्राध्यात्मिक साधना- 
पद्धति में एक महान्‌ अंतर यह ह कि जहाँ पहले के ल्लिए शरीर को उप- 
युक्त स्थिति के अभ्यास का सदा नियमित रूप से चलता रखना आवश्यक 
हैं वहाँ अंतिम सत्य की अ्रनुभूति उपलब्ध हो जाने पर गूढ़ अभ्यासों का 
वह महत्व नहीं रह. जाता हे; क्‍योंकि यद्यपि अनुभूति वा अतदष्टि के 
लिए पहले प्रयत्न 'अपेज्षित हांते हैं. क्रितु आगे चल कर वे स्वत; होने 
क्गते हैं । “मन को थोड़ा-थोड़ा संयमित करो तो चह मालिक में जग 
जायगा ; ज़ब मन उस उनसन से लग गया तो उसका घूमना बंद हो 
जायगा।”?* --दादू । द 

इस अंतद पिट वा अंतिम सत्य की अनुभूति की एक विशेषता यह है 
कि द्रष्टा इसे किसी पर प्रकट नहीं कर सकता | इंसको जानने के लिए 
इसका स्वयं अनुभव करना आवश्यक है || न तो हमारी भाषा और न 
हमारी मानसिक्र योग्यतों ही इतनी पूर्ण ह कि पहली इसे पूणत; व्यक्त 


8७ + वतन जन" लननलाक नम जलन >रलकलतननओ-नपतपीम कक कर ७० का ५ ७५-।४०५७५७०१०३० ०७५४० 5 थक 2 ०२१७६ ३३ ॥ ० पा जान (पास, इक७+0भ-११५५४+॥का/ अलाबा० 03फ१एचअकत एल 





* थोरा थोरा हटकिये, तब रहेगा लौ लाइ। 
जब लागा उनमन्न सों, तब मन कहीं न जाइ !! 
बानी भाग१,पृ० १०३। 


| ऊपर की मोहि बात न भाव, देखें गाव तो सुख पाव। 
कह कबीर कछु कहत न आावे, परचे बिना मरम को पावे॥ 
क० ग्र०, पृ० १६२। 


चतुर्थ अध्याय २७७ 


करे ओर, दूसरो उंसे अपनाये । यह एक गूँ गे के स्वाद को भाँति हे जिसे न 
तो वह व्यक्त कर सकता हैं ओर न दूसरे उसे समर सकते हैं ।_कबीर_ 
कहते हैं “यह गूणो का गुड़ ह॑ जिसका स्वाद गूंगा ही ज्ञानता है *. 
इसी कठिनाई के क्रारण अस्तित्व का यह अंश हमारे लिए एक 
सुद्वित रहस्य के रूप सें बना रहता हे ओर इसी से रहस्यचांद रहस्य- 
चाद कहलाता है परन्तु उस द्रष्टा के लिए जिसे हम अपनी भाषा में मान- 
सिक्र योग्यता की असंमर्थता के कारण मर्मी कहते हैं. यह कोई रहस्य 
की बात नहीं । वह परमात्मा को इतना प्रत्यक्ष व स्पष्ट रूप में देखता हे 
जितना हम भोतिक पदार्थों को देखते हैं बल्कि इससे श्रेधिक् स्पष्टता 
के साथ । क्योंकि दृष्टा उस दृश्य का पूर्ण रर देखता है, किंतु भौतिक 
पैंदार्थों का हम केवल वाह्य रूप ही देखते हैं, उनके आपभ्यंतरिक अर्थ 
को नहीं जान.पाते। उनके आशम्यंतरिक श्र्थ को केवल वही जान सकता 
है जिसे उस अंतद ष्टि की एक कलक मिल गई है । मर्मी की जीवन- 
पैंदति' इसी कारण स्वयं उसके लिए गूढ़ नहीं बल्कि हमारे लिए ही 
गूंढ़ है क्योंकि हमें उसकी अनुभूति एंक सुद्वित रहस्य बनी रद्दती हे । 
इसी भाँति, अपनी स्वीकृतियों के अशुसार निगणी उस अतिचेतन 
अनुभव को प्राप्त करता है जिसमें उसे जीते जी अंतिम सत्य क्री अनुभूति 
होती है भर जिसके कारण वह भी उन्मुक्त कहलाता है | निगंणियों के 
अ्रनुसार मोक्ष प्राप्ति के कि" भोतिक शरीर को झत्यु का हो जाना: आव- 
श्यक नहीं । जिन मतों के अनुसार मोक्ष झूत्यु के अनन्तर आ्राप्त होता हे 
वे अधिकतर अंधविश्वासी लोगों की अ्रद्धालुता से जञाभ उठाया करते हैं । 
जब यहीं अपने देव पर विजय प्राप्त नहीं कर सके तो कौन जानता हे कि 
सत्यु कें अनन्तर क्या होगा ? परन्तु निगुणियों की स्थिति स्पष्ट व बुद्धि 





* कहे कबीर घरही मन माना, मृ गे का गुड़ गू गे जाना । 
| वहा पृ० १०६, ६५ ॥ 


श्डप / हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


“ स्म्मत है। आध्यात्मिक साधना की किसी भी पद्धति की च्मता की 
प्ररोता बुद्धि से हो सकती है जो मालिक के दशन द्वारा इसी समय 
प्राप हो सके । शरीर की रूत्यु के समय होनेवाला मोक्ष केवल उस- 
दशा को अंतिम रूप से प्रभावित कर देगा जो पहले से प्राप्त हो चुकी 
है, ओर निगंणियों का अपने पंथ के लिए इसी बात का दावा हे । 
कब्ीर,जे प्राथना की है कि हे हेश्वर मुझे जीते जी दशंन दे दो ।* जीते 
जी इसी घर ( शरीर ) में ईश्वर से मिलना आवश्यक हे, मरणोपरान्त के 
मिज्ञन को मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता | इसी प्रकार तुलसी साहिब 
ने भी कहा हे || 

५/ यद्यपि निर्गणी भक्तों को साधना क्रा स्वरूप व्यक्तिगत है_ तो भी 
क्योंकि ये अ्रपने आध्यात्मिक विकास के लिए जंगृज़ों सें नहीं जाते. बल्कि 
अपनी साधना का क्षेत्र सामाजिक चेष्टाओ्रों को ही 

सप्राज की बनाते हैं ओर साधना की विधियों का भी ध्यान 
उन्नति. रखते हैं, उनका सामाजिक महत्व केवल्ल इसी बात 

से भी कम नहीं है कि उनकी साधना में अ्परलोक 

के प्रति उत्तट कामना बनी रहती है| वे विवश रहते हैं कि थे अर ,ने 

' समज्ञ सांसारिक दुःखों व सुखों को रखा करें श्र उसी सें उन बुराइयों 

के दूर करनेवाले प्रयत्न भी बीज रूप से विद्यमान रहते हैं । ईश्वरीय 
प्रेम जहाँ एक ओर संसार के श्रति उपेक्षा सूचित करता है वहाँ दूसरी ओर 
अयने सहजीवी प्राणियों के प्रति स्नेह भी उत्पन्न करता है क्‍योंकि ख़भी 


+ 
पलक मात +मकवका-७+४१०।.. री 3 समन्य/केकनक+ कम. ५७०++र»०2>७०००७३७५ जनम ५७७७७७७७७ की ७७७७॥७७७७७७७७७७७७७७ का 0ामकाक, 
ि लक अनिनननताय कै फनल्‍नतक-, (जनबकल+क+-नप--प>+कम+ममनभन>नथ ५ कह 0१०६ 4#९ अरभाए: 4 हाल ॥60॥प०/कफपफेल्श९३५. अमीर विस ॥43040/पप्र/अाकातलए न 
। 
+ हु 


, * जोवत पावे घर में स्वामी । मुए गए की बात न मानी ॥ 
घटरामायण, पूृ० २८०।॥ 
बहुत दिनन के बिछुरे, माधों, मन नहीं बाँधे घीर। 
देह छतों तुम मिलहु कृपा करि, आरतवंत कबीर ॥ 
हे क० ग्र७, प० १९१। 


चतुथ अध्याय २७६ 


वस्तुतः एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं । चाहे दूसरे लोग अपनी हैश्वरी- 
यता का परिचय नहीं भी रखते हैं तो भी वे उनके प्रति घृणा के भाव 
नहीं दिखलाते । बल्कि इस बात के लिए यह एक और भी विशेष कारख 
हैँ किये उनके प्रति त्षपनी दया व प्रेम प्रदर्शित करें। उनके प्रति 
दयाभाव के ही कारण उन्हें अपने आध्यात्मिक आनन्द का स्वार्थपूर्स 
. शुकान्तवास सें उपभोग करना कठिन हो जाता है। इस बात में इन्हें 
कोई अपमान नहीं जान पड़ता कि ये अपनी आध्यात्मिक उन्नत्रि“्से 
नीचे उतरें भरोर उन लोगों को आशा व आनन्द अदान कर जो सांसारिक 
दलदलों में पढ़कर निराश हो रहे हैं । इेश्वरीय आ्रानुभूतिक उद्बास की 
तीव्रता ही उनके आदेश को सारे जगत्‌ में प्रचारित करने के लिए प्रेरित 
करती हे ओर वह उसी प्रकार ही समान प्रसावपूर्ण भी होती है 
“परमात्मा ने ही यह उचित सममा है कि कबीर ने जो कुछ अनुभव किया. 
है उसे भी प्रकट कर दे। जीव संसार के समुद्र में मर्न है ओर जो 
. कोई भी इसे पकड़ लेगा वह पार जायगा ।??* 


यह 8२५ !/निर्देश ही प्रत्येक प्रकार के धर्म-संस्कार का अ।देश 
हुआ करता है । लोग कबीर का अहंकार सममते हैं वह, वास्तव 
में अपने साथी जनों के अति प्रेम द्वारा प्रेरित था, क्योंकि इस मांगे के 
पथिक के लिए “अहंकार” घमंड वा प्रगल्भता बहुत ही दूषित बात है । 
अपनी यात्रा के समय उसका स्पष्ठ कर्तव्य हो जाता है कि वह विनम्रता का 
जीवन व्यतीत करे ओर जब वह सत्य की श्रजुभूति कर लेता है तो इस 
प्रकार की कोई संभावना ही नहीं रहती, उस दशा में तो प्रत्येक प्राणी 


इेश्वरवत ही दीखता हे “तू हे” यद्द वाक्य 'मैं वही हूँ” का एक स्वाभाविक 
नचछां5तनाकाअक६ु अं "४४४४ की लि---४+.+++“+ “४ 


* साईं यहे विचारिया, साखी कहें कबीर । 
सागर में सब जीव हैं, जे कोइ पकड़े तीर ॥ 
द क० ग्र ०, पृ० ५६॥ 


फिललीलनन- 





रंध०..... हिन्दी काव्य में निरगंण संप्रदाय 


परिणाम है ओर यह इस बात का स्मरण दिलाता है कि वह अब 
' जीवित है। “जब मैंने आपा एवं पर की समानता का अनुभ। कर 
लिया तो कबीर कहते हैं कि हमने निर्वाण भी पा रिया ।* उस दशा 
में वह जीवन्मुक कहलाता है, क्योंकि उस दशा में मानव शरोर में 
रहता हुआ भो वह उस दृष्टि से जीवित नहीं कला सकता जिस प्रकार 
हम साधारण मनुष्य कहे जाते हैं। वह उस अहंकार को मार चुका 
रहता है जो सारी वाह्य वस्तुओं को उत्पन्न करता है ओर बंधन का 
जाल भी: फेला देता है ओर इस प्रकार पूण रूप में आत्मा सें ही 
निवास करता हे । ' अपनी स्वाभाविक रूत्यु के. प्रहले जो मर जाता है 
वही अमर हो जाता-है। ?” यह रूत्यु के पहले मरना ओर मरण 
काय के पूर्व ही अमरत्व का उपलब्ध कर लेना एक बड़ा सामाजिक 
महत्व रखता है । 
निगंणी का अपने सहजीवी प्राणियों के प्रति दया का भाव केवक्ष 
एक सूखी, किन्तु पवित्र भावना तक हो सीमित नहीं शह्वता.।. इसके 
विपरोत यह उन लाभप्रद प्रयत्नों में परिणत भी होता हे जो कष्ट व 
दुःख को दूर करने के लिए किये जाते हैं। यद्यपि इत द्यतिमान व्यक्तियों 
के शरीर दु्बल व ऊपर से किसी भारी काम के लिए श्रजुपयुक्त होते हैं 
' फ़िर भो यह बात, कि उसने श्रपने निम्न आपे को सवशक्तिमान के साथ 
किप्ती गंभीर कार्य के लिप जोड़ लिया हे शोर इस प्रकार शक्ति के. अश्चात 
एवं अ्रत्षय स्रोतों का द्वार खोल दिया है वह उन्हें मानव समाज के उत्थान 
के लिए असीम शक्ति के साथ काम करने की योग्यत प्रदान कर देती हे । 


रंफकलन+ मत फर-रभे+काता9 अकए०++ 
|] 


मे 








324०० व्यदरकनक पमकेकर->- 3+42:घ५+एकल-,-+.३-०-+ाइक-+-3०क+, ॥ाक- दब 2क-/०फ २फ्रजन ० ८0 अमन... पाप फेकनयभ्कालक'घ-+माण8 चकजह- कक फ पक पफिल्क+ मा अक५ (लि ॥ 2 +०+ 3०6 १५० 0९ कपशफाओी. 2०5३... पेन. ५तरतआ््ीकरता।व५॥ अपरा्रमलाकपबसलनमॉ, 


ग्रापा पर सब एक समान | तब हम पाथा पद निरवान ॥ 
। वही, प्‌ृ० १४४। 

| प्रभता क॑ सब चहत हैं, प्रभ को चाह न कोय॑। 

*स० बा० २०, भा० १ पृ० १६०। 


चतु्थे अध्याय २८१ 


ल्गभग*"इन सभी निर्मेणियों के नाम जो अनेक बानियाँ प्रकाशित हैं 
ओर वह जीवन किन्‍्हें इनमें से बहतों ने सत्य प्रचारकों के रूप मेँ व्यतीत 
किये हैं तथ। चह. साहस भी जिसके साथ उनमें से कबीर जेंसे कुछ 
ख्ोंगों ने अपने ऊपर किये गये अत्याचारों को सहन किया हे इस बात 
को भक्ञी-भाँति प्रमाणित करते हैं कि उन ह्वानी पुरुषों में बढ़ी शक्ति 
, थी जिसका उन्होंने उपयोग किया ओर उसे सर्च शक्तिमान के प्राणियों 
: की सेवा सें कमाया । 
हो सकता है कि कुछ जोगों ने 'सो5हम” के सिद्धान्त का अपना 
मान बढ़ाने के काम में उपयोग किया हो और अपनी ईश्वरीयता की 
फेवल शाब्दिक अभिव्यक्ति-दारा अपने को सभी प्रकार के भोतिक च 
नागरिक कतव्यों से अलग कर लिया हो | कबीर के समय में भी समाज 
के कुछ धष्ट व्यक्ति जो, सहजोबाई के शब्दों में प्रभु से अधिक प्रभ्ुता, 
पर ही ध्यान देते थे”* अपने को कुछ पंक्ति इधर से ओर वाक्यांश 
उधर से लेकर बनाई गई साखियों के आधार पर ज्ञानी प्रदर्शित करते 
श्रे।। किंतु इस प्रकार का दोष उक्त मत के कारण नहीं आया था 
ओर न सच्चे निगणी ही इसके लिए उत्तरदायी थे; यह सब उस 
अज्ञान वा उस भयंकर विपरीत ज्ञान के कारण था जो हेश्वरीय ज्ञान 
का दावा किया करता है | इस बात का विरोध निगणियों ने अपनी 
सारी शक्ति लगाकर किया था। कबीर का कहना है कि, काल ऐसे 
भूंठे ज्ञानियों के यहाँ हाथ सें आदेशपतन्न लेकर पहरा देता रहता 





| सलतकलननलन+ जे पसम सरलता पनननकन नानक पीर तत का लिया >शनकीनाक +मक-केनम कल फिलानतीक-क-- “कपिल के हनन अत नरक ॥रनननगनमाननकमन-+-नन अमन, 


# प्रभता क सब चहत हैं, प्रभ के चहे न कोय । 
स० बा० स०, भा० १, पृ० १६०। 
$ लाया साखि बनाय कर , इत उत अच्छा काट । 
कह कबीर कंसे जियें, जूठी फ्तल चाट ॥ 
वही, पृ० ४१ ॥। 


हैँ 
र८२ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


है* और इसी कारण वे इनसे भल्ना उन संसारियों को समझने थे जिन्हें 
| प्रभु का भय बना रहता है। !” 

निगंण पंथ मल्नत: एक प्रकाश का मार्ग है । जो सभी प्रकार के अश्ञान 
व अंधकार को दूर कर देना चाहता है | इस प्रकाश के सामने कोई अंध- 
विश्वासी नहीं ठहर सकता | उन अंधविश्वासों के ही समान जो श्राद्ध 
के समय किये गये पिंडदान का मत पूच पुरुषों तक पहुंचना मानता है ; 
जो मक्का वा जगन्नाथ तक ( हज वा तीथयात्नरा के निमित्त जाने को 
फलप्रद समझता है ओर जो एकादशी, मुहरंम जसे त्योहारों के दिन 
उपवास रखने को धार्मिक महत्व देता है। डन अन्य अंधविश्वासों से 
भी समाज को मुक्त कर देना चाहते थे जिनसे लोगों का सारा जीवन 
व्यस्त रहा करता है | कबीर ने इन-अंधविश्वासों का सामना अपने मरते 
समय भी किया ओर अपने शुभचितकों के श्रनेक बार प्राथंनाः करने पर 
भी उन्‍होंने उस मगहर का परित्याग नहीं किया जहाँ मरने पर नरक का 
मिलना निश्चित समझा जाता था और न हे काशी तक ही गये जहाँ 
की म्र॒त्यु-द्वारा मनुष्य शीघ्र मुक्त हो जाता हों॥ मलूकदास का कहना था 
कि, “इतने प्रकार के अंधविश्वासों को दूर कर दो। यात्रा पर जाते समय 
किसी ज्योतिषी से दिन न पूछो, कोई दिन अशुभ नहीं । संध्या समय 
बिना संकोच भोजन कर लो, जो उसे राक्षस का समय कहते हैं वे अ्रभागे 
मर्ख हैं । यदि तुम अच्छे हो तो सभी भला है । किसी बात को बुरी न 
कही । ६ यद्यपि दार्शनिक दृष्टि से भले च बुरे में कोई वास्तविक अंतर 


_अराओी सा शलाध्ा कक परतमनाकरापा परत पापी आओ नि अल ८१४ न कीत+४५५५+४ज+-+५१५६०७५.. १५७५५ क:>कम्पाककलन अत तभप+ पा अ+ ७. आपररपासप आन“... त+भाभतकपसाफ+फाफिकन- पिन 3 3338 कं जतामनफनता+ षकतवकेलमपत कैल्‍नलक्‍कान अमन 


# पहरचो काल सकल जग ऊपर, माहि लिखे सघ ज्ञानी । 
क० ग्रं० पृ० १७८ ।. 
* ज्ञानी मूल गंवाईया, आंपण भये करता । 


ताथें संसारी भला, जो रहे डरता ॥ 
' वही पृ० ४१। 
| सं० बा० सं०, भाग १, पृ० १०५। 


रू 
चतुर्थ अध्याय र्८३े 


नहीं और न पाप-पुश्य में हो है । फिर भी निर्मेण मक' नेतिक नियमों को 
परिवर्तित कर देना नहीं चाहता, क्योंकि भेतक बल ही जीवन सें 
सभो प्रकार की सफलता का आधार हें | कबीर कहते हैं कि “शील के 
अन्तरात तीनों आुवन्ड-ें के रतन भरे पड़े हैं !!”* सापेक्षिक संसार सें 
पाप-पु््य केवल शब्द ही नहीं रह जाते । जब तक मनुष्य संसार सें जीवित 
है उनका महत्व बना हुआ है और उनका अंतर भी समझा जाता है 
क्योंकि वें ही मनुष्य की भावी का निर्माण करते हैं--कबीर कहते हैं कि 
कल्निकाल सें परिणाम शीघ्र ही मिल्ला करता हे , इसलिए बुराई किसी को 
नहीं करनी चाहिए। यदि तुम बाएं हाथ से अ्रन्चन बोओ ओर दाहिने 
हाथ से लोहा बोओ तो दोनों का फल उसी के अनुसार भाप्त होगा । 
«४ पुण्य के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग सिल्षता है ओर पाप उसे नके में 
ला गिराता है। नानक ने पाँच प्रकार के स्वर्गों का वशणुन किया हैं जो 
नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार हैं--धरमखंड, सरमखंड, ज्ञानखंड 
करमखंड आ्रौर सचरखंड इनसें से अंतिम में 'कर्ता? का निवास बतब्नाया 
गया हे ओर इसी को कभी-कभी निर्वाण भी कहा गया है। नानक ने 
अन्य स्वर्गों के विषय में स्पष्ट रूप से कुछु नहीं कहा हैं, किन्तु जान पड़ता 
है कि वे धरमखंड को कमंकाण्ड के समर्थक धर्मों का फल समम्तते हैं , 
सरम खंड को चेतन्य जसे उन निम्न श्रेणी के रहस्यवादियों का स्थान 
मानते हैं. जो भोतिक उन्नास सें उन्‍्मत्त हो जाया करते हैं । ज्ञानखंड 


असम "नल टतिकमकन नकनन-- ७५५3 बन चन हनन पिया ककपेननक उलनन+- पिलिननीनना-म_-++ब-न»»नकतनतानिण चियानण हज ननचना-- 


* सीलवन्त सबसे बड़ा, सर्व रतन की खानि। 
तीन लोक की संपदा, रही सील में आनि ॥। 
वही भाग १ पृ० ५। 
+ कलीकाल ततकाल हैँ , बुरा करो जनिकोय । 
अ्रनबाव लोहा दाहिऐ बवे सो लुणखता होय रे _ 
क्‌ृ० ग्रूं० पु० ५६। 


२८४ ' हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


कृष्ण जेसे ज्ञानिर्याँं के लिए उचित सममते हैं, करम खंड को राम जसे 
समाज के कंमंचीरों का स्थान मानते हैं जो पाप के सेन्‍्यबतल्ल का विरोध 
किया करते हैं।* आत्मा को अपने कर्मों का भोग भोर्गने के लिए जन्म 
धव॑ मरण के चक्रों सें भ्रमण करना पड़ता है | कहा ज्ञाता है कि विश्व सें 
चौरासी साख योनियाँ हैं. और प्रत्येक व्यक्ति को इसमें से एऐंक वा सभी 
में अमण करेना पढ़ता है । उसका आगाभी जीवन उन प्रवृत्तियों की योग्य- 
ताओं-द्वारा निर्धारित होता है, जिन्हें वह अपने वर्तमान जीवन सें प्राप्त 
किया करता है । दाढू ने कहा है कि “जीते जी जो अपना मन जहाँ पर 
रखता है, वहीं पर अपने मरने पर प्रवेश कर जाता है |” + वह बात 
मानी जाती दे कि अपना उद्धार प्राप्त करने के लिए, मनुष्य अन्य प्राणियों 
से श्रधिक योग्य अधिकारी हैं। मानव शरीर को इसी कारण बहुत प्रशस्त 
कर्मों कां पारितोषिक स्वरूप माना जाता है ओर उससे पूरा ज्ञाभ उठांता 
डचित है | जेसा बाबा लाल ने बतलाया है कि यद्यपि निगणों का मत 
श्रोरों से भिन्न हे तो भी यह भिन्नता सामाजिक ज्ेन्न के व्यापारों 
सस्बन्ध नहीं रखंती । जसा उन्होंने स्वयं कहा है, “परमात्मा इन 
व्यक्तियों की श्रद्धा व विश्वास है जो उससे प्रेम करते हैं, किन्तु भज्ताई 
करना संभी मतों के अनुयायियों के लिए सर्वोत्तम है ।?”[ 

मैं? एवं तू? की चुद्॒ता से ऊपर उठकर, निरगंणी, सारें विश्व को प्‌ 
आध्यात्सिक आतभावष सें बधा हुआ देखता है। ज्ोगों की जीबिका के 
चरित्र में कितना ही अंतर क्‍यों न हो वे सभी तत्वत३ एक हैं । एकही शभ्राध्मा 
सभी में व्याप्त है। सभी कृत्रिम विभिन्नतांए अ्रपने स्वभाव से ही गर्हित 


च रन डे रा कंमवन-+ 4 2 हबन्स 


* “जपुजी” ( गुरु नानक ) ३५-३७ । 
* जहेँ मन राखे जीवता, मरता तिश्न घरि जाइ । 
दादू बासा प्राण का, जहँ पहली रह्या समाइ ॥ 
| “दि रिलीजस सेक्ट्स आफ हिन्दुज” पृ० ३४६, विल्सन । 


चतुर्थे अध्याय फ्य५ 


हैं। ऊनका संबन्ध आत्मा से न होकर शरोर मात्र से निगणिय्रों ने 
इस विषय में पूरे बल के साथ चर्चा की है । जसा कि हम प्रथम अध्याय 
में ही देख चुके हैं। निगणी लोग सामाजिक एकता एवं वग तथा 
-जातिगत समानता के पैज्ञपातों थे, वे शूदों को ब्राह्मण वा अन्य वर्ण के 
पूर्णतः समान मानते थे | कबीर डंत्नत वर्शों व विशेष कर बाह्मणों के 
प्रति, अति निश्ठर थे ' यदि ब्राह्मण शूदों से स्वभावत्तः उन्नत है तो वह 
सी इस संसार में उसी अपविन्र मागंढ्वारा ( थाँत्‌ चह गर्म जिससे 
शूद्र जन्म लेता है ) क्‍यों श्राया करता है ? सच है, “बाह्यणों की धम- 
नियों सें दूध नहीं बहता जहाँ शूद्धों में रक्तमवाह होता है ।” इस प्रकार 
का गोरव अपने आप आरोपित होने के कारण स्ूठा है। हैश्वर यदि 
ब्राह्मण की उच्चचर्ण के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता तो उसके ललाट 
पर जन्म से ही तीन तिलक बना कर उसे भेजता, जिन्हें चह अपना 
विशेषाधिकार माना करता हे ।?* उनके सम्पक में आकर उनके कह 
समकाल्लीन शूद्वों ने अपने जाति को महत्व देना सीख लिया था। 

दास ने गये के साथ॑ कहा था कि में जाति का चमार हूँ और मेरे कुटुब- 
घाले आज भो बनारस के आस पास मृत पशुओं को ढोते हुए देखे 
जाते हैं ।* निगण मत ने शूद्रों के भद्दे आचरणों में सुधांर किये. 
उन्हें धर्म के प्रति आदर का भाव ग्रदार्शित करना सिखलाया, उनके 
लिये भक्ति का द्वारा उन्मुक्त कर दिया ओर और उनके भीतेर श्रात्म 
सम्मान की भावतां सी भर दी । 


* जो तू बाभन बभनी जाया, आनबाट है क्‍यों नहिं आया। 
जो पे कंरता वरण विचार, तो जनमत ही डॉड़ि किन सार ॥ 
कू० ग्र० १०४ | 
नागर जनमेरि जाति चमारं'“'मेरी जाति कुट बंढला ढोर ढोबतं । 
बनारसी आस पासा ।-- ग्रंथ साहब पै० ६६७-८ । 


२८६ “हिन्दी काव्य में निगण संप्रदाय 


हु इसी भाँति “हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच सेल कराने की 
चेष्टा ह्वारा भी निगंणियों ने अविरोध व सहनशीलता का ज्ोत्र 
तैयार किया । इसमें संदेह नहीं कि आरंभ में इस आन्दोहन का 
विरोध हुआ। कबीर, सिकन्दरलोदी-ढ्वारा, धर्म विरोधी विचारों के ही 
लिए दशिडित किये गये थे, किंतु इस प्रकार के विरोध से उस आन्दोलन 
को शक्ति ही मिल्नती गई और, समय पाकर इन विचारों के कारण, उन 
उपदेशकों के शुद्ध होने की जगह बादशाहों ने उन्हें सम्मानित करना 
आरम्भ किया। अकबर ने दादू को मन्त्र का उपदेश देने के लिए 
आदरपूर्वक आमन्त्रित किया था। अकबर के शासनकाल का अविरोधी 
भाव नवीन विचारों से प्रभावित वायुमण्डल का ही परिणास था | इसी 
नवीन विचार ने ही अकबर को सबका खोजी समाज-सुधारक एवं 
सहनशील सम्राट्‌ बना दिया और इसी में डसकी महत्ता भी निहित 
थी । वास्तव सें इसी विचार के आधार पर भारतीय एकता का वह 
चिरस्थायी सूत्र ( जिसमें न केवल हिन्दू-मुसल्िम ही प्रत्युत इसाइयों 
को लेकर सभी प्रकार के भिन्न धमवाले भी बाँघे जायेंगे ) बटा जा 
सकता है। यदि इस प्रकार की एकता जिसका अ्रकबर के समय में 
उज्ज्वल भविष्य दीख पड़ता था प्राप्त नहीं हो सकी, तो उसका कारण 
यह है कि निगंण मत के जिस संदेश से अ्रकबर ने लाभ उठाया था 
वह विस्म्रत हो गया है. फिर श्रकबर भी उसके लिए उतना योग्य न 
था | उसकी खोजवाली प्रवृत्ति से उसकी राजसी बृत्ति दृढ़तर सिद्ध हो 
गई और धार्मिक वातावरण को उसने राजनीतिक उद्देश्य का साधन 
बना डाज्ञा । इस विषय सें उसे मंत्नणा देनेवाले श्रवुलषफजल एवं 
फेजी नामक सूफी बन्घधुश्रों ने सत्य की श्रपेज्ञा अपने स्वामी की स्वच्छुंद 
वृत्ति की ओर ही श्रघिक ध्यान दिया। इसका परिणाम दीनेइलजाही के 
रूप में लक्षित हुआ ओर उस राजकीय धर्मोपदेशक ने हिंदू धर्म व 
इस्लास को एक साथ निचोड कर उसके द्वारा अपने साम्राज्य को 


कै 


ए्‌ 
चतुर्थे अध्याय श्ट७ 


स्थायित्व प्रदान करना न्वाहा। उसकी असिद्धि का बीज उस चिचारं सें 
ही निहित रहा। इेश्वरीय साम्राज्य के स्थान पर अकबर ने अपना 
' साम्राज्य स्थापित करना चाहा । चिभिन्नताओं को भी लेकर चलनेवःली 
सच्ची भीतरी एकता के बिना केवज्न विनिमय के सिद्धान्त पर ही आश्चित 
कोई चलता क्रम ठहर नहीं सकता | यहाँ यह सी डल्लेखनीय हैं कि 
निगणी कभी जाति वा राष्ट्र की दृष्टि से विचार नहीं करते थे बल्कि 
मानवता के ही शब्दों में सोचते थे । केवल इस बात से कि उनके 
सिद्धान्तों का भी सम्बन्ध कभी-कभी स्थानीय वा जातोय कामों में 
दीख पड़ता है, यह प्रमाणित नहीं होता कि उनकी धारणाएँ 
संकीण थीं । 

केवल खत्री जाति को ही इन संतों द्वारा हानि पहुंचतो है । सभी युगों 
व देशों के निवृत्तिमार्गियों का यह नियम रहा हैं कि वे स्री व घन की 
निंदा करते आये हैं ओर इस प्रकार वेंराग्य की उस भावना को जाग्मत 
करते रहे हैं जो निगेणियों को भी स्वीकार है | कबीर ने छ्लियों को नरक 
का कुण्ड बतलाया है । पलटू को अस्सी वर्ष की भी खी का विश्वास नहीं 
ओर यह बात खटकती है। दुःख की बात है कि स्त्रियों में इन लोगों ने 
केवल भोले भाव ही को देखा है, उनके आध्यात्मिक आदर्श की ओर से 
आँखें मू द्‌ ली हैं जिसे उन्होंने उस शाश्वत प्रेमी की भार्या५एँ बनकर स्वर 
अपनाने का विचार किया है। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियों के केवल 
यौन भाव वाले अंश को हो उन्होंने ही गहित माना है, किंतु खत्ियों सें 
यही भाव सब कुछ नहीं हे और न पुरुष ही इस भाव से रहित हैं। 
जेसा निगेणियों ने स्वयं माना है कि पुरुष भी ख्री के लिए उसी 
प्रकार बन्धन स्वरूप हैं जिस प्रकार सखी पुरुष के लिएं हो सकती है । 
फिर भी यह उल्लेखनीय हैं कि उन्हें स्त्रियों के व्यक्तित्व से कोई द्वेष 
न था क्‍योंकि उनके अनुसार वह भो पुरुष की ही भाँति हेश्वर की 


आर! में कि ् 
ण का “४ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


सृष्टि ह ।| इसके विपरीत खस्तियों को इस बात के लिए. उनका ऋणग- 
होना चाहिपु कि उन्होंने उनके लिए भी भक्ति का द्वार खोल दिया हे ) 
निर्गेणियाँ नें स्तियों को अपने शिष्य रूप सें भी स्वीकार किया था। दादू) 
की कुछ खी शिष्याएं थीं जो उच्च परिवारों की थीं ( चरणदास की शिष्याएं. 
सहजोबाई व दयाबाई निगंश पंथ के परमोच्च रत्नों में से हैं । कबोर 
की खी जिसका जो भी नाम रह। हो एक पूर्ण शिष्य का उदाहरण 
स्वरूप थी। 

फिर, अपने विश्व प्रेम के नाते से भी निगंणी दूसरों को निर्बल्ता 
का विशेष ध्यान रखते हैं। जहाँ कहीं उन्हें दोष दीख पड़ेगा उसे चे दूर 
करने की चेष्टा करेंगे । किन्तु किसो के दोष का विरोध करते हु' भी चे 
डसे हानि पहुंचाना नहीं चाहते | वे बुराई के शत्र हैं, बुराई करनेवाले 
के नहीं | वे अपने प्रति क्रिये गये किसी भी भ्रपमोन को मुस्कराहट के 
साथ सहन कर लेते हैं । 'शठे शाह्ष्यम! की नीति बुराई को बढ़ा दिया 
करती है। भलाई के बदले भलाई करने में कोई विशेषता नहीं हं क्रिन्तु 
बुराई के बदले बुराई करना बुराई दूर करने का कभी स्राधन नहीं बन 
सकता । कबीर कहते हैं क्रि “जब कभी तुम्हें कोई गाली देता हैं तो चह 
दुर्वेचन अकेला रहता हे किन्तु जब तुम उसका बदला दे देते हो, वह 
कई गुना बन जाता है । 

बु॒राह को जड़ से दूर करने का असलो उपाय डसे करनेचाल करे 
प्रति भक्नाई करना है ! असत्य का बिरोध यदि सत्य से किया जाय तो 
असत्य निमत्त हो जायगा | बुराई के लिए भी यदि भल्नाह करो तो 


| जेती औरति मरदाँ कहिये सबमें रूप तुम्हारा । 
के० ग्र० पृ० १७६, २५४६ | 
| गारी आवत एक हैं पलटत होय' अनेक । 
सं० बा० सं० पूृ० ४५ । 


कक 


चतुर्थे अध्याय | रंप६ 
चुराहे झहर नहीं सकेगी | दुष्टों के प्रति दया दिखलाडे जाय तों दुष्टता 
उसके अंतःकरण को ठेस पहुँ चायेगी ओर वह पश्चात्ताप करने लगेगा । 
कबीर कहते हैं “कि 'काँठा बोनेवाले के लिए भी तुम फूल ही लगाया 
करो ; तुम्हें उसके बदलें में फूल मिलेगा और उसके लिए त्रिशूल बन 
जायेगा ।7?+ फिर, “दया में धर्म और लोभ में पाप रहा करता है तथा 
इसी प्रकार रेध में झत्यु एवं क्षमा में चह स्वयं विद्यमान रहता है ।7 
निरगेणी केवल मानव जीवन से ही प्रेम नहीं करता बल्कि आखि- 
मात्र का प्रेमी हे ओर उसके लिए वनस्पति जीवन भी अ्पवाद स्वेखूप 
नहीं | कबीर ने कहा ह॑ कि '“जनियों को जोवन का महत्व ज्ञात नहीं; 
क्योंकि वे पत्तियाँ तोड़ कर उन्हें मंदिरों में चढ़ाया करते हैं ”| यह 
विश्वास कि सब कोई किसी भी योनि में जन्म घारण कर सकते हैं, 
सब किसी को एक वृहत अ्रातृ समाज सें बाँधने का प्रेमसूत्र बन जाता 
है । निगणी केवल श्रहिसा का ही सिद्धान्त स्वीकार नहीं करता वह 
अविरोध का भाव भी अपनाये रहता हे। किसी को भी मनसा, वाचा 
ब कर्मणा हानि न पहुँ चनो चाहिए | मांस-भक्षण का उन्होंने स्पष्ट शब्दों 
में निषेघ किया हैं। मेकालिक का यह कथन कि नानक ने माँस भक्तंण 
की श्रनुमति दी थी डस गुरु के उपदेशों द्वारा सिद्ध नंहीं होता | यंग्रपि 


अल उनकककननामन कनननिशाग फिगर भ ने» >पशनक ताक 3 सनी अत भ 


+ जो तोकों काँटा ब॒वे, ताहि बोइ तू फूल । 
तोकों फूल के फूल हूँ, वाको हैं तिर॒सूल ॥ 
बही, प्‌ृ० ४४ | 
+ जहाँ दया तहँ धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप । 
जहाँ क्रोध तहँँ काल है, जहाँ छिमा तहें झ्राप ॥ 
वही, १० ५४० । 
| जैन जीव की सुधि नहिं जाने पाती तोड़ि देहुरे आने । 
क्‌० ग्रं०, पृ० २४६ । 


सपल5 इिलल्‍बोबबक. हक, 


२६० 'हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


इसे उन्होंने अपना विशेष लच्य नहीं बनाया था फिर भी इसका' उन्होंने 
स्पष्ट रूप में विरोध किया था |[[ उन्होंने कहा है “बकरी गाय अथवा 
अपनो संतान सें अंतर ही क्या है १ इैश्वर के नियम से सबके भीतर एक 
ही रक्त प्रवाहित हो रहा हे | पीर, धर्मोपदेशक अथवा ओलिया सभी कोई 
मरने के ल्िएं आये हुए हैं। अपने शरीर के पोषण के लिए व्यर्थ किसी 
के आण न लिया करो । ?”* यह तुम्हारी आत्मा को भूखों मार देगा । 
जो कोई इश्वर की सृष्टि को प्राणियों की हत्या ह्वारा नष्ट करना चाहते 
हैं ये कबीर के अनुसार राइस कहे जाते हैं| गोबध को वे हेश्वराज्ञा 
के विरुद्ध मानते हैं । गाय को दुह्वकर बछुड़े को उसके दूध से चंचित 
करना भी उनके लिए असह्य था । मनुष्य के लिए उसका दूध पोना तथा 
मांस भी खाना मूर्खता एवं दुष्टता की पराकाष्ठा है। ऐसी कठोरतर 
आज्ञाश्रों पर आश्रित श्रधोमुखी बुद्धि ने ही वेद व कुरान को झूठा बना 
डाला । मुझ्ा से उनका कहना था “यदि तुम कहते हो कि एक ही हेश्वर 
सबसें विद्यमान है तो फिर सुर्गों की जान क्‍यों लते हो १” और इसी 
प्रकार वे पंडित से भी कहते थे “वेदों सें दिये हुए उपदेशों का परिणाम 
यह होना चाहिए था कि तुम रास को सभी जीबों में देखा करो किन्तु 
अपने को मुनि कहते हुए भी तुम कसाई का काम करते हो - जीचों की 
हत्या करना तुम धर्म समझते हो तो फिर अधम किसे कहना चाहिए” 
किसी के विरुद्ध अन्यायपूवक कथन करना भी शारीरिक झूत्यु के समान 
ही समझा जाता है। गाली देनेंवालों को बड़े कड़े शब्दों सें निन्दित 
किया गया है । 

परन्तु इस मांग के यात्री का उद्देश्य निमंञ जीवन व्यतीत करना 


अनसलनभमकन>णऊनातक कल न-क नील नली, कक ८९५४०-१७५७६ ;प_७+०+3 भा #कतनक जलन जीजनानिन कपानल-नत >जकननसल म ५ लतनीनिनतनिल- नमन तन + कल वी न न 


+$ मासु मासु कह मूरख भगड़े, ज्ञान ध्यान नहिं जाने । 


ग्रंथ साहब, पृ० ६६ | 
* संत बानी संग्रह, भाग रे पु० ४९। 


| सं० बा० सं०, भाग १ पु० ४६। 


चतुर्थ अध्याय इ २६ १ 


होने के कारण उसे किसी निंदक से डरने की आवश्यकता नहीं | अपनी 
निंदाओं द्वारा वह हमारी उन कमियों की सूचना देता रहता हे जिनसे 
हमारे परास्त होने की संभावना रहती हे और इस प्रकार वह हसें सदा 
उनसे बचाये रहा करता है । ओर यह सब वह बिना किसी पारितोषिक 
के ही किया करता है ।' 


परन्तु जो कोई श्राध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसे 
किसी दूसरे की निंदा करना कदापि उचित नहीं, क्योंकि इसके द्वारा 
हमारी आँखे घुराई के उपयुक्त हो जाती हैं और उन भज्ञाइयों की ओर 
से मू द जाती हैं जो किन्हीं दूसरों में पाई जा सकती हैं और जिनका 
प्रभाव हमारे ऊपर दूसरे प्रकार से अच्छा भी हो सकता था| श्रतएव 
साधक को चाहिए कि दूसरों का छिद्गान्वेषण करने की जगह केवल 
अपने ही दोषों को देखा करें ओर उन्हें दूर भी करे । उसे अपनी अंत- 
इृष्टि इसलिए नहीं फेंकनी चाहिए कि वह अपने दोषाभावों को छिपाये, 
बल्कि उन्हें इेश्वर के प्रति स्पष्ट शब्दों में प्रकट करे। जब तक कोई 
मनुष्य अपने पापों को अपनी आत्मा के अंधकार में छिपाने का प्रयत्न 
नहीं करता तब तक वे वृद्धि पर रहते हैं किन्तु अपना हृदय डेश्वर के 
सम्मुख खोलते ही उसके भीतर हेश्वर प्रकाश व्याप्त हो जाता है और 
उसके पाप, पश्चात्ताप की भावना के साथ अज्ञान सहित नष्ट हो जाते हैं 
सुधार का चिह्न सबसे प्रथम व निश्चित वह प्रेरणा ही है जो हमें, हमारे 
हृदय के भीतर हूँ ढ़ने की ओर प्रवृत करतो है ओर अपने दोषों को प्रकट 
करने की इच्छा भो प्रदान करती है । आध्यात्मिक जीवन के बीज के 
अंकुरित होने के लिए यह आवश्यक हैं कि उसके लिए च्षेत्र भली भाँति 
॥ निदक तियरे राखिये, आँगन कूटी छुघाय। 
बिन पानी साबून बिना, निर्मल करें सुभाय ॥ 


बही प्‌ृ०, ६० ६ 


२६२ 'हिन्दी काव्य में निगुश संप्रदाय 


तेयार कर दिया जाय | हृदय से अहंकार को हटा कर उसे निरा दिया 
जाय तथा अपनी अयोग्यता एवं पापीपन को प्रस्यापित कर दिया जाय । 

जब तक कोडहे _आत्मनिरीक्षण का अभ्यास न कर ले तब तक वह 
आध्यात्मिक मंडल्ली में प्रवेश पाने की आशा नहीं कर सकता | आत्म+ 
निरीक्षण के विषय में कबीर कहते हैं “में बुरे मनुष्य की खोज में निकला 
तो कोई भी सुझे बुरा न दीख पड़ा किन्तु जब मैं अपने हृदय को ही 
टटोलने लगा तो मुमसे अधिक बुरा कोई न मिज्ला ।”+ इसी भाव के 
साथ दादू ने भी कहा हे कि “सारे विश्व सें केवल में ही एक सबसे 
बड़ा पापी हूँ, सेरे पाप इतने हैं कि उनकी गिनती करना असंभव है |? 

पश्वात्ताप करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि पाप किया गया 
हो । इतना ही पर्याप्त है कि ऐसी कुछ संभावना है जो कार्य में परिणत 
हो सकती है ओर इसमें संदेह नहीं कि मानवी हृदय सें ऐसी संभावनाएं 
सदा विद्यमान रहा करती हैं। जब तक, उस पश्चात्ताप के साथ जो कबीर 
एवं दादू की उपयक्त साखियों से व्यक्त होता हैं, उसकी संभावना का 
बीज नष्ट नहीं होता ओर मनुष्य उस विशुद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर लेता 
जिसमें पहुंच कर कबीर यहाँ तक कहने योग्य हो गये थे कि 'ैंने अपनी 
चादर. ( शरीर ) उसी स्वच्छु दशा में उतार डाली है जिस दशा में बह 
मुझे ओदने के लिए मिली थी, यद्यपि देवता व सुनिगण तक उसे बिना 
किसी धब्बे के नहीं रख सके थे । ? : 





नीलम 








अलगागनिशालनत+ '#ननिनरनतन जलन + बल कलन- ५ 






# बरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय । . 
'# जो दिल खोजों आरापना, मुझसा बुरा न कोय ॥ 
क्र०, बा० पु० ६०। 
* महा अपराधी एक में, सारे इही संसार । 
अवगृरा मेरे अति घने, श्रंत त आवे पार ॥ 
| बानी, भाग १, पृ० २४९ | 
_ क० बा० २२३ पृ० १८७। 





चतुथ अध्याय | २६३ 


परैन्तु जब तक अहंकार हैं तब तक किसी की ग्राँखें अपने पापों की 
ओर नहीं उठा करतीं | निगेणियों तथा सभी भक्तों को यह धारणा रहती 
आह है कि पूर्णता की ऊँचाई तक पहुँचने के ज्ञिए यह आवश्यक है कि. 
हम अपने को नीचातिनीच समझा करें। इनकी दशा का सार ब्राउनिंग 
की निम्नलिखित दो पंक्तियों हारा बड़े उपयुक्त शब्दों में दिया गया है -- 
“ऊपर की ओर देखने से पहले नीचे की ओर देखने से ही रहस्य के भीतर 
इष्टि डाली जा सकती ह। ? 


इस कारण समभो ग्रक्रार के गव का त्याग करना आवश्यक है “में” 
को पूणत; नष्ट करना ही पड़ेगा, इस प्रकार का अभसिमान हो कि जो कुछ 
अपने आप करने की कह््पना कोड करता है उसका कर्ता “में? हूँ सभी 
प्रकार के आध्यात्मिक जीवन के लिए रूृत्युस्वरूप हैं । यदि हैश्चर की 
इच्छा न हो तो मनुष्य जो वस्तुत३ एक मिद्दी का खिल्नौना मात्र हे, कर ही 
क्या सकता हे १ इस विस्तृत डेश्वरीय सृष्टि का एक सूच्मातिसूच्म कण भी 
होने के कारण उसे कुछ करने की शक्ति ही कहाँ है ? अथवा ईश्वरेच्छा से 
बाहर उसकी इच्छा ही क्‍या हो सकती है १ मनुष्य परमात्मा का एक 
साधन मात्र हैं, वह एक यंत्र है जिसके प्रयोग-द्वारा वह अपनी इच्छा की 
पूर्ति किया करता है। कबोर के नीचे लिखे शब्दों द्वारा यह स्थिति स्पष्ट 
हो जाती द्ै--'मैं राम का कुत्ता हैँ ओर उसकी रस्सी मेरे गले सें पढ़ी 
हुईं है; वह जिधर खींचता है उसी ओर मैं जाता हूँ ।”| और फिर “मैंने 
कुछ भी नहीं किया है और न. मैं कुछ कर ही. सकता था । जो कुछ भी 
किया जाता है उसे इंश्वर ही करता हैं ओर उसी के अनुसार कबीर 


जननी 2 कक तरककननलत साफ मनन न ०3७५ उनीर>>«--मंनननननी-क न + >+ननन-नानन लक कलम पिता भर "+रममभान जम 4 +0००+->-क- “नाल ७+कलनननकअफालकाम-ननननान कम, 


| कबीर कृती राम की मृतियाँ मेरा नाउँ । 
गले राम की जेवड़ी जित खेंचे तित जाउँ ।॥ 


कृ० ग्र ०, 0 २० | 


२६४ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


अस्तित्व सें भी आया ।??+ दादू भी कहते हें--जिस प्रकार वह आज्ञा 
देगा, उसी प्रकार मैं नमस्कार करूँ गा, मेरा कुछ भी चाश नहीं, मैं उसका 
एक बेचारा नोकर मात्र हूँ ओर उसकी दी हुई झाजश्ा का पालन किया 
करता हूँ ।” पल्टू ने सच कहा हे--“मुझे पता नहीं, वह कोन व्यक्ति 
है जो आता है और काम कर जाता है| वह इतना शक्तिशाली हे कि 
वह सब के कामों में छेड छाड़ करता है । इैश्वर मेरे रूप में सभी कुछ 
करता है। हाँ सचमुच, मैं व्यर्थ ही बदनाम हो रहा हूँ ।” | 

अपनी शून्यता का अनुभव कर लेने पर ही किसी के लिए श्रसीम 
जीवन का द्वार खुला करता है। जब कोई अपनी इच्छा को इश्चर के 
प्रति समपित कर देता है तभी उसकी अपनी इच्छा हइश्वरेच्छा बन पाती 
हैं और जब कोई अपने अ्रस्तित्व को खोकर उसके स्थान पर ईश्वर को 
ला देता है तभी उसका अस्तित्व हेश्वर का अस्तित्व हो जाता है, इसी 
प्रकार उसके प्रभु के जीव उसके लिए काम करना सीखते हैं ओर अपने 
को प्रधानतां भी नहीं देते ओर न उसके निमित्त अपने लिए कुछ श्रेय 
की आ्राशा ही करते हैं । प्रभु के मार्ग में अपने आपको मिटा देने का 
तात्पय व्यवहार सें यही होता है कि मनुष्य किसी त्याग के श्रवसर पर 
अपने को दूसरों के लिएं उपयोगी सिद्ध कर दे। जो वास्तविक ज्लानी 
होता है वह अपने लिए तो मरता हे परंतु दूसरों के लिए जीवित रहा 


४” + ना कुछ किया न करि सका, ना करने जोग शरीर | 
. जो कुछ किया साईं किया, ताथें भया कबीर || 
वही पृ० ६१ । 





लीन हिनयिनलकलनना-नना किन नननन- 





के 


ज्यों राखे त्यों रहेंगे, मेरा क्या सारा । 

हुक्‍्सी सेवक राम का, बंदा बेचारा ।। 
बानी पृ० १५६) 
| संतबानी संग्रह, भाग २ पृ० २३५। द 


चतुर्थ अध्याय २६४ 


करता है। दादू सम्पूर्ण अविच्छित्न जीवन की सेवा सें हो अपने जीवन 
की पूर्ति समझते हैं ओर उस स्थान पर मरना चाहते हैं जहाँ उनका 
शरीर पशुओं व पत्तियों के लिए भोजन का काम दे दे और मलूकदास 
इस बात की प्रार्थना करते हैं कि सभी प्राणी सुखी कर दिये जाय 
ओर उनके दुःख मेरे सिर डाल दिये जायें |+ निर्गेशी का जीवन 
स्वभावत; उपयोगी होना चाहिए। कबोर मनुष्य ; को “इस बाठ का 
परामश देते हैं कि उसे सड़क के उस कंकड़ के समान नम्र व विनीत 
बन जाना चाहिए जिसे प्रत्येक बटोही अपने एरों रोंद दिया करता हैं । 
किंतु चह कंकड़ भी कभी किसी राही को कष्ट पहुंचा सकता हैं, इस- 
लिए उसे धरती पर की धूल बन जाना चाहिए। परंतु धूल किसी के 
शरीर व वस्त्र को धूमिल कर उसे कष्ट पहुँचा सकती है, इसलिए उसे 
पानी के समान होना चाहिएं जो धूल को धोकर साफ़ करता है । परंतु 
पानी भी अपने समय समय पर गर्म व 5ंढा होते रहने के कारण 
नापसंद किया जा सकता है। अतएंव, हरिजन को स्वयं इंश्वर का ही 
रूप होना चाहिए ।+ प्र॑म के मार्ग में जो सत्य का अकेला शांतिपूर्ण मार्ग 
हे कितना भी कष्ट स्लेलना पड़े वह अधिक नहीं होता । इसके लिए ऐसे 
धेय की आवश्यकता है जो पृथ्वी में पाया जाता है जिसके कारण वह 
कुचला जाना सहती है अथवा जो जंगल में रहा करता है और चह 
काटा तथा चीरा जाना तक सहन कर लेता है |! 


फिर भी अ्राध्यात्मिक नम्नता का अथ अपमान नहीं होता । हेश्वर 


पर भरोसा करो और अपनो अ्रयोग्यता एंवं पापीपन को उसके समक्ष 
स्वीकार करने के साथ-साथ यदि भीतर स्वाभाविक भलाई व 


(लिन मनन शकनलनना लक तन" 





+ सं० बा० सं०, भाग १, पृ० छ८ व १०४। 
कबीर ग्रन्थावली, पृ० ६५। 
+ वही, पृ० ६२ । 


लिन आपाणयण जज 


२६६ “हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


हश्वरत्व का भान भी न रहा करे तो कौई भी आर्थिक सम्शज उन 
झयोग्य सिखमंगों का एक समूह बन जाता है जो सावजनिक दान पर 
आश्रित रह कर अनुपयोगी जीवन-यापन करते हैं ओर उनके द्वारा 
उच्छिन्न हो जाने का ही भय बना रहता हैं। जिस किसी का अपने 
टैश्वर में विश्वास रहता है वह जानता है कि जब चह हैश्वर पर आश्रित 
रहता है तो वह वस्तुतः अपने ऊपर ही भरोसा करता है । निगण मत 
का भाग्यवाद किसी आलस्यमय जीवन का द्योतक नहीं । भिन्न बाहरो 
कर्ता की इच्छा पर किसी का पुरुष की भाँति निर्भर रहने की जगह वह 
चस्तुतः अपने कामों के लिएं, वीरतापूर्वक अपना उत्तरदायित्व संभालता 
है, जो निदंयी काल के हाथों से भी हटाया नहीं जा सकता। “कर्म 
जिसका शब्दार्थ कार्य होता है भाग्य का एक दूसरा नाम है, जो कुछ 
भी अपने ऊपर आ पड़े उसे साहस के साथ यह मानकर उठा लेना 
चाहिएं कि वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। नानक ने कहा 
है कि जो जैंसा बोता है वह वसा काटता भी है || मनुष्य कर्म करने में 
स्वतंत्न हैं किंतु अपने किये कम का परिणाम भी उसको भोगना पढ़ता 
है। उसके कर्म सम्बन्धी नियम की अ्रवहेलना स्वयं ईश्वर तक नहीं कर 
सकता, यद्यपि वह उसी की इच्छा हैं | इसलिए जो कुछ बदला नहीं जा 
सकता उसके लिए रोने की जगह किसी को इस बात का परम संतोष 
भी हो सकता हैं कि वह अन्ततः हेश्वर की ही इच्छापूर्ति कर रहा हैं 
झौर अपने उस भविष्य के लिएं वह आशा के साथ काय भी कर सकता 
है जो सदा अपने हाथों की बात है यद्यपि ऐसा करते समय वह उन 
कुछ परिस्थितियों द्वारा बाधित भी होता रहेगा जो उसके पहले कर्मों का 
परिणाम स्वरूप हैं । 


उर०छ३ मलोमकतॉसाान्‍तकासराप+-»ल>क ले लकेत++०//4०३०+मेल- #2३५०७५५०३१४०५+मकपनत जैक. अलाधन 5 
-ट४' कक कक «4 6 क्ा+-क +जतोलनिजताको (#+म तोता लनतीकत, १ऋकजकथ 


३ जो जेसा करे सु तेसा पावे | श्रापि बीजि आपे खावे ।॥। 
ग्रंथ साहब, पृ० ३५७। 


५ 
चतुर्थे अध्याय २६७ 


इस प्रकार इंश्वर की इच्छा को पूर्ति के करने का तात्पयय आत्म- 
विश्वास है और उसके कारण अपनों जीविका के लिए काम करने की 
आवश्यकता नष्ट नहीं होती । दूसरों पर भरोसा करना हश्वर को तथा 
अपने को अपमानित कर॑ना हैं! एक संनन्‍्यासी योगी के प्रति गुरु अंगद 
ने कहा था--“'क्या तू परमेश्वर के सिवाय दूसरे से माँगने सें लब्जित 
नहीं होता १!?+ भीख माँगने से आध्यात्मिक पतन हो जाता है । 
कुबीर के अनुसार, “जब कसी कोई अपने हाथ माँगने के लिए फेलाता 
है उस समय उसके मान, महत्व. प्रेम, गोरव एवं स्नेह सभी उसका 
साथ छोड देते हैं ।?* कबीर ने एक बार यह भी कहा था कि 
“समाँगना मरण के समान है ।!! शिवदयाल आधुनिक खाघुओं को 
उनके अपने परिवार, उद्योग-धंधादि त्याग करने तथा व्यथं का घुमक्कड़ 
जीवन व्यतीत करने के कारण भत्सना किया करते थे। श्रम के साथ 
नीचता का कोई संबध नहीं । “उद्योग सें कोई दोष नहीं यदि डसे 
कोई करना जान जाय, उस श्रम में उल्लास भरा रहता है जो इेश्वर के 
लिए किया जाता है |?” [ 

कम यद्यपि हमारे लिए जन्म व मरण के बंधन में पड़ने का कारण 
बन जाते हैं क्योंकि अपने कम का फल भोगने के लिए ही हमको 
बार-बार जन्म लेना पड़ता है) फिर भी, हिंदू धर्मानुसार, पुनर्जन्म 
का सिद्धान्तत: न्‍्यायसंगत होना अकमंण्यता-द्वारा असिद्ध नहीं किया 
जा सकता । कोई भी सभी प्रकार से अकमण्य नहीं रह सकता | स्वर्य॑ 


जिम न ााााााााााा॥४॥७६७७७७७॥७७७७७७७७७॥७७७॥७७७७एएेररृरृल्‍नए्नशशश//॥४४७७७७७//७॥॥/॥/॥/७॥७७७७७एएएएणछआ 


2.3338० ०५७2० नमन पतन पान *नन जलनत-क+++-न अनाज तर लन्‍ानलकपन--क+ अनननकन क अमन चने जन. 3. अफनननकीजमननननी- 


+ नाथ छोड़ि जाँचे, लाज नआवें। वही पृ० ४७८ | 
+ मान महातम प्रेम रस, गवतिण गुणा नेह । 
ये सबही अ्रलहा गये जबहि कहा कुछ देहु ॥| क० ग्र०पृ० ५९ | 
$ माँगन मरन समान है । वही पृ० ५६ । 
| सारवचन भा० १, पृ० २६५। 


श्ध्प ' हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


अकर्मण्य रहना ही कर्म करना है। भविष्य की कामना रुव्ं कर्मों सें 
नहीं रहा करती, वह उस प्रवृत्ति में रहती है जो उसे प्रेरित किया करती 
है। स्वार्थ नहीं प्रत्युत स्वार्थपरता ही सब किसी को भिवजाल् में डाला 
करती है । बिना स्वाथ के किये जानेवाले कार्य' यदि “ईश्वर के निमित्त 
सपादित किये जाते हों तो उनसें भविष्य के लिए कोई अंकुर नहीं 
रहता 7? जब कबीर कहते हैं कि, “मैंने अपनी करणी से ही कम 
का नाश कर डाला ।??| तो वे उन कर्मों की ही चर्चा करते हैं जो 
इेश्वर के लिए किये जाते हैं और जिनसें, इसी कारण, प्रेम व त्याग का 
संयोग बना रहता है। अनासक्तिपू्वक किये गये कर्म मनुष्य को इस 
संसार से मुक्त कर देते हैं | कबीर ने कहा था कि, “मैं सभी कर्मों को 
करता हुआ भी उनसे प्रृथक्‌ हैँ।” निगंणियों का श्रम के संबंध में 
निर्धारित किया हुआ सिद्धान्त नामदेव तथा त्रिलोचन की उस बातचीत 
से स्पष्ट हो जाता है जिसका उल्लेख कबीर ने किया है ओर जिसमें 
ब्रिज्नोचन के इस दोषारोपण पर कि सांसारिक प्रेम ने उन्हें मोहित कर 
लिया है ओर वे अभी तक छीपी का काम करते हैं, नामदेव ने कहा 
हैं कि “हे ब्रि्ञोचन तुम होठों से राम का नाम स्मरण करो और अपने 
सभी कतंव्य हाथ-पेर से करते चलो । अपना हृदय हेश्वर से ही संबद्ध 
रक्‍्खो ।??+ 


| उदिम औगूर को नहीं जो करि जाने कोय $ 
उदिम में आनंद हैँ जे साईं सेती होय ॥ बानी” 
| करणी किया करम का नास ॥ ३२६। क० ग्रं०'छु० २००। 
+ नामा माया मोहिया कहें तिलोचन मीत। 
काहे छापे छाइ ले राम न लावे चीत।॥। 
नामा कहूँ तिलोचना म्‌खाँ राम सँभालि। 
हाथ पाँव कर काम सब, चित्त निरंजन नालि ॥। 
गंथ साहब' पूृ० ७४००-४१ । 


द् चतु' अध्याय २६६ 


परिश्रम के बिना प्राप्त की हुई कोई भो सिद्धि एक राज्षसी व्यापार 
होता हे ओर उससे लोभ की वृद्धि होती है। आलस्य से लोभ की 
ओर बढ़ना केवल एऐक ही पग है । निर्गंणी भी ठीक टाल्सटाय के ही 
समान सभी अकार के पनसंग्रह से घछणा करते हैं जिसमें केवल लोम 
ही लक्षित नहीं होता बल्कि जिससे आलस्य को भी प्ररणा मिलती है । 
कल की आवश्यकताओं के लिए आज ही प्रबंध कर लेना आगामी 
आलस्य सें मग्न हो जाना है| घन-संग्रह की भावना डेश्वरानुभूति के 
माग का रोडा बन जातो हैँ , जमा करने के लिए जुटाने सें आखिर 
अच्छा ही क्यों हें। मनुष्य अपने जीवन भर कमाने ओर अपने घन 
की वृद्धि करने के प्रयत्न करता ह--धन एकत्रित करता है, घर बनाता 
है भूमि क्रय करता हैं किंतु अपने साथ क्‍या ले जाता है १ हाथ बाँघे 
हुए आता ह और खुले हाथ चला जाता हैं !” बल्कि विक्रम, भोज 
एवं बिसालदेव तक राजा भो इस बात के साज्ञी हैं ।?+ स्वाथथपरक 
पूरक घन की कामना के अपने हृदय सें जागृत होने पर स्वयं कबीर 
अपने आप प्रश्न करते हैं -“मैं ऊचा घर क्‍यों बनाऊं १ मेरा घर तो 
( यह शरीर ) साढ़े तीन हाथ का लंबा है। हे मनुष्य अपनी संपत्ति 
का गये न करो | अंत सें तुम्हें (अपनी कब के लिए) उतनी ही भूमि 
की आवश्यकता पड़ेगी जिसका विस्तार तुम्हारा शरीर ढकने के काम के 
लिए पर्याप्त होगा ।??)८ 
इसी भावना को टाल्सूटाय ने अपनी “मनुष्य को कितनी धरती 
चाहिए” नाम की कहानी सें बड़ी सुन्दरता के साथ विकसित किया हे । 
सत्य, वस्तुत; सर्वत्र सत्य ही है। निगणी इस प्रकार डससे अधिक की 
इच्छा नहीं करते जिसका उनके परिवार के तथा उनके श्रतिथियों के 


अल कमान ,>नन-नरनन+-कक-8+3-. 3.-3.-3.>-343>44333-344:+० वयनाकभमनन... जन नाना पपीता लियणग “पिन न. ल्‍कमकनकल नाग पारितग“ नाली तन कककन++ ५ 


+ कबीर ग्रंथावली २६६ पृ० १२८। 
>६ वही २६१ पृ० २०८। 








३०० "हिन्दी काव्य में निशुण संप्रदाय 


लिए पर्याप्त हो । वास्तव सें वे किसी कमी का श्रनुभव क्‍यों करें ? जब 
सर कुछ का देनेवाज्ञा उनके साथ सदा बना रहता है ।!?+ कबीर ने 
कहा था कि “उस घन का ही संग्रह करो जो जीव॑न के अनंतर भी 
उपयोग में आवे श्रोर उसके द्वारा उन्होंने श्राध्यास्मिक साधना की ही 
आवश्यकता दिखलाई थी |» बाबालाल ने दाराशिकोह को ईश्वरीय 
ज्ञान का उपदेश देते हुए बा था कि “बिना कामना, बिना संयम और 
बिना भाव के ही फकीर का जीवन व्यतीत होना चाहिए ॥” निर्गणी 
अभाव का स्वागत नहीं करते । निर्धन को केवल इंश्वर-प्राप्ति की एक 
अनुकूल स्थिति मात्र मानते हैं । निर्धनता का तत्पप साधना भाव से 
नहीं प्रत्युत त्याग की डस भावना से है जो एक ओर जहाँ दारिद्व की 
कट्ठता को दूर करती हैं वहाँ दूसरी ओर वेभव के कारण उत्पन्न होनेवाले 
उत्तरदायित्व के समान ही है। निर्धनता के दो प्रधान अंग हैं संतोष एवं 
उदारता “संतोष के सामने सभी प्रकार के धन धूल के समान हैं ।??<- 
फ़िर भो अपने संतोष का पअयत्न या उपक्रम के साथ कोई विरोध नहीं हे 
ओर उदारता ही सच्चा धन है। धनी होने का अर्थ वेभव का अपने 
अधिकार में लाना नहीं हे वह एक मानसिक घ्रृत्ति मात्र है। अपनी 
संपत्ति से संतुष्ट न रहने वाला व्यक्ति विपुल वभव का स्वामी होता हुआा 
भी द्ररिद्र कहा जा, सकता है। उदारता के साथ साथ उसका अपना 


_अअन्‍कअ 





"लक कपकनाक न ना ककन- कल» ४६५५८ ७०२७३ + पेन कर फलन--्ालय कक ७-.सत८+ कल पत +५ अलननौन-सत “५००५ » +कामूड अत“ साभलकातओेनाकलक न] त् (४० ५ ॥३ # किफलक # कफ आहक धन 


+ आगे पीछे हरि खड़ा जब माँगे तब देय । 
सं० बा० सं०, पू० ५७। 
'* वह धन संग्रह कीजिये जो आगे कं होय । 
। ॥ १३.।। क० ग्र॑ं०, पृ० ३३ । 
- गोधन गजबन वाजिधन, और रतन धन खान । 
जब आवे संतोष धन, सब धूरि समान ॥। 
सें० वा० सं०, भाग १ पृ० ५३१। 


चतुर्थे अध्याय ४ ३७१ 


संतोष इृहा करता है | वास्तव में चंसव के विचार से संतोष एवं उदारता 
दोनों एक ही संतुलित मनोबृति के दो पथ हैं। आर्थिक संकट के साथ 
संतोष ओर सडद्धि के साथ उदारता का भाव इस स्थिति के विरुद्ध 
प्रद़ता हे, क्योंकि इससे हो पुजीवाद की दुष्टता ओर साम्यवाद की 
बबरता के भाव उत्पन्न हुए हैं । इस विषय सें अधिक कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि हमारी आधुनिक सभ्यता को जिस अनिष्ट की आशंका हो 
रही है उसका निवारण श्आध्यात्मिकता हो कर सकती है। जो कुछ पहले 
कहा जा चुका है उससे भत्री भाँति सिद्ध है कि निगुण मत का भी 
लक्ष्य यही हे | 


निगेणियों के उपदेशों का अच्षरश: पालन सर्व साधारण द्वारा नहीं 
हो सकता परन्तु विचित्र वेषस्थ की साधारण देनिक जोवन-यापन करने- 
वालो विचित्र स्थिति में रह कर निर्गेणी का श्रादर्श उसकी डस सहज 
चुद्धि पर अवश्य कल्याणकर प्रभाव डालेगा जो समाज के लिए भयावह 
है और उसके उस उग्र स्वभाव को निसर्गत; जाग्रत करेगा जिसके कारण 
उसके नागरिक एवं ,नेतिक महत्व की वृद्धि सें प्रोत्साहन मिलते । 


पंचम अध्याय 


थे का स्वरूप 


हम देख चुके हैं कि, निगेश-पंथ का निर्माण होते समय, उन आदशों 

व भावनाओं का उससें किस प्रकार प्रवेश होता गया जिनके मूलखोत 

का पता बौद्ध धर्म, वेष्णव संप्रदाय, वेदांत दर्शन, 

१ क्‍या निगुण तथा गरोरखनाथ की योग परंपरा जैसे धर्मों, 

पंथ कोई मिश्रित दशनों वा रहस्यपंथों में लगाया जा सकता है। 

संप्रदाय है? अतएव, ऐसी दशा सें यह प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के 

मन में स्वभावतः, डठ सकता है कि क्‍या निगण 

पंथ कोई मिश्रित संप्रदाय तो नहीं है ? यदि सच पूछिए तो यह' प्रश्न 

इस प्रकार भो किया जा सकता हें---'क्या कबीर केवल एक संग्रही मात्र 
थे १! क्‍योंकि पंथ के प्रारंभ करने का ध्येय कबीर को ही देना होगा। 


फिर भो उक्त प्रश्न का उत्तर किसी हाँ! श्रथवा 'नहीं” जेसे स्पष्ट 
शब्दों-ह्वारा नहीं दिया जा सकता। निगंणी, सारतर्व को निकाजनेवाला 
वा सारग्राही हुआ करता हं। उसे सत्य के उस दाने को खोज निकालना 
पढ़ता है जो छिलके के भीतर छिपा रहता हैं ओर सूप की भाँति 
उसे दाने को बचा लेना एंवं भूसी को फेंक देना पड़ता है।” दादू के 


की क००३४+ नजर अकाक कब पेजानीन +।-2+ भा पबकय ल>-५ अत पक का पिन पापी ५. अगर व फात जला हक सन्त रत रात ापका #ततन पशामपसाककस, 


* सार संग्रहे सूप ज्यं, त्याग फटकि अ्सार ॥ 
टि० २॥ “कबीर ग्रंथावली, पृ० ५४ । 
साधू ऐसा चाहिये, जेसा सूप सुभाय ॥ ७८ ॥ 
“कबीर साहब की बानी, पृ० ६। 


पंचम अध्याय ३७३ 


शब्दों में उसे बछुडे की भाँति, पूछ और सींगों की उपेक्षा कर, दूध 
पीने के लिए, तत्दख गाय के स्तन की ओर ही, दौड़ जाना पड़ता है ।* 
जब निगेणी की' ऐसी मानसिक स्थिति है तो यह स्वाभाविक है कि 
'डसकी अपनी विचारधाश से भिन्न-भिन्न प्रकार के खोतों से प्राप्त भावनाएं 
आकर मिल जाएँ । 

परन्तु इसका अथे यह नहीं कि कबीर वा अन्य किसी बेसे निगेणी 
उपदेशक ने, “दीनेइलाही” के प्रचल्नित करनेवाले अकबर की भाँति किसी 
नवीन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से इन विविध प्रकार के मतों 
से जानबूमकर अच्छी अच्छी बात चुन की हों। कारण यह कि धर्म 
प्रयोगसाध्य न होकर विश्वासमूलक है। घर के लिएं तक चा बुद्धि 
को प्रेरणा प्रयोप्त नहीं हुआ करती । उसमें सब से अधिक आवश्यकता 
विश्वास की ही पड़ती हे, बुद्धि उसमें गोणरूप से सहायक हो सकती 
हं । अकबर के 'दीने इलाही” के बदनाम होकर बंद हो जाने का कारण 
यही था कि उस्र शाही पेगंबर को उन बातों सें स्वयं भी पूर्ण विश्वास 
न था जो उसके मिश्रित संग्रदाय के अंतर्गत आती थीं। तब ऐसी दशा 
में दूसरों के हृदयों में किस प्रकार विश्वास जमा सकता था अथवा 
प्रतीति उत्पन्न करा सकता था? जान-बूमकर प्रचलित किया जानेंवाला 
मिश्चित संप्रदाय, यदि कोई हो सकता है तो डससें एक ओर बुद्धिचाद 
रहेगा ओर दूसरी ओर व्यक्तिगत भावभवणता और इस विचार से 
किसी सावभोम अनुभूति को झोतक वह नहीं बन सकता । 

परन्तु मिश्चित संप्रदाय एक अन्य प्रकार का भी होता है जो किसी 
ब्यक्ति-विशेष की कृति न होकर, विकास कैंडलानेवाले सामरजिके नियम- 


वि ल-+- ललनाननभनन-। ललित न नमन नाक बन थत पधतिट भिताए। कर्क नीनन न >०५००--_पन्‍लननतनक-न+>ननानान्‍ नमक 


>कन बनना ननिषलिनण: "7-2 सवकननन के नीनानागालरीभाननिनविननियननन-नननल+ जन 


# ग़ऊ बच्छ का ज्ञान गहि; दूध रहें लयो लाइ। 
स्रोंग प्‌ छ पग परिहरे, अ्रस्तत लागे घाइ ॥॥१५॥। 
दादू दयाल की बानी भा० १, पृ० १८७) 


३०७ 'हिन्दी काव्य में निगंण संप्रदाय 


द्वारा, कालकऋमानुसार धीरे-धीरे, स्वयं निर्मित हुआ करता हैं। निगेण 
मत ऐसे ही मिश्रित संग्रदाय का परिणाम स्वरूप हे ओर इसी दृष्टि से 
यह एंक मिश्रित सप्रंदाय कहा भी जा सकता है। निगंण पंथ के निर्माण 
में परिणत होनेवाली क्रिया केवल कुछ चर्षों ही तक नहीं चली थी और 
न इसका अंत कुछ लोगों के जीवन-काल की अवधि सें ही हुआ था, 
इसका स्वरूप अनेक युगों से निरंतर चले आनेवाज्नी किसी एक विशेष 
भ्रक्रिया-द्वारा निर्मित हुआ था। इस प्रक्रिया का प्रारंभ एक ओर जहाँ 


ढाई सहस््र वर्षों से पहले, अर्थात्‌ इंसा के पूर्व चोथी शताब्दी के पहले 


$ 


| एकाँतिक धर्म वा एकनिष्ठ भक्ति सें हुआ था, चहाँ दूसरी ओर उस बोद्ध 
(धर्म के अंतर्गत भी कहा जा सकता है जो उससे किसी प्रकार कम 
प्राचीन नहीं था । 
इस पुस्तक के प्रथम प्रध्याय में मेंने स्वामी रामाननद के समय तक 
एकातिक धम के विकास की चर्चा की है | परन्तु इसी बीच में इस शुद्ध 
व सरल मत में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन होने लगे थे । उपनिषदों 
के उपदेश इसमें सम्मिलित द्वीते जा रहे थे ओर श्रीमक्धागवत के समय 
तक आते-आते जो प्रायः गुप्त-कोल सें रखा जाता हूँ, यह एक ऐसे श्रत्यंत 
जटिल अद्वेतवाद का दाशनिक रूप अहण कर लेता है जिसमें इश्वरचाद 
को भावना का भी परित्याग नहीं होता। परन्तु जब ओपनिषदिक 
सिद्धान्तों का अथ शह्लराचाय-द्वारा एक नवीन ढंग से लगाया गया और 
जिसे डैश्वरवाद के प्रति उपेक्षा का भाव सा प्रकट होने के कारण अच्छृत्न 
बौद्ध धर्म तक कहा गया तो शह्डर के केवलाह्त के विरुद्ध वेषणव-संग्रदाय 
अपने विशिष्टाह्नेत, मेदा-मेद एवं दा्शनिकवादों को लेकर उठ खड़ा हुआ। 
फिर भी शहझ्लराचाय के मत का प्रभाव सर्वसाधारण के विचारों पर पड़े 
बिना नहीं रह सका और, अन्त सें, इसका प्रवेश वेष्णव-संम्प्रदाय में भी 
दो गया | महाराष्ट्‌ प्रांत के श्रन्तगत मुकदराज ने अपनी पुस्तक “विवेक 
_स(गर” की रचना, बारहवीं शताब्दी हेस्‍्वी में मराठी भाषा मे की ओर 


पंचम अध्याय ॥ ड०४ 


उस प्रन्क में उन्होंने वेदाँत के अद्वेतवाद का प्रतिपौदन किया । सन्‌ 
१२६० मेंभज्ञानदेव ने भगवदगीता पर अपना पूर्णत: अ्रद्नतवादी 
भाष्य रचा । उत्तरी भारत सें अद्वेंत एवं विशिष्टाह् त ने अपनी कटुता का 
परित्याग किया और स्कामी रामानन्द के अह्वेतवादी गुरु ने अपने योग्य 
शिष्य को उस विशिष्टाह्वेती राघवानन्द के सिपुर्द कर दिया जिन्होंने 
उक्त बाल्नक की रक्षा श्रपने योगबल की सहायता से की थी । गुरु के इस 
परिवर्तन का प्रभाव ऐसा नहीं पड़ा कि जिससे अपने युवाकाल में 
अध्ययन किये हुए दाशनिक सिद्धान्तों से किसी प्रकार का संबर्ष उपस्थित 
हो जाता । जान पड़ता हे कि वेष्णव-भक्ति को उन्होंने इस प्रकार अप- 
नाया कि वह शह्डराचार्य के अद्वेंतमत सें भी खप सकी । अपने धमगुरु 
के संप्रदाय के साथ जो उनका विरोध चला उसका कुछ न कुछ सम्बन्ध 
उन दार्शनिक प्रवृत्तियों के साथ भी रहा होगा जो उन्हें अपने सिद्धान्तों 
के कारण प्राप्त हुई थीं । इस प्रकार स्वामी रामानन्द में आकर अद्ढं ती 
सर्वात्मवाद का मेल शरीरधारो भगवान्‌ के प्रति उस प्रेम से भी हो गया 
जो वेष्णव सम्प्रदाय की विशेषता है ! 

उधर बोद्ध धर्म सें भी अनेक परिवतन हुए | प्राचीन योग ने जिसका 
रूए पातअ्ल योगसूत्रां में लक्तित होता हे, बोद्ध धर्म को प्रभावित किया 
ओर उसके कारण तिब्बत आदि देशों में बौद्ध योगाचार नाम की तन्त्र- 
पद्धति का अविभाव हुआ । यह तन्त्रपद्धति भी आगे चक्कर निरी कामु- 
कता से प्रभावित हो, वच्धयान गें परिणत हुई ओर सिद्धों की परंपरा चल 
निकली । उनके दुराचारों के विरोध में कुछ सिद्धों ने अपनी मूल परंपर। 
का परित्याग कर दिया और अपनी नवीन विचारधारा के अनुसार 
वीयरत्षा का प्रचार करने लगे.। वज्धयानियों व सिद्धों ने इसके विपरीत 
प्रचार कर रखा था। गोरखनाथ इन प्रथक्‌ होनेवालों सें एक प्रमुख 
व्यक्ति थे ओर उन्होंने उन प्रदेशों में अपने मत का प्रचार किया जिन्हें 
महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश कहते हैं । वेष्णवों ने आध्यात्मिक अनुभूति की 


३०६ : हिन्दी काव्य में निगंश संप्रदाय 


साधना में योग[भ्यास को भी महत्व दिया था इस कारण इस नवीन 
विचारधारा से वे बहुत शीघ्र प्रभावित हुएं। राघवानन्द बहुत बड़े योगी 
श्रे जिनके लिपुं कहा गया है कि उन्होंने अपने योगबर्ल से रामानन्द की 
प्राणरक्षा की थी | श्रतएव इसमें संदेह नहीं कि शामाननद ने उनसे योग- 
साधना की भी शिक्षा ग्रहण की होगी | रामाननद भी स्वयं अपने संप्रदाय 
में एक महान योगी के रूप में विख्यात हैं ।| रामानन्द में आकर इस 
प्रकार उक्त दोनों प्रकार की विचारधाराओं का संगम हुआ और वे दोनों 
मिलकर वहाँ से कबीर सें पहुंचीं जहाँ की अन्य मिश्रित धाराश्रों ने 
सम्मिलित होकर निग णमत को उसका अंतिम स्वरूप दे डाला । 


रन कासन्‍कलकब0 ०३... 2०४०५. +३०५-सजतामलककनल का... “लन+५०॥ 2०-४० केक 4७५ +2५2०७७३७ ५०५५-५५ +ल कम + कप पभ+भ थक ५५3७ + ५ 48-8५ 3/पकलक नली क-+3५४+ ७-५ >५+५+-५०३+अजनानन3-#॥+ कर #त-कसनकी लक जन. २०क 3 पैक नरितनमधनततनयिनल-टक कान शत ककाकातननीनका लाना भरना के लता वतारक न तततआणी २०४०००३ 8 ता एकदम अल तारतकीन+०+०लफन+कलका 


+ ज्ञानदेव के परिवार के साथ का उनका सम्बन्ध भी ( यदि वह 
ऐतिहासिक घटना है तो ) उनका योगी होना सिद्ध करता हैं । 
ज्ञानदेव का जन्म एक नाथपंथी परिवार में हुआ था। उनेके 
प्रपितामह अ्यम्बक पंत के लिए प्रसिद्ध है कि वे स्वयं गोरखनाथ 
के शिष्य थे और उनके पितामह गोविदपंत के गूरु गहनीनाथ के 
तथा उनके पिता विद्वुलपंत को स्वयं रामानन्द ने ही दीक्षा दी थी । 
यह भी संभव है कि रामानन्द एक समाज सुधारक होने के नाते 

ज्ञानदेव के परिवार के साथ संबंध रखनेवाल मान लिये गये हों । बात 
यह है कि विट्ठुल पंत सँन्‍यास धर्म से च्यूत समझे गये थे और हो सकता 
हैं कि, इस घामिक पतन की व्याख्या के प्रयास में रामानंद के नाम का 
भी उपथोग किया गया | विद्वुल पंत जब रामानंद-द्वारा वेराग्य के मार्ग 
में दीक्षित हुए थे तो रामानद से किसी समय उनकी पत्नी रुक्माबाई 
से भेंट हो गई थी | स्वामी रामानंद ने उन्हें कृपापृ्वंक श्रच्छी संत्ति 
उत्पन्न होने का ग्राशीर्वाद दिया था और अपने वचन को पूरा करने 
के लिए उन्हें अपने शिष्यों को पुनः गाहेस्थ्य धर्म स्वीकार करने का 
आदेश भी देना पड़ा था। बिट्ठुल पंत को रामानंद का शिष्य मान लेने में 


पंचम अध्याय ३०३ 


पहलो विचारधारा अर्थात्‌ एकांतिक धर्म के अह्वेतो सर्वोच्मत्राद 
तथा साकाएँ भगवान्‌ के प्रति प्रदर्शित प्रेम ने दसरी धारा अर्थात्‌ बोद्ध 
शर्म के शब्द्योग शुरु के प्रति आत्मसमप्रण* तथा मध्यम मांगा के 
साथ सम्मित्रित हो, राम/नंद के द्वारा निगेणमत सें प्रवेश किया । 


३ ननततन्‍नकतक्कनमधनक५+- 





एक ही कठिनाई कालनि्ंय सम्बन्धी पड़ती है और वह भ्रनतिक्रमर्णीय 
वा दुर्लघ्य है | विट्रलपंत का समय रामानंद से बहुत पहले पड़ता है । 
रामानंद का जन्म-संवत्‌ रामानंदी लोगों के भी अनुसार ( जिनसे उस 
काल का अधिक से अ्रधिक प्राचीन सिद्ध करने की: आशा की जा 
सकती हैँ ) सन्‌ १२६६ ई० है । जहाँ विट्ठलपंत की धर्मच्यूति के अनंतर 
उनके प्रथम पुत्र का जन्म होना लगभग सन्‌ १२६८ ई० वा उससे पाँच 
वर्ष पीछे सिद्ध होता है ( दे० 'ज्ञानदेव वचनामृत' की “प्रस्तावना' प० ५ 
प्रो० आर० डी० रानड लिखित ) 

* बौद्ध तंत्रपद्धति के अनुसार गुरु इस भ्तल पर परमेद्वर का प्रति- 
निधि माना जाता हैं । तिब्बतीय लामाधमं जो बौद्ध धर्म का ही 
एक परिवतित रूप हुँ गुरुषमे' हैँ और लामा शब्द का ग्रथ भी 
गुरु ही होता हैं । गृरु के लिए यही महत्व हम गोरखनाथियों में 
भी पाते है और वहीं से रामानंद के द्वारा गोरखनाथियों के प्रभाव 
में कुछ और भी अ्रधिक आ जाने के कारण इसका प्रवेश निर्गुण- 
मत में भी हो जाता है । हिन्दू भी गुरु के विषय में लगभग उसी 
भाव के साथ कथन करते हैं किन्तु वे इसे केवल भ्रथवाद समभते 
हैं और योगियों वा निर्ग णियों को भाँति उसे शब्दद्वः नहीं मानते । 
महायान, योगाचार तथा गो रखनाथपंथ सभी मध्यम मार्ग स्वीकार 
करते हैं। गोरखनाथी इसके लिए उस बौद्धमत के ही ऋणी हैं 
जिससे वे पृथक्‌ हुए थे। गोरखनाथ ने स्पष्ट दब्दों में कहा हैं 
“खाए भी मरिए अनखाए भी मरिए । गोरख कहें पूता संजमिही 


कै में ५, ५ ब 
भ्ध्८ हिन्दी काव्य में निगण संप्रदाय 


खेद की बात हे कि निगेणशमत पर पड़े हुए रामानंद के प्रेभाव को 
पूर्णतः स्वोकार नहीं क्रिया जाता | बहत सी धारणाएं जिन्हें हम आज 
कबीर के नाम से प्रचलित पाते हैं उनका पूर्वाभास रामानंद के प्राय: 
सभी शिष्यों में मिल्लता है। पीपा, रेदास, सेन और घन्ना के जो पद हमें 
भिन्न-भिन्न केंद्रों से उपलब्ध होते हैं उनसें कबोर से भिन्न भाषों की 
अभिव्यक्ति नहीं दीख पड़ती | यदि वे रचनाएँ कबीर की हो कही गई 
होतीं ओर डनकी नहीं सममभी जातीं जिन्होंने उन्हें चास्तव में लिखी 
हैं तो हमें उनके कबीर की ही क्वृति होने में किसी संदेह को प्रश्नय देने 
की आवश्यकता न होती । शिष्यों में ऐसी विचित्र समानता का कारण 
हूं ढ़ने के लिए हमें उनके मूल स्त्रोत गुरू की ओर ही इृष्टिपात करना 
होता है । 
निर्गेशमत के अ्रंतिम स्वरूप की केवल वे हो विशेषताएँ रामानंद 
की ओर से नहीं मिल्नीं जो था तो अ्रवतारों तथा मूर्तियों के विरुद्ध थीं 
अथवा जिनका सम्बन्ध दाम्पत्य भाव के रूपक से था। इनमें से 
प्रथम का मूल कारण इस्लामघर्म था जंसा कि पहले ही देख चुके हैं 
और दूसरा सूफ़ीवाद की ओर से आया था जेसा कि हम आगे के 
शध्याय में पायंगे । 
(_ इस अकार हम देखते हैं कि निगणशमत के मूल स्रोत का पता चाहे 
हम जिस किसी प्रकार भी लगाना चाहें, सबसे श्रधिक उस वष्णव संप्र- 
तरिए ॥ मधि निरंतर कीजें वास । दृढ़ हु मन्‌वा थिर ह्वूं सास 
( सबदी १४४ पौड़ी हस्तलेख » प्रर्थात्‌ भोजन करने पर भी मृत्यु 
होती है और न करने पर भी होती है। गोरख कहते हैं कि संयम 
द्वारा ही मुक्ति निद्िचत हैँ। मध्य का आश्रय ग्रहंणा करो तभी 
तुम्हारा मन दुढ़ होगा और तुम्हारा इवास भी नियमित रूप से 
चलेगा । 


पंचम अध्याय ३०६ 


दाय में सिज्ञता हे जो इससे अत्यंत निकट था और' इसको केवल कुछ 
ही बातों के लिए हमें इस्लामी तथा सूफी स्रोतों की ओर ध्यान देंना 
पड़ता हे ) )) 

:  निर्गण मत सें वेष्णव संप्रदाय की ही भाँति डन चाममार्गी शाक्त- 
तांब्रिकों के भाव भी लकित होते हैं जो मच, मांस एवं ख्रीआदि का 
उपभोग करने को अंतिम सिद्धि का साधन साना करते हैं । कबीर ने 
शाक्त को एक सोया हुआ कुचा कहा है, उनका कहना हे कि “कुत्तों के 
सामने स्मसखतियों का पाठ करने से क्या लाभ ओर एक शाक्त के सामने 
हरि का गुखगान करने से कया लाभ ? शाक्त ओर कुत्ता दोनों भाई 
भाई हैं, एक सोया रहता है और दूसरा भू का करता है | शाक्त को 
मर जाने दो और उस संत को ही जीवित रहने दो जो प्याले भर भर 
कर रामरसायन का पान किया करता है 7? 

कबीर के अनुसार शाक्त से एक सुअर भी अच्छा होता हे, ' शाक्त 
से सुअर भज्ना हे, क्योंकि वह क्रम से कम गाँव को स्वच्छु तो रखा 
करता है, किंतु शाक्त अपने दुष्कर्मों से लदी हुईं नाव पर बेठकर स्वयं 
डूब मरता है |?” 

वेष्णवों के प्रति प्रदर्शित उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा शाक्तों के प्रति 





*_-सापषित सुनहा दूनों भाई। वो नीदें वो भौंकत जाई ॥३२१॥ 
क० ग्रं०, पुृ० १६३ ॥ 
का सुनहा को सुमुत सुनाये । का साकत आगे हरियगुरा गाये । 
साकत मरे संत जन जीचे | भरि भरि राम रसायन पीवे ॥॥४३॥! 
वही, पृ० १६०२ 
साकत ते सूकर भला, सूचा राखे गाँव | 
बढ़ा साषत बापुड़ा वेसि समरणी नाव ॥१४५॥ 
४ बही, पृ० ३६ ! 


३१० हिन्दी काव्य में निगुग संप्रदाय 


प्रयुक्त उक्त कठोर शब्दों के नितांत विपरीत है । वे कहते हैं कि, "ब्राह्मण 
होने पर भी कोई शाक्त किसी की दृष्टि मेंन पड़े ओर एक चांडाल 
वेष्णव के दशनों का सौभाग्य सब किसी को मिला करे । चांडाल 
वेष्णव को इस प्रकार गले लगाना चाहिए जिर्स प्रकार स्वयं भगवान्‌: 
८ ही मिल गये हों ।* “कटीले बबूल के समूचे बाग के बराबर चन्दन 
. का एक छोटा सा टुकड़ा हुआ करता हे और उसी प्रकार शाक्तों के समूचे 
नगर के बराबर चेष्णव की एक कुटिया हुआ करती है ।” | 
कबीर ने अपने लिए केवल दो साथियों की इच्छा प्रकट की है 
(जिनमें एक वेष्णब है ओर दूसरा स्वयं रास है । उनके अनुसार रास 
जहाँ हमें मुक्ति प्रदान करते हैं वहाँ पर वेष्णव हमें नाम का स्मरण 
'किरा देता है।”[ 
|... अश्न होता है कि क्‍या कबीर चष्णव थे) साधारण प्रकार से 
“हम कह सकते हैं कि वे वष्णव थे, किंतु वे विष्णु वा उनके किसी 
अ्रवतार वा मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, उन्हें वष्णुव नाम देने के 
मूल कारण का इस प्रकार अभाव था और इसीलिए वेष्णवों के प्रति 
इतनी श्रद्धा प्रदर्शित करने पर भी उन्हें यह उपाधि नहीं दी गई। 
कवीर ने निम्नलिखित एंक दोहे के द्वारा अपने तथा पक वष्णव के 
बीच का मुख्य अन्तर प्रकट कर दिया है। 


उसे नन्‍न्‍क+भ लक (१. न ++भ४पृकलइ७+;ककक।)ा७ककामकान+ आजकल अनी हक... ++ करता वरन्‍न्‍तकए..+ 3 भतकोककक + 3... ५ सततकीर, 






के नालमनन्‍ललसललक केमबक ना 


--सापषत बाभण जिनि मिले, वेंष्णों मिले चंडाल । 
अंकमाल दे भेटिए, मानों मिले गोपाल ॥१६।। 
(--चंदन की कुटकी भली, ना बबूर अँबराउ। 
वैष्णो की छपरी भली, ना साषत को बड़गाँउ ॥।१॥। 
[--मेरे संगी दै जणा एक वेष्णों इक रास । 
वो हैँ दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम ॥२४॥। 
पृ० ४६। 


पंचस अध्याय * ३२११ 


चत्रभुजा के ध्यान में; जजवासी सब सप्त १ 
कबीर मगन था रूप में, जाके भुजा अनंत ॥३६॥ 
कृ० ग्रूं० . प० ६० । 

अर्थात्‌ त्रजमण्डछ के भक्त चतुभजी भगवान के ही ध्यान सें मग्न 
रहते हैं, जहाँ कबीर उस रूप के ध्यान सें लगा रहता है जिसकी भ्ुज्ञाएं 
अनन्त हैं। दाशनिक दृष्टिकोण में इस मोलिक अन्तर के रहते हुए भी 
कबीर का वष्णवों के अति प्रेस व्‌ श्रद्धा प्रदर्शित करना इस बात को 
पूर्णत; स्पष्ट कर देता हे कि वे उनके कितने ऋणो थे |. #. हे 
४” परन्तु कतिपय विद्वानों की यह धारणा ह॑ कि वष्णच संप्रदाय 
चा भक्तिवाद का उदय, इसकी घारा के उत्तरो भारत सें प्रवर्तित होने 
के बहुत पहले दक्षिण से ईसाई घम के प्रभाव में हुआ था। जब 
निगंणशमत का ही मूल स्रोत इसाईे विचारधारा का परिणाम हो तब 
तो उसके कुछ चिह्न इससें अवश्य मिल सकते हैं | डा० ग्रियसन को 
उत्तरी भारत के धार्मिक आन्दोलन के साथ ईसाई प्रभाव के इस दूरस्थ 
सम्बन्ध से संतोष नहीं । इसल्निएं उनके अनुसार “स्वयं रामानन्द ने ही 
इसाई प्रभाव के कूप से उस अभिनव जल का भरपूर पान किया था ।?” 
किंतु डा० पग्रियसन की भाँति,* रामानन्द के बारह शिष्यों सें अथवा 
संतों के जोतप्रसाद? एवं 'शब्दः सें क्राश; इसा के बारह शिष्य, उसके 
संस्कार भोज (५9८9727[9/7 7८०५०) तथा 'जोहनियन! शब्द का 
अनुकरण हू ढ निकालना अमात्मक होगा | डा० कीथ ने इन घारणाओं 
का प्रतिवाद योग्यता से किया है। केवल संख्याओं की ही समानता 
के आधार पर किसी परिणाम तक पहुंच जाना सदा निरापद नहीं होता । 
फ्रेजर ने बतलाया है - कि, “उक्त संस्कारभोज? सर्वत्र प्रचत्षित धार्मिक 


अनिनगिभतणााण 


*...जनेल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी' ( १६०७ ) 
पृ २३११-र२ २८ ६ 


३१२ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


विधियों में से एक है ओर इसका पता कदाचित्‌, प्राचीन वेदिक कर्मकाएड 
में भी मिल सकता है ।” और “शब्द” का भो “अग्मवर्ती 'बाक्‍्य' के 
सिद्धांत एवं वचन, विचार तथा सत की एकरूपता में पाया जा 
सकता है” * वास्तव में जंसा बार्थ साहब तथी डा० कीथ ने स्वीकार 
किया है, “भक्ति का विकास भारतीय ज्षेत्र में स्वतंत्र रूप से हुआ था?” 


/ फिर भी इस प्रश्न पर विचार करते समय पता चलेगा कि भक्ति 
वाद पर ईसाई प्रभाव पड़ने के विषय सें दो मत प्रचलित हैं । एक के 
अनुसार दक्षिण भारत में बस गये हुए इंसाइयों के साथ “डत्साही? 
बाह्मणों का संघर्ष चला ओर इस प्रकार उन वंष्णव संप्रदायों की सृष्टि 
हो गई जिनसे उनके लोकप्रिय देवता कृष्ण को कुछ अ्रधिक भव्य रूप 
प्रदान करने के लिए महान्‌ डत्सग के सिद्धांत का उपयोग करना 
पड़ा | दूसरे मत के श्रनुसार ईसाई प्रभाव को आत्मसात्‌ करने के 
लिए “उत्साही” नारद मुनि का पाश्चात्य देशों में यात्रा करना बतलाया 
जाता है। इस दूसरी कल्पना का आधार नारद मुनि की उस यात्रा में 
मिल सकता है. जो उन्होंने, महाभारत के बारहव पद में दिये गये 
प्रसंगानुसार क्षीरसागर के श्वेतद्वीप में की थी ।.८ इस दूसरे मत के 
अनुसार कृष्ण को क्राइस्ट वा इसामसीह का प्रतिर्ष मानना चाहिए । 
इसके श्रनुसार भक्ति मत के अंतर्गत जो कुछ भी भ्रच्छी बातें हैं उनका 


2 92०० ०कम सर के... ऑफ... की ताव/रमाकाको॥ 34. अक #५:७५१०/७ ७० २३४५०००३४३ आना /#४-०२०११ ७-४ क+कीनान०वरकएअक ऋ% ००० > किड ल्‍ कर. तडब्तान का मन्नत का खा ग+०. हा कन्या ५३ कसी ९७५७: ॥ कान 0 शकषरका।.. "कभी. आ॥ का +१॥०अ०भ॥७०३३१० अकोननावलाानती ॥/ शेकिकिफेकिकफत 


*...वही, है ४8३। 
--वही प्‌० ४६२ । 


[-+रै० के० एम० बनर्जी डायलाग्स झ्ान हिंदू फ़िलासफ़ी' पृ० 
४ १७-प८ | 


3०-१२ वां पर्व (इलो० १२७७६-१२७८५२ ) | 


पंचम अध्याय ३१३ 


आधार | इसाईमत के स्रोत हैं, किंतु जो कुछ बराइयर हैं “उनके लिए 
भारत के शी ज्ञोग दोषी हैं [??* 

४” डप्यक्त दोबों ही मत आंतिमुलक धारणाओं पर आश्रित हैं । 
पहले हम प्रथम मत श्र विचार करें। इस सत के ग्रतिपादित करने- 
वालों का यह कहना निरा असत्य हे कि वेष्णव संग्रदायों का आविर्भाव 
सर्वश्रथम स्वामी रामानुज के समय सें हुआ था। रामाशुज के कह * 
शताब्दी पहले से ही आडवचार भक्त सारे उत्सगों के मूलस्वरूप प्रेम- 
धर्म को अपनी अनुराग भरी भाषा द्वारा प्रचलित करते आ रहे थे | 
वेष्णव लोग इनसें से कुछ आडवारों के लिए बहुत आचीन समय देना 
चाहते हैं । कहते हैं कि इनमें से सर्वश्रथम आडवार -प्वायगइ का जन्म 
ईसा के पूर्व ४२०२ रे वर्ष सें हुआ था । यद्यपि इतनी दूर तक जाने 
की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे इतने आ्राचीन तो अवश्य थे कि उन पर 
इसाई सिद्धांतों का कोहढ़े प्रभाव न पढ़ सकता था | 

इसा की प्रथम शताब्दों में की गद्े संट टामस की भारत यात्रा, 
ऐक्टाटामा ( 8०७ (07796 ) के संदिग्ध प्रमाण पर, आश्रित है 
ओर उसका कोई भी ऐतिहासिक आधार नहीं | डा० बर्गेज़् का मत हे 
कि, यदि कोड़े भी टामस भारत सें श्राया होगा तो, वह उस सेनन्‍्स 

( /४725 ) का शिष्य अवश्य रहा होगा जिसकी झत्यु लगभग सन्‌ 
२७२ सें हुईं थी | शिष्यों को भारत सें भेजना उक्त सेन्स की एंक बहुत 
बड़ी आकांच्ा की बात थी | उसकी एंक रचना का नाम ' शाट्थाांथ 
2९058 40 #098॥9' अर्थात्‌ 'भारतीयों के नाम एक महत्त्वपूर्ण 
पत्र! हे। डा० बगेल का कहना है कि भारत सें आनेवाले इसाई 


हू... अन्न ना अलमिमकन पानतीनिनननीनननभनकननकन न गए पिपपपिलिकान न 


*_>वेवर क्रष्ण जन्माष्टमी (इंडियन ऐंटिक्वेरी, १८७४ ) पृ० २२५ 
व ४४-५२ । 
[--ए० गोविन्दाचार्य (दि आडवा्स' ( भूमिका, पू० ६० ) | 


"३9०७ | हिन्दी काव्य में निगण सम्रदाय 


मिशन का प्रधान ऐतिहासिक परिचय हमें उन ईरानियों द्वारा मिलता है 
जो मनीची ( ]५(६7॥८86॥5 ) कहे जाते थे ।* परंतु८4 मनीची 
भी भारत में उत्साही मिशनरियों के रूप सें श्राये हुए नहीं जान पड़ते । 
ये कठोर अत्याचार के कारण अपना देश छोड़कर भागनेवाल शरणार्थियों 
के रूप सें हो आये थे। यह तो स्वाभाविक है कि इन सनीचियों ने 
अपने मत का प्रचार इस नवीन मातृभूमि में करने का प्रयत्न अवश्य 
किया होगा। परंतु इंस बात का पता नहीं चलता कि इन ईसाई 
विधर्मियों ने, जिन पर ईसाई देशों में भी अत्याचार किये गये थे, भारत 
की ओर कभी बढ़े भो थे। जो हो, मयलापुर की इंसाई बस्तियों के 
विषय सें जहाँ तक पता है, (ओर वही स्थान उपरयक्त प्रथम मत की 
प्रधान आधारशिला है तथा उसी के साथ मनीचियों का. मूलत३, संबंध 
भो रहा होगा ) “उनसें किसी ऐसी बस्ती का होना सिद्ध नहीं होता 
जिससें किसी बड़े धार्मिक आंदोलन को उत्तेजित करने का सासर्थ्य 
रहा हो ।?| 

४ ऐकांतिक धर्म, जिसे मैंने, इस पुस्तक के प्रथम अ्रध्याय सें, वेष्णव- 
भक्तिवाद का मूलखोत बतलाया हे, इन ईसाई बस्तियों के उन अवशेष 
चिद्धों से निःसंदेह कहीं पुराना हे जिनका समय प्राचीन इतिहास के 
जानकारों ने ईसा की सातवीं शताब्दी सें निश्चित किया है । आगे चलकर 
ऐकांतिक धर्म के केंद्रबिंदु बन जानेचाले कृष्ण का भो समय निश्चित रूप 
से इंसा को शताब्दी से प्राचोन ह। “इंडियन ऐंटिक्वेरी! १८७४ ) सें 
प्रकाशित एके निबंध द्वारा डा० भांडारकर ने बतलाया है कि ईसा के 
पूच्र दूसरी शताब्दी की रचना पतंजलि के 'महाभाष्य” सें कृष्ण की कथा 


कनर+++ 





020९०] /कमभन्‍्टलककन+ ५ 


“इंडियन ऐंटिक्वेरी! ( १८६७४ ) पृ० ३०८-३१६ ( डा० बर्नेल 
का लेख 2) । 
[--आर्ेल्टर थीज्म' इन मिडीवल इंडिदा', पृ० ५२४ । 


॥ 


पंचम अध्याय ३१४ 


के असंग सिलते हैं ओर उनसे पता चलता है कि उस समय के बहुत 
पहले कृष्ण ने कुंस को मारा था तथा पतंजलि के समय में वे एक 
देवता की भाँति पूजे भी जाते थे। में यहाँ पर वहाँ से केचल दो ही 
उंदाहरण दूँगा। पतंजल्लि इस बात को उदाहत करते हैं कि किस अकार 
जब कोई घटना बहुत पहले घटी रहती है तो भी, उसका डहलेख सभी 
कालों ( भूत, भविष्यत्‌ व वतंमान ) में किया जा सकता है। जेसे 
'कंस वध” की कथा का रंग्ंंच पर अभिनय करते समय, उपयुक्त अचसरों 
पर यह कहां जा सकता है “चलो, कंस का वध हो रहा हैः 2 “चलो, 
कंस मारा जानेचाला हे”? “जाने से क्‍या लाभ, कंस का वध तो हो 
चुका है??* इसके सिवाय, पाणिनि को रचना में दो सूत्र आये हैं जिनमें 
से एक के अनुसार योगिक शब्द बनाते समय जत्रियों के नामों के 
साथ “वन? वा “अक्‌” प्रत्यय ल्लगना चाहिए और दूसरे के अनुसार 
'वासुदेव” तथा “अजन? नामों के आगे उन्हें उन व्यक्तियों के भक्त, 
अनुयायी या पूजक का अथ व्यक्त करनेवाल्वी संज्ञा बनाते समय जोड़ना 
चाहिए || वासुदेव नाम यहाँ पर एक जषत्रिय का हे और इसके लिए 
किसी वेसे नये नियम की आवश्यकता नहीं थी । किंतु यहाँ पर पतंजलि 
का तक यह है कि यह नाम केवल एक ज्ञत्रिय का ही नहीं भ्रत्युत एक 
डेश्वरीय महापुरुष का भी है ।+ हसें इस बात के लिए सेगास्थिनिज 
का भी प्रमाण मिलता है कि कृष्ण की पूजा ईसा के पूर्व चोथी शताब्दी 
में भी हो रही थी। ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी सें भागवत धघर्स में 
इतना सजीव आकषण था कि विदेशी तक उसे स्वीकार कर लेते थे । 


के महाभाष्य' ३-१-२६ | 

--वही, ४-३-६६ । 

+--वही, ४-२-९८ | 

+-- इंडियन ऐंटिक्वेरी! (१८७४) पृ० १६। 


३२१६ हिन्दी काव्य में निगण संप्रदाय 


हमें यह बात हेलियोडोरस के संबंध में दीख पड़ती हे जो .र्अपने को 


भागवत कहता हैं ओर जिसने इसा के पूच सन्‌ १४० में गरुडध्वज नाम 
का एक स्तंभ भी निर्मित क्रिया था ।* पेकांतिक घम्ं जन धम एंवं 


बौद्ध धर्म दोनों से ही पुराना था और ये दोनों"ईसाई 'घर्म से नि:संदेह 
प्राचीनतर थे । 

दूसरा मत हमें इस बात को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता हे 
कि भारत को स्वर्य ऐकांतिक धर्म ही हसाई धर्म से मिला है | ऐकांतिक 
धर्म एवं कृष्ण का भो ईसा से प्राचीनतर होना ऊपर दिखलाया जा 
चुका है, किंतु यह भी तक किया जाता है कि फिर श्वेतद्वीप ( जहाँ पर 
नारद मुनि ने महाभारत के अनुसार ऐकांतिक धर्म सीखने के लिए यात्रा 
की थी 2 श्वेतांग मनुष्यों का ही कोई देश रहा होगा । फिर भी महाभारत 
में दिया गया श्वेतद्वीप का च्णन ही इस करपना की अ्रस॒त्यता सिद्ध 
कर देतां है | ग्रंथ के अनुसार श्वेतद्वीप कोई काह्पनिक प्रदेश है जहाँ 
के निवासी किसी ऐसी जाति के लोग हैं जो “साधारण पचेद्वियों से 
रहित हैं,” “जो बिना भोजन के ही जीते हैं,” जिन्हें पलक मारने को 
आवश्यकता नहीं पड़ती ओर जिनके सिर छाते के समान हैं तथा जिनके 
चंद्रवत्‌ प्रकाशभान शरीर ककशा च कठोर हैं,” में नहीं समझता कि 
पश्चिम में कोई भी ऐस( देश है, कम्त से कम ईसा के जन्म के परवर्ती 
पृथ्वी पर रहा है, जहाँ के लोग ऐसे होंगे । मुझे जान पड़ता है कि उक्त 
प्रदेश आध्यात्मिक श्रनुभूति के उस स्थान का एक रूपक द्वारा निर्देश 
करता है जहाँ पर मुक्त आत्माओं का निवास है जो किसी साधक के मेरु 
( श्रर्थात्‌ सुघुस्नानाड़ी ) तक पहुँचने पर दृष्टिगोचर होने लगता है और 
जिसके साथ श्वेतवण का भी संबंध स्थापित किया जा सकता है। यदि 


्ड उनमरनभननानन,. पलक वनमना न प>न ५५-3२ ><नकिक-ननभ न नन-पन “डक. आ-+# रु बन अब »-#8 + 
कक + 'आगालल ॥० >सकबह/क धर भमसकणकरक, 


“ल्यूडस इंस्क्रिप्सस्स ६६६ ( एपी० इंडिका० भा० १० श्रनु० ) 
--महाभारत'” बारहवाँ पत्र ( इलो० १२७७६-१२७८२ )। 


चेंचम अध्याय ३9९७ 


इसे कोई प्रदेश ही माना जाय तो, नारायणीयधम के आचीनतस 
'पोड कप श्रम का नाम, इसको पता लगाते समय, लिया जो 


अकता है, क्‍योंकि वही हिम का श्वेतदेश वा श्वेतद्वीप भी कहा जौ 
सकता हे | 


इस प्रकार जो बाते कबीर को वेष्णव संप्रदाय हारा मिली थीं 
जनमें इसाई धर्म के प्रभाव का कोई भी चिह्न॑ नहीं है। यहे भी नहीं 
जान पड़ता कि स्वयं कबीर भी कभी इसाई विचारों के संपक में आये 
थे। यदि कबीर कभी ईसाई धर्म के संसर्ग में आये होते तो निश्चय ही 
ये इंसे उसी प्रकार खुले हृदय से स्वीकार करते जसा एक श्रेन्य निशण 
आखशणनाथ ने, इसके संपर्क में आकर आगे चलकर किया। प्राजनाथ की 
रचनाओं सें बाइबिल के साथ किंसी न किसी प्रकार को ऐसा परिचय 
सूचित होता है जिसने उन्हें इस परिणाम तक पहुँचा दिया कि, यह 
सत्य केवल इसाईं घमम के लिए ही अपवांद नहीं कि सभी धर्म मूलतः 


सत्य हैं ओर सभी का लक्ष्य भी एक ही है । इसलिए यह॑ बांत निर्विरोध', 
रूप से मानी जा सकती हे कि नि्गंण पंथ एक विभाजक॑ धारा थी जो * 
चज्णव संप्रदाय के स्रोतों से फुट निकल्नी थी और जिसके साथ कुछ ने 


कुछ अन्य खोतों का भी जल मिश्चित होता गया था । प्रत्यक्ष हे कि ये 
दूसरे खोत इस्लाम घर त सूफ़ी संप्रदाय के थे । 

अब हस उस उपयक्त प्रश्न फो एक बार फिर भी उठा सकते हैं जिसे 
. लेकर हमने आरंभ किया था--क्या निर्गंण पंथ कोई निश्चित संप्रदाय 
है ? चस्तुतः क्या कबीर फेवल एक सारग्राही धर्मोपदेशक थे १ हँमने 
देखा है कि पंथ किस प्रकार उस विकास-परक नियम का परिणाम था 
जो बहुत भ्राचीन .समय से चला आ रहा था। परंतु यंद विकासपरकं 
नियम भी कतिपय व्यक्तियों की ही सहायता से आगे बढ़े सकता थो। 
यदि प्रांचीनतम स्रोतों एवं निगजपंथ के माध्यम बननेवाले व्यक्तियों को 
हृदय सभी प्रकार के कल्याणकर प्रभावों के लिए खुला न रहा दवीता तों 


छू 


5.५ ५ नि 
श्ष्८ा हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


हँस नि गेणउंथ जेस्ती उत्कृष्ट परंपरा के अस्तित्व की आशा किख प्रकार 
कर सकते थे और उस विकासपरक नियम के सर्वश्रमुख मच्यम होने 
के कारण, कबीर का इसमें साग लेना भत्नी भाँति समर्मा जा सकता हे ! 
यहा कबीर को अपने सिद्धातों की अनेक बाझ्ें अपने रूप सें उनके. 
गुरु से मिली थीं; फिर भी, क्‍या अ्रपनाया जाय क्या न अपनाया जाय ! 
का निर्णय करते ससय, उन्हें अपने ही विवेक का प्रयोग करना पड़ा था । 
उन्होंने अपने गुरुद्वारा प्राप्त सभी बातें नहीं स्वीकार कीं और न डसी 
भाँति, उन्होंने अन्य प्रकार के प्रभावों का तिरस्कार ही किया । उन्होंने 
थे सभी बातें नहीं अपनायीं जो उन्हें विशिष्ट जान पड़ीं। सत्य एंवं 
सके की उसकी एक अपनी कठोर कसोटी थी । उस परीक्षा में खरी उतर 
जाने पर कोई भी बात उन्हें मान्य थी चाहे वह किसी भी खोत से 
' आईं हो । उसमें खरी न सिद्धः होने पर कोई भी बात उन्हें त्याज्य थी 
और उसका वे पूर्ण विरोध करते थे । इस निष्पक्षता के ही कारण इस 
पंथ ने सब किसी को संतुष्ट किया और इस नियस के अ्रपचाद केवल ये 
ही व्यक्ति रहे जो किसी दूसरे के अज्ञान अथवा उसके प्रति किये गये 
अन्याय से लाभ उठाते थे और जो इस प्रकार भ्रज्ञान के गत में पड़े 
हुए थे । 
अ्रतएव, परिणाम यह निकलता है--सारग्राहिता का श्र्थ यदि 
भी हितकर प्रभावों के प्रति हृदय का खुला रखना है और उसके द्वारा 
भीतर के दोषों का निराकरण तथा बाहर के गुणों का ग्रदण ही 
उसका लद्द्य है, तो कबीर पूर्ण सारग्राही थे। परंतु उक्त शब्द से 
अभिप्राय विचित्र काल्पनिक बातों के लिए उद्चाकांज्ञापूर्वेक प्रयत्न करना 
और उसके आधार पर एक निर्तांत नवीन कंथा सीकर तय्यार करना हे 
( और सुझे भय है कि स्वंसाधारण की बोली में सारप्राहिता का तात्पय 
यही समझा भी जाता है तथा इसी अर्थ को दृष्टि सें रखकर वक्त प्रश्न 
को भी उठाया गया था ) तो, न तो कबीर ऐसे सारमाही थे ओर न 


शी 


पँचम अध्याय 3५६ 


सगे णपंथ ही ऐसे किन्हीं प्रयत्नों का परिखाम था ।* कबीर * वेदांती व 
जैंदणाव, सर्चीव्मवादी व परात्परवादी अथवा ब्राह्मण व सूक़ी प्रथक पृथक 
नहीं थे; वे सभी कुछ एक ही साथ थे। अंडरहिल जेसे जोगों को यदि 
थे यह” व “वह! पृथक शैथक दीख पड़ते हैं तो उसका कारण यही हैं कि 
ऋबीर का मत उक्त सभो प्रकार के सिद्धांतों के सार का प्रतिनिधित्व 
करतह था ।' 
निरगंखपंथ का प्रवर्तन संग्रदाय के रूप सें नहीं हुआ था; इसका 
उदय ही उस सांग्रदायिकता के विरुद्ध हुआ था जो हिंदुओं के विरुद्ध 
मुसलमानों तथा डन दोनों धर्मों के अंतर्गत आनेवाले 
२, क्‍या भिन्न-भिन्न संप्रदायों को एक को दूसरे के विरुद्ध 
निगुशपंथ. लड़ते समय जाग्रत हुआ करती थी। कबीर की यह 
सांप्रदायिक है ? कभी महत्वाकाँत्ा नहीं थी कि वे प्राचीन धर्मों को 
। दुबाकर उनके स्थान पर चलाये गये किसी नवीन धर्म 
के प्रवत्तक बन जाये । उनको यह मान्य था कि प्रत्येक धर्म, चाहे वह 
सत्य के किसी भी अंश का प्रचारक हो, उसके पूर्ण रूप पर अधिष्टित 
रहता है ओर यदि यथार्थ रूप से अनुप्रण किया जाय तो, वह इंश्वर 
की ग्राप्ति में सहायक होता है। जेसा जायसी ने कहा हे कि, “परमात्मा 
तक पहुँचने के लिए उतने ही मार्ग हैं. जितने आकाश में तारे तथा 
शरीर में रोए हैं??। अथवा जेसा टेनिसन का कहना हैं कि “परमेश्वर 
अपनी इच्छा को पूर्ति अनेक प्रकार से किया करता हे”? कबीर प्रश्न 


'ल-क कह पर मलजेनमीननतननान. आराम ++हकनीक.. शा कान्‍जज ऑन न ..# जलन अंणफओज हे जलन. अं हब > जी वन्‍रकल नी बे 3 २&०#-+>०>-स कि «मे जज न वन कण की 3० 2034##-क+०मकी ५०७०५ कवि -+ननत_गान थ्कमकाक न, 


#.....अंडरहिल वन हंडड पोयम्स आफ़ कबीर (६ डा० रवीन्द्रनाथ 
ठाकूर ) भूमिका पूृ० २। 


[--बिधना के मारणम हैं तेते । सरग नखत तन रोवाँ जेते ॥ 
“-“जायसी ग्रंथावली पृ० ३५३ | 


५६: हिन्दी काव्य में निमंण संप्रदाय 


। करते हैं. कि “यदि पश्चिक विचारपुर्वक न चला करे और चिपश्न होकर 
' अँगल में जा पड्ढे' तो, मार्ग को भत्ना क्या. दोष दिया जा सकत्य है ? ”?* 
धर्मों के भीतर सांप्रद।यिकता के कट्ट भावों के फ्रविष्ट होने के दो: 
करण हैं। प्रथम यह' है कि. घार्मिक संस्थाएँ साधारणतः सत्य के: 
पक्ष विशेष को हों अपनाथा करती हैं और उतने भर को ही पूर्ण सत्य: 
मान लेती' हैं । इसी कारण वे एक दूसरे के मतों का विशेष करने: 
झगती हैं। इसके लिए वह इृष्टांत उद्घत किया जा सकता हे जो 
निगेणियों नें बौद्ध ग्रंथों से लिया है। उसके अनुसार उक्त संस्थाएँ उन 
अंधों के समान हैं जो अपने हाथों से किसी हाथी. के केवल भिन्न-भिन्न 
अंगों को ही स्पर्श कर उसके पूरे शरीर के विषय सें. कल्पना कर ल्ले।। 
जिस अंधे को उसके कान' स्पश करने को मिले उसने उसका रूप किसी 
सूप के समान समझा, जिसे उसके पेर मिले उसने उसे खंसे के समान 
माना, जिसने उसके शरोर को स्पश किया उसने उसे दीवार जाना ओर 
जिसके हाथ उसकी सू ड पर पड़ गये उसने उसे सर्पवत्‌ अनुमान किया 
तंथा उनसें से प्रत्येक अपने कथन की सत्यता को सिद्ध करने के लिए 
लड़ने पर उतारू हों गया। दूसरा कारण यह है कि, उक्त आंशिक 
सत्य के भी ऐसी लाकणिक भाषा में व्यक्त किये जाने के कारण, 
जिसे उन धर्मों के अनुयायी शब्दश; मान किया करते हैं, उसका चास्त- 
विक रहस्य उनकी आँखों से पूर्णतः ओमल रहा करता है ओर बे केवल 
उस कर्मकांड के हीं पीछे लड़ने लगते हैं जो वस्तुतः उस रूपकता का 
शंच स्वरूप रहता है ओर जिससें उसका कोई संकेतमात्र सी नहीं रह जाता ॥ 


प_#ज+क# लात भ कस. का... नरस्‍अमन भा सं पक ७... समाका कमान आफ ड्स्मा #न/त ७० करमकता+0+क-+ चुके 4 7मा पके. है. >वता..+तरलथ तकनीक. पा िकेकाक अतभत. आरतानके स तारयासअाभएन्‍+४०७३ ० द+€०+कक नमन +त%+ऋ ०464५) ता हर (4+088#+]ह॥ाकरमअंकाकल0 ७४ >किस कप तएवए ह 


*_..>राह बिचारी क्या कर, पंथिन चले विचारि। 
ग्रापसत मारगं॑ छाँडिक फिरे उजारि उजारि। बीजक' 
(-आँधरों ने द्वाथि वेखि भंगरो मचायो हैं। 
““स दर बिलास प१० १६०। 





पंचम अध्याय क इ्र्‌श्् 


परंतु निगणपंथ न तो सत्य की किसी पाश्वंगत भावना पर आश्रित 
है ओर न झैेयह पूजन पद्धतियों वा कर्कांड की विधियों को ही कोड़े 
महत्त्व देना चाहा है । सत्य के उसी पूर्णझप को यह अपने लक्ष्य में 
रखता है जिसके विचछ् से कोई भी धर्म एक दूसरे का विरोध नहीं 
करता, वरन्‌ एक दूसरे का पूरक अथवा कभी-कभी उसके साथ अभिन्न 
तक रहा करता हैं। इस विशेषता के कारण यह पंथ सभो धर्मों का 
सारस्वरूप कहा जाता है ।* इसो दृढ़ आधारशितल पर कबीर ने एकता 
के मंदिर की उस अचल सित्ति का निर्माएं किया था जो निगखपंथ का 
अंतिम ध्येय है । इस दृष्टि से थियासाफिकल आंदोलन भी निगंणपंथ 
का ही एक नवीन रूप है। निगणपंथ का अनुयायी होने के लिए यह 
आवश्यक नहीं जान पड़ता ऊफ्ि कोई अपने जन्मगत धर्म का परित्याग 
करे, क्‍योंकि कोई भी धर्म स्वतः बुरा नहीं कहा जा सकता; उसके 
ऐसा होने के ल्िएं वह दृष्टिकोण उत्तरदायी है जिससे उस पर विचार 
किया जाता है। कबीर ने कहा है कि, 'वेद वा कुरान झूठे नहीं, कूठे 
तो वे हैं जो उनकी बातों पर चिचार नहीं करते ४। उनके संबंध में 
पंडितों व मुल्ताओं की धारणाएँ ही उन्हें कुठा बना देती हैं, और 
इसी चिपरीत दृष्टिकोण की उपेक्षा निग्णी किया करता है। उसका काम 
धार्मिक विरोधों का साथ देना नहीं, जो सांप्रदायिक भाव रखनेवालों 
को विशेषता है । दादू कहते हैं, 'हे भाई, मेरा पंथ इस अकार का हे-- 
इसके भीतर कोई पक्षपात का भाव नहों, क्योंकि इसका आधार पूरे 
एक पवं अवर्ण है। हम लोग किसी चाद-विवाद सें नहीं पड़ते और 
संसार में सबसे न्‍्यारे भी बने रहते हैं | 


अनिनीकिननम-नशान नव न नम ननन+» न. 





*+__बीजक, प० ४८५९ व कबीर ग्रंथावली , सा० ६, पु० ३६। 
|--बेद कतेव कहेहु मत भूठा झूठा जो न वित्षार । 
गरु ग्रथसमाहब , पृ० ७२७ । 
4-- दादुदयाल की बानी भा० २, पद ६७, पृ० २६ । 


५ 


३२२ : हिन्दो काव्य में निगुण संप्रदाय 


अतएंव, निेणपंथ का सांप्रदायिकता के साथ कोइ भो साम्य नहीं । 
तुलना करने पर निगंणियों का मार्ग जो ह्वान का मार्ग हे, सलप्रदायिकों 
के अंधकार व अज्लञान के माग से निर्तात भिन्न जान पड़ेगा । मारवाड 
के दरिया साहब के शब्दों में, “मतचादी, तत्वत्तादी की बात नहीं समम् 
पाता, सूर्य के डउगने पर उहलू के लिए अघेरी रात आ जाती है (??* 


परंत निगणमत के, सांग्रदायिकता के साथ, शब्द एवं भाव दोनों के 
अनुसार विरोध होने पर भी, इससें सन्देह नहों कि बहुत से पंथ जिनका 
उदय निगणमत के बड़े-बड़े संतों के उपदेशों के आधार पर हुआ हे 
और जो उनकी स्म॒ति को चिर॒स्थायी रूप देना चाहते हैं, वे निरे 
विधिनिर्वाइक संग्रदायों से भिन्न नहीं। यद्यपि उन सत्य के पुजारियों 
ने कमंक्राड के विरुद् आजीवन युद्ध किया था, फिर भी ये उनके नाम- 
धारी संप्रदाय उग्र विधिनिषेधों के प्रबल समथक हो गये हैं । 


उदाहरण के लिए कबोर-पंथ को ही ल्लीजिये । इससें अ्रवेश करते 
समय सब किसी को उस पान के सुगंधित बीड़े का 'परचाना” लना 
पढ़ता द्वे जिसपर ओस की बुंदों से 'सत्यनाम' लिखा रहता है और 
परवाने के साथ हो वह म॒त्यु के द्वार से होकर परलोक भो जाया 
करता है। चोका के नाम से इसमें वष्णवों की 'घोडशोपचार” साश्विक 
पूजा को स्वीकार किया जाने जगा दे। नानक के सिख धघम सें भी 
स्वणंमन्दिर एवं अम्गत के तालाब को ( जिस कारण नगर का भी नाम 
अमृतसर पढ़ गया है ) दिव्यता प्रदान कर दो गई है और 'अन्थ” को 
पूज्य मानकर मूर्तिपूजा का स्थान पुस्तक-पूजा को दे दिया गया है 
माला का अवेश, इनसे से प्राय; सभो सें है गया शोर 'नामसुमिरन' 


0] स्किल है “३३ ल्क्‍क्‍ण+ ५ 5 ग रर्ॉसपस्‍ाननक्तभकः 


“मतवादी जाने नहों, ततवादी की बात। 
'सूरज ऊगा उल्लुझा गिने अंधारी रात ॥ 
'संतबानी संग्रह, भाग १, पूृ० १२६। - 





पंचमअध्याय . .. शर३' 


मं केवल्ल मनकों की गिनती मात्र हो गया। कई ऐसे पंथों में वर्ण- 
व्यवस्था नशे स्वोकृत कर लो गई है। गरोबदास-द्वारा प्रचलित किये 
गये पंथ में केवक द्विज ही दीक्षित किये जाते हैं। अन्‍य पंथों में 
भी सामाजिक साम्य के आदर्श के प्रति केवल्न मोखिक भक्ति का ही 
प्रद्शन हुआ करता हे । 
;  प्रिस्थतियों का विपरीत प्रभाव तो यहाँ तक पढ़ा है कि जिन 
विधियों के अवत्तकों का कभी ध्यान तक न गया होगा उन्हें उनके 
नामों पर प्रचलित कर दिया गया है। उदाहरण के ज्षिए ऐसी एक विधि 
गायत्री क्रियाः कहलाती है जिसका कोटवा के सत्तनामियों में प्रचार 
है और जिससें मानव शरीर के मल्नों से तयार किये गये एक मिश्रण 
के पीने का विधान है । इस अकार को विधियाँ उन प्रभावों का परिणाम 
हैं जो पत्मार्ग-द्वारा बाहर से घुस आई हैं ओर जिनके विषय में हम 
आगे भो कुछ चर्चा करेंगे । जान पड़ता है कि उक्त विधि उस अधोर- 
पंथ की देन ह जिसमें ऐसी विधियाँ इस कौरण बरती जा रहो हैं कि 
उनके द्वारा हम अपनो इंद्वियों को उनसे घृणित कर्म भी कराकर बिना 
उद्विग्न हुए वश में ला सके । इसमें संदेह नहीं कि इंद्वियों को शक्ति- 
हीन बनाने अथवा उन्हें बलपूर्वक दबाने जसे कठोर नियमों के तुल्य 
होने के कारश, यह भी निगणपंथ के आदर्शों के प्रतिकूल है और 
इसी कारण सत्तनामी संग्रदाय की कोटवा शाखा के प्रवत्तेक जगजीवन- 
दास की बानियों में हमें इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता । परन्तु 
ह बात हम राधास्वामी संग्रदाय के उस आदेश के विषय में नहीं 
कह सकते जिसमें गुरु की पीक पी जाने की व्यवस्था दी गई हे ।+ 


[--फर्कुहर आउट लाइन्स श्राफ दि रिलीजस लिटरेचर भ्राफ इंडिया | 
पु्‌० ३४४५॥। 
+--वही पृ० ड४३४ [ 
+-+-फिर सब पीक आप पी जावे--- 
| सारघचन' भाग १ बु० २३५। 


१२४ 'हिन्दी काव्य में निगुंण संप्रदाय 


ओर न उनकी उस विधि के सम्बन्ध में ही कहा जा सकता है, जिसमें 
गुरु की जूडन चा उच्छिष्ट पदार्थों से बने हुए 'जोत प्रसाद””को प्रसाद- 
बत्‌ अहण किया जाता है। इसी प्रकार की एक विधि वह भी हे जो 
कबीर-पंथियों में प्रचलित हे जिसमें गुरु के करण घोये हुए जल वा 
“च्रणामत”? ५५ का पान किया जाता है श्रथवा जिसमें कहीं-कहीं चह' 
जज दी रहा करता है जिससे जोबित गुरु के स्थान पर कबीर की 
धुली काल्पनिक काप्ठ पादुकाओों का ही जल रहता है अथवा वे गोलियाँ 
रंहती हैं जो इस प्रकार के चरणोदक-द्वारा गू थी हुई मिद्दी की बनी 
होती हैं। इन विधियों का आरम्भ गुरु को प्रदान किये गये महत्व के 
ही कारण हुआ था। गुरुका चरणोद्क, डसकी जूडन और उसका 
थूक तक पवित्र समझे जाते हैं। हाँ गुरु के व्यक्तित्व को इतना पवितन्न 
माननेवाले अकेले निग ण-पंथी हं। नहीं हैं । 


इसी प्रकार हिमालय की पहाड़ियों के डोमों सें यह विधि प्रचक्षित 
चली आतो है कि वे निरंकार के नाम पर सुश्ररों का बल्लिदान किया 
करते हैं ओर कहते हैं कि इस प्रथा का आरम्भ कबीर के जीबन की 
किसी पौराणिक घटना से हुआ था। इस विषय के उपाख्यान का 
सारांश यह है कि एक बार कबीर ने निरंकार के लिए एक टोकरी अन्न 
ओऔर दो नारियल उपहार के स्वरूप में देना चाहा और निरंकार उसे 
लेने के लिए स्वयं कबोर के घर पर लगड़े भिखारी के भेष में उस समय 
पहुँचे जब थे किसो संदेश के अ्रचाराथ कहीं बाहर गये हुए थे | भिखारों 
ने कबीर की सत्री से भीख माँगी । किंतु उसने कह कि सेरे घर सें सिकाथ 
उस एक टोंकरों अन्न तथा दो नारियल के ओर कुछ नहीं है, जो निरंकार 


कर 
/>जबक ५० के अककावर अर '(७चारमी# १० हिलए # 5०%. 2करकी/ )ड हे: 3:७4 + >॥ केक वी बे; 
4 का उकका+ -रन्‍काक कक “मर क + बल" ैसरकमक, जज ;१०+7 कौशण, की मम मनन मटर नम 
कर + हे 


»“-हिंन्दुश्नों के यहाँ उस चरणादक का महत्व है जिसमें मृत्ति, पुरो- 
हित वा पअ्रतिथि के चरण धोये जाते हैं परन्तु जो अधिकतर किसी 
वदिवमूति” का. ही चरणूमृत्र होता है। 


पँचम अध्याय ३२४ 


के लिए प्रदिले से ही समपिंत कर दिया गया है। भिखारी ने उसमें से 
केवल एक» लोटे भर श्रत्न माँगा, किंतु उसका पात्र पूरी टोकरी के खाली 
हो जाने पर भी भहीं सर सका ओर बेचारी स्री को दोनों नारियत्न तक 
दे देने पड़े । उसे इस बात का भय हुआ कि कबीर लौटने पर इस बात 
के लिए उसे मिडकेगे । परन्तु उसे यह देखकर आश्चय हुआ कि उसका 
घर फिर अन्न से भरपूर हो गया और उसे निश्चय हो गया कि भिखारी 
स्वयं निरंकार के अतिरिक्त -दूसरा कोई न था। वह अपनी क्ृतझञता 
प्रकट करने के लिए बाहर आयी, किंतु भिखारी तब तक लेंगढ़ाता हुआ 
चला गया था । संयोग चश उसे दिये गये दोनों नारियल किसी अपविशन्र 
स्थान पर गिर पड़े थे ओर थे एक सुअर तथा एक सुअरी के रूपों में परि- 
खत भी हो गये थे | उसी समय से निरंकार के लिए सुअरों का बलिदान 
आरम्भ हो गया । 


इस उपाख्यान सें हसें स्पष्ट दीख पड़ता है कि यहाँ पर जितनी 
चिंता एंक अनुयायी की अपने मतप्रवर्तक के उपदेशों का अनुसरण करने 
की नहीं हे उतनी हिंदू धर्मावलंबियों में से आये हुए किन्हीं ऐसे कबीर- 
पंथियों की उत्कंठा है जो जन्म से ही मुसलमान कहलानेवाले व्यक्ति के 
शिष्य होने के नाते अन्य हिंदुओं-द्वारा सुसलमान सममकर तिरस्कृत 
किये जाने लगे. थे और जो अपने को हिंदू मानने के लिए कोई ऐसा काय 
करना चाहते थे जो मुसलमानों की ओचित्य भावना के ग्रतिकूल पड़ता 
हो और यह बात सी केवल इसी कारण थी कि ऐसे लोगों में उस अनु- 
भूति की कमी थी जिसके द्वारा कबीर ने हिंदुओं व सुसलमानों की 
वास्तविक एकता को समझाया था | 


इन संग्रदायों ने केवल हिंदुओं तथा मुसलमानों की वास्तविक 
एकता को ही नहीं भुलाया अत्युत उन सिद्धान्तों को भ्री विस्म्रत कर 
दिया जिनके आधार पर स्वयं वे सब भी निर्मित हुए थे ओर इसो 
कारण वे अनेक भिन्न-भिन्न वर्गों के रूप सें गिने जाने लगे | एक ही 


३२६ हिन्दी काव्य में निगुग संप्रदाय 


निगंणमत पर आश्रित होने पर भी इनसें से प्रत्येक संग्रदाय को इस 
_त के लिए कोई न कोई चिह्न धारण करना पड़ता हे “जिससे वे 
एक दूसरे से भिन्न समझे जा सके । उदाहरण के *लिए कबीरपंश्री 
झपने ललाटों पर सीधी रेखाएं धारण करते हैं, सत्तनामी अपनी कलाइय्ों 
पर धागे बाँधते हैं ओर सिख अपने पाँच ककारों का पालन करते हैं। 
जिनमें से 'केश” का अर्थ लम्बे बालों का रखना 'कंधा!? से अशभ्िप्राय' 
उसपर कंघे का धारण करना, 'कटार” का अर्थ कटारी को लटकाये 
रहना, 'कड़? से कोहे का एक कड़ा पहनना तथा 'कछ”? से एक जाँघिये' 
का धारण करना है, इन निगंणपंथियों में से कुछ का इस बात के लिए" 
प्रयत्न करना कि अन्य ऐसे पंथों को पराजित करें और उनके अनु 
ग्राथियों को श्रपनी ओर आकृष्ट करें, उनकी इसी सांप्रदायिक भावना" 
का ग्योतक है जिसे अधिक्रांशतः निगुणमत पर आश्रित रहते हुए भी उन्होंने 
उस आध्यात्मिक दृष्टि को खोकर अपनाया था जिसके बलपर उनके 
पंथों के मूलग्रवर्तक इतने बड़े उदार महापुरुष हो सके थे | 
इन मूलतः आध्यात्मिक पंथों के इस प्रकार गिर जाने का कारण 
यह था कि इनकी आध्यात्मिक अनुभूति के ज्षेत्रों में व्यक्तिगत विशेषताओं 
का प्रवेश दो गया और उक्त अनुभूति को स्पष्ट करने के लिए रूपकों, 
से भरी भाषा का प्रयोग करना भी आवश्यक समझा जाने क्गा | यदि 
कोई मलुष्य सत्य का ज्ञान उपलब्ध करना चाहे तो अन्तिम सत्ता 
का अनुभव करना ही पड़ेगा। बिना ऐसे अनभव के कोई भी 
आध्यात्खिक रुपकों का रहस्य नहीं समझ सकता। जब तक वह 
महापुरुष, जिसके श्ानुसरण में संप्रदाय उदय होता हैं, जीवित रहकर 
झ्नुयायियों का नेतृत्व करता तथा उन्हें डपदेश देता है तब तक वह 
संस्था! अपने आध्यात्मिक रूप में उन्नति करती जाती. है, किंतु उसका 
देहांत होते ही चह उम्रता धारण करने लगती है | रूपकता का महत्व' 
जाता रहता है और उसका स्थान शुष्क कमकांड लेने लगता है। 
उदाहरण के लिए कबोर के समझे जानेवाले. इस वर्णन को ही: 


पंचम अध्याय ३२७५ 


लीजिये-- पूर्णिमा के दिन आदि मंगल” का गाज़ कीजिये और' 
गुरुतरणों दो स्पर्श करके परमपद्‌ की प्राप्ति कीजिये । सबसे पहले अपने 
( हंदय ) को स्कच्छु करके उसे चंदन के लेप द्वारा ( आत्मानुभूति की 
सनोत्रृत्ति धारण कर ) पुवित्र कर लीजिये | फिर उस पर नवीन वस्नों से. 
बना चंदोवा ( परमात्मा की शरण की छाया ) खड़ा कीजिये । सतगुरु 
के लिए आसन लगाइये | उनके चरणों को धोकर उस पर बिंठा दीजिये 
( उन्हें सम्मानित कीजिये ) गजमुक्ता ( विचेक ज्ञान ) द्वारा चौका 
दिलवाइये । उस पर धोती, नारियल व मिठाइयाँ रखिये । केले व कपूर 
भी ला रखिये। आठों प्रकार की सुगंधियाँ, पान व सुपारी ( प्रेम निवेदन 
का भाव ) मंगा ल्लीजिये । कल्षश ( शरीर ) को इश्वरभक्ति से विभूषित 
कर वहाँ पर दीपक (ज्ञान का प्रकाश ) जलाइये | रूदंग पर ताल 
दीजिये। अनाहत नाद को जाग्मत कीजिये। अन्य साधुओं के साथ कीर्तन 
कीजिये। प्राथना के अनंतर नारियत्न ( प्रेमोत्वत आत्मा, प्रेम स्मृति 
वा सुरति ) को सुसज्वित कीजिये। उसे पुरुष के प्रति समर्पित कीजिये । 
सभी उपस्थित व्यक्ति मिलकर उसका आस्वादन कीजिये ८ उसे प्रेमस्म्रति 
ढ्वारा अनुआ्लाशित हो जाइये ) तभी आप की वह ( मिलन की ) भूल 
मिट सकेगी जो युगों से जगी हुईं थी, उसका स्वाद पूणरूप से क्लीजिये। 
आनंदित हृदय के साथ गुरु को प्रसन्न करने के प्रयत्न कीजिये ओर तब 
निश्चय है कि, आप को वह ल्लोक ( हैश्वरीयपद, परमपद्‌ ) मिलेगा ।*१7 
'स्पष्ट है कि यह चेष्णव की षोडशोपचार सात्विक पूजा! के सिवाय 


+_परनमासी आझादि जो मंगल गाइए, 
सतगृरु के पद परसि परम पद पाइए । 
प्रथम मंदिर भराइ के चंदन लिपाइए, 
नूतन वस्त्र अनेक चंदोव तनाइए॥। 
तब प्रन गरु हेत असचन्न बिछाइए, 


गुरु चरन पखालि तहाँ बेठाइए । 


पु मेँ कै ह 
श्श्८ हन्दी काव्य में लिगण जवंप्रराय 


ओर कुछ नहीं है.। यदि यह पद कबीर की ही रचना है तो जिस व्यक्ति 
ने वाह्यपुजन की निंदा की थी उसमे इसका अभिप्राय शब्दश$ नहीं लिया 
होगा । परन्तु उनके कबीरपंथी अलुयायियों ने इसकी “रूपकता के उस 
वास्तविक रहस्य को विस्म्ृत कर दिया है ( जिसे मैंने उपयक्त कोष्ठकों 
में दिये गये संकेतों के सहारे, पद के अन्तरगंत स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया है ) और इसे एक निरे कर्मर्कांड का रूप देकर उसका शब्दश; 
पालन करना चाहा हे । 

जब इस प्रकोर के आध्यात्मिक प्रतीक, विधियों का रूप ग्रहण कर॑ 
नीचे स्तर पर आ जाते हैं शोर परमात्मा का सार्ग एक पंथ बन जाता हे 
तो उस समय आध्यात्मिक लितिजि पर पक नया नज्त्र उदय होता है 
ओर वही उन ज्लोगों का मार्ग-अदशन करने लगता है “जिन्हें उसके 
मिलने! दी भूख रहए करती है। फिर उसके भी चारों ओर संप्रदाय संग- 
ठित होता है जिसका पतन होने पर इस प्रकार का चक्र पूर्ववत चलने 


गजमोतिन की चौक सुतहाँ पुराइ 
तापर नरियर घोति मिठाई धराइए ॥ 
केरा और कपूर बहुत विध लाइए, 
अ्रष्ट सुगन्ध सुपारी मान मंगाइए। 
प्ल्लव कलस सँवारि सुज्योति बशाइए, 
ताल मृदंग बजाइ के मंगल गाइए॥ 
साधू संग ले आरति तबहि उतारिए, 
गरति करि पुनि नरियर तबहि भराइए |। 
पुरख को भोग लगाइ सखा मिल्लि खाइए, 
. युग युग छुघा बभाइ तो पाइ अधघाइए । 
प्रम श्रंनदित होइत गूर्रह मतनाइए, 
कह कबीर सतभाय सो लोक सिधाइए ॥ 
कबीर साहब की बानी, पद २२८ पूृ० श्व८-६ | 


पंचम अध्याय 3२६ 


लगता है। इस प्रकार ऐसे महापुरुष के प्रयत्न जो ईश्वर के पुत्रों के दोष 
पूण तक क्लो वस्तुत; समझता है और जो अपने प्रति प्रदर्शित उनकी 
भक्ति के बधन को ( जिसका असली उदच्श्य उन्हें एथक एथक न करके. 
आतृभाव के एक सूत्र सूँ ग्रधित कर देने का है ) उनके भेदभावों को दूर 
करने सें ही लगाता हैं, अंत में एक चेसे ही अन्य यत्र को जन्म दे देता 
है जेसे पहले से चले आ रहे थे । ५ 

उनके साथ-साथ उनके अंधविश्वास भो चले आये जिन्हें वे. घसम 
नास देकर अपनाते रहे। वे उन बाहरी प्रभावों से भी अपने को बचा 
सके जो निर्गंण मत के विरुद्ध पड़ते थे ओर मानव शरीर के मल्नों-द्वारा 
तंयार किये गये प्रम पदाथ के पान करने की विधि का कारण भी इसी 
बात सें ढंढाः जा सकता है । 

इसके सिवाय हमें एक और बात स्मरण रखनी चाहिए । अत्येक 
बात का सम्बन्ध जिससे हम किसी मानव समाज के हृदय को तह को 
प्रभावित करना चाहते हैं उन भावनाओं के साथ सी रहा करता हे 
जिन्हें जनता युगों से अपनाये चल्ली आती रहती ह। वत्तमान प्रचलित 
बातों के विपरीत जाने के लिए यह आवश्यक होता है कि हम इस बात 
को भी स्पष्ट करते चल कि जो कुछ विरोध किया जा रहा है वह चस्तुत$ 
विरोध नहीं, वरन्‌ वस्तुस्थिति को सच्चे ढंग से समम्भने का अयत्न मात्र 
है | इस प्रकार पुराने प्रतीकों को नया महत्व प्रदान करवा पड़ता है और 
: पुरानी बोतलों में नवीन सुरा भरनी पड़ती ह। हिंदुओं के शब्द्प्रमाण 
वा श्रति की प्रामाणिकता का यही रहस्य हैं । इसीलिए अत्येक हिंदू 
दाशनिक नवीन सिद्धातों वा पद्धतियों का निरूपण करते समय भी, एक 
भाष्यकार के ही विनीत भाव को धारण कर लेता ह ओर उनके लिए 
श्रति के प्रामाण्य का दावा करना ही उसके मत को स्थायित्व भी प्रदान 
करता हें 

इसी प्रकार यद्यपि सूफ़ीमत इस्ल्वाम से नितांत भिन्न हें, फिर भी 
उसके सिद्धांतों का स्थायी प्रभाव इस्लामी विचारधारा पर पड़ा हे और 


में मिर्गणा स॑ 
३१०७ डिन्दी काव्य में निगणा संप्रदाय 


सूफी इस समय सच सम्मति से मुसलमान फकीरों की परंपरा के अंतर्गत 
गिने जाने लगे हैं | मुस्लिम मनोबृत्ति के ऊपर इस प्रभाव के, पड़ने का 
कारण यह है कि शअ्रद्ग ती सर्वात्मवाद को, वे लोग इक़्लास के विरुद्ध 
होने पर भी कुरान की पंक्तियों में दर्शा दिया करते हैं। कबीर भी इसी 
घुद्धिसम्मत सार्ग को अहण करते हुए प्रतीत होते हैं जब वे कहते हैं कि, 
“बेद व कुरान भूठे नहीं हैं, भूठे वे हैं जो उन पर विचार नहीं क्रिया 
करते । *?” क्‍या ही अच्छा हुआ होता कि कबीर की यह मनोवृत्ति स्थायी 
रही होती ओर निगंण मत के लिए यह उसी प्रकार एक विशेषता बन गड्ढे 
होती जिस प्रकार यह थियोसोफिस्ट की हो रही हे और जिसके कारण 
थधियोसोफिकल आन्दोलन, संसार के भिन्न भिन्न धर्मों को आतृत्व के 
एक सूत्र सें बाँधने के लिए. एक स्थाय्री शक्ति बनता जा रहा है | 


परन्तु कबीर ने प्रधानत: दसरे ढंग से ही काम किया और निगेश- 
पंथ ने भी उन्हीं का अनुकरण किया | उन्हें इन दोनों श्रर्थात्‌ हिन्दुणों 
व मुसलमानों तथा दूसरे घमवालों से भी काम था, इसलिए उन्होंने 
सोचा था कि अपना द्वार सब के निमित्त मुक्त रखने के लिए, उन्हें 
चाहिए कि वे सभी परस्पर विरोधी धर्मों की परंपरागत मान्यताओं का 
परित्य(ग कर दें। इसी आधार पर निर्गंणी सभी धर्मों से अपने लिए 
अनुयायी आकृष्ट कर सके थे, किंतु पंधचाले उन पर अपना अधिकार 
अधिक दिनों तक नहीं कायम रख सके और शीघ्र ही उन विधियों व 


आचारों के स्तर तक आ गये जिन्हें चे पहले भी अपनाया करते थे। 
इसी भाँति शीघ्र उन नये घर्मोपदेशकों का भी आविर्भाव होता है 
जो पंथ की ही बातों का उपदेश नये नाम देकर दिया करते हैं और 
इस प्रकार वह चक्र भी चलने लगता हे जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी 
। निगण पंथ के अन्तर्गत, इसी निमय के अनुसार, संप्रदायों का 


१७७॥७७७७॥७॥७॥७॥७७७॥७७॥७॥७७७७७॥७/७७/७एशश७७॥/७//ए//"शश/आ०७७७॥७॥७॥७॥/७४४७४७७॥७॥७॥७॥७७७७७७७७ ७७४४४ कल कक कई कं इक 4४ 5 इक कमाए ज५५१५१काबकाक, 


“--वेद कतेव कहंहु मत भूठ, झूठा जो न विचारे । 
' गरु ग्रंथ साहब, १० ७२७ । 


पंचम अध्याय ३३१ 


एक जमघट सा लग गया। इन्हीं सें से कुछ के नाम कबीरपंग, दादूपंथ, 
नानकपंथ ,, कबीर शिष्य जग्गूदास द्वारा प्वर्तित जग्गापंथ, जराजीवन“ 
दास का सत्तनाड्ीपंथ, मारवाड़ी दरिया का दरियापंथ, तुलसी साहब के 
अनुय्रायियों सें प्रचलित हाथरस का साहिबर्षध तथा शिवदयात्र का 
सधा-स्वामीपंथ हैं। अंतिम दो निर्गणपंथ की बहुत आधुनिक 
शाखाएं हैं | 


. उपयुक्त विविधपंथ, प्रथक्‌ धार्मिक संप्रदायों के रूप सें. निगणपंथे 
के सिद्धांतों के उतने ही विरुद्ध हैं जितने वे साधारण धर्म जिनकी 
निगणियों ने भरपूर निंदा की हे। इन उपदेशकां ने पहले के अवनत' 
संप्रदायों का परित्याग कर नवीन पंथों की स्थापना की थी. किन्तु जब 
इनसें भी अज्ञान का प्रचार बढ़ने लगा तो इनके भी भीतर विरोध कीं 
अभिव्यक्ति दीख पड़ने लगी | सबसे पहली विरोध को ध्वनि तुलसी 
साहब की सुन पड़ी । यह देखकर कि नये नाम से किसी पंथ का प्रचार 
करने से अ्रम एवं अज्ञान की वृद्धि हो, रहो हैं उन्होंने निश्चय करें 
लिया कि मैं कोई भी पंथ अपने नाम न चलाऊंगा।* और उन्होंने 
निर्गंणपंथ के अन्य अजुयायियों से भी सांप्रदायिक मनोबृत्ति का त्याग 
करने को कहा, किन्तु देवदुर्विषाक से इनके अनुयायियाँ ने भी एक 
पृथक संप्रराय चला दिया जिसका नाम साहिबर्पथ पड़ा । 


उन्होंने विविध संप्रदायों के अनुयायियों को व्यधितहृदय होकर 
सममाया कि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर भी निर्गेणपंथ चस्तुतः 
एक ही है। “परन्तु तुम उसे समझ; केसे सकोगे ? तुम तो नाम के 
आधार पर चला! करते हो । पंथ का अथ वर्ग वा संप्रदाय नहीं | इसका 
सीधा सादा अर्थ “मार्ग” है और कबीरपंथ वह मार्ग हे जिससे होकर 


सलाककातंननलतरक जान /+कनकत+ न +नननन-पननना न" नैननव 4७333: - अम्नाना कप ५-५४. रकस्‍लन+ ५५०७० नमक ना नपनत #++3:+4>े सका -.क+*4५3+५७५४७५॥७४५॥५०३७५०७४५०७कानात ९४४५ न्‍ नमन १3५३७ कक ५७०५ न पनण ० मल फ ता ++०4०>० अबा-- विड ननीभिननानननता ना किननन+। 


*-- तासे तुलसी पंथ न कीना । जगत नेख भया काल अधीना || 
'धटरामायरा पृ० २३२ । 





का में हा 0 ९ के 
३३२ हिन्दी काव्य में निग॒श संप्रदाय 


कबीर ने इेश्वरत्व की उपलब्धि की थी । चेलों की किसी परंपरा का 
स्थापन मात्र कर देना ही पंथ नहीं । यह तो वरणब्यवम्धा का हो 
अन्य रूप है?! 6 
क्‍ कबीरपंथी महंत फ़ूलदास से उन्होंने कहा था कि, “कबीर द्वारा 
प्रदर्शित मार्ग को तुमने मिठाकर अपने निजी मतानुसार नवीन पंथ 
चला दिया | जो कुछ कबीर ने कहा था वह प्रात्मा की मुक्ति के लिए 
था, किन्तु उसके स्थान पर तुमने एंक नवीन जाल बिछा दिया |” 
उन्होंने इस बात का स्पष्टोकरण किया कि किस प्रकार कबीर की समम्गी 
जानेवाली रचनाओं में बतलाये गये विधिपरक आदेशों का अभिश्राय 
सच्चे माग के प्रतिपादन का लाज्णशिक वशन मात्र है। “नारियल का 
फोइना वा मोडना भौतिक मन का मारना और आत्मा का अपने 
हइैश्वरीय स्रात की ओर जाप्रत होकर मुद्द जाना है। चोका का श्रर्थ 
पदों को केवल मुख से गाने के लिए एंकन्रित होना ही नहीं है, यह 
वास्तव में, वह स्थिति है जिसमें श्रंतःस्थित ईश्वरीय स्वरेक्‍्य की प्रति- 
ध्वनि निकलती है| पान का बीड़ा बह हृदय है जो भक्ति के रंग में 


| /३३५० मापन ।+कननयकत+ 80-अाक९++३0क+कअ अत. 





जार जलन पनक, 


--संतमता बिथि एकहि जाना। नाम कही विधि झानहि झाना ॥ 
तासे तुमको बक न आावे। अनि भनि नाम धरे विधि गावे ।। 








पंथ नाम, मारण का होई। मारण मिले पँथ हैं सोई।। 
पंथ कबीर सोई है भाई। कहे कबीर जेहि मारग जाई॥. 
ये नहिं पंथ कहावें भाई। चेला करि सिख राह चलाई ।। 
ये सब जाति पाँति कर लेखा। यासे गरु सिख तरत न देखा .॥ 


->वही, पृ० १८४ व १६९७॥४ 


[--येहि कबीर जो राहु बताई। मन मत अपनी राहु चलाई || 
वही, पृ० १८४ । 


पंचम अध्याय... शेरेरे 


श्गा हुआ है | इसके अतिरिक्त कोड भी दूसरो बात परमात्मा को प्रसन्न 
नहीं कर सुकतो |?” 

पत्रकरास ज्ञानकुपंश्री...े. उन्होंने कहा था। “तुम नानक के 
मांग का अनुसरण नहीं,कर रहे हो । नानक ने तुम्हें कहा ह॑ कि तुम 
उस गुरु का अनुसरण करो जो तुम्हें उस दूसरे वा सत्ता के एकमात्र 
पद की ओर ले जाय किन्तु इस समय तुम ऐसे गुरु के पीछे चल्न रहे 
हो जो. तुम्हें ऐहिक बातों की ओर ही १ररित करता है | वे तुम्हें आदेश 
देते हैं कि आत्मा को 'काढकरः वा निकालकर उसे 'पर साथ” वा 
परमात्मा सें क्वीन करो किन्तु तुम 'कढ़ाव”ः भर हलवा | प्रसाद ) 
तयार करते हो । वे तुम्हें अमृत के उस तालाब में स्नान करने का 
झादेश देते हैं जिसे योगी ज्ञोग मानसरोवर कहा कहते हैं । उनका 
अभिग्नाय पंजाब प्रांत स्थित अमतसर के उस तालाब से नहीं था 
जिसकी तुम प्रशंसा किया करते हो । उन्होंने मूर्तिपुजा की निन्‍्दा की 
थो, किन्तु तुम एक बॉस के डंडे को पूजा किया करते हो ।”-+- तुजसी 
साहब यहाँ पर उस मरण्डे के उत्सव का उल्लेख करते हैं जिसे सिख 
लोग देहरादून सें प्रतिवर्ष श्रप्रेल के मास सें मनाते हैं । तुम मांस खाते 
हो, तु नानक के उपदेशों से ऐसा करना सिद्ध नहीं होता। उन्होंते 
सिखों की एक शाखा के साहेबजादा लोगों में प्रचल्चित इस अणाली का 
भी घोर विरोध किया हे जिसके अनुसार वे लोग अपनी पुन्नियों को, 
उनके जन्म समय पर ही मार डालते हैं । 

तुलसी साहब के इन विरोधसूचक शब्दों से निगशपंथ का स्वरूप | 





जाडिछकयीएणल पजण पा ।।5: 





निजी लि गाल लजिलगलओ 


»--सुरति नारियर मोड़--न रियर एं से कबीर बतावे | 
मोड़त छिन पद पुरुष दिखावे-- . 
बौका सोइ साजा, जहाँ शब्द अखंडित गाजा । 
« वही, प्र० २७० व १६०। 
न-+जावे वाह सुर बतलावा। तुमने याहु गुरु मन लावा ("7 ॥ 


! 
| 
| 
| 


३३४ हिन्दी काठ्य में निगुंण संप्रदाय 


रपष्ट हो जाता ह॑ और यह' विदित हो जाता है कि उसका तात्पूर्य कोई 
संकोण सांप्रदायिक रूप कभी नहों था | किसी सीमित समाज- के सदस्य 
होने की जगह निगणी अपना सम्बन्ध सभो के साथ “मानते थे भ्रोर 
उन्हें अपना समझते थे। दूसरों का उनके दावे,का खंडन करना उनकी 
उक्त स्थिति सें कोई अंतर नहीं लाता | वे सारे विश्व सें अपने को विज्ञीन 
कर देने का दम भरते हैं ओर इस जगत में आप्मविस्तार की भावना 
लेकर चलते हैं | जब एक निगंणी कहता कि मैं न तो हिंदू हैँ और न 
मुस्जिम हो हूँ तो उसका अभिप्राय यह रहता हं कि उन दोनों में से 
एक न होने के हो कारण, वह एक प्रकार से दोनों ह क्‍योंकि वह दोनों 
के ही धमसंबन्धी दुराग्रह से मुक्त हे । काल्नांतर में, जब भारत में इसाई 
धर्म का श्रवेश हुआ तो, निर्गणपंथ ने दोनों के ही अलुयायिर्या का 


रवागत किया । पन्ना के प्राशनाथ ने जो धामी संप्रदाय के प्रवत्तक थे, 


मुसलमानों, हिंदुओं व इंसाइयों की एकता की स्पष्ट शब्दां में घोषणा 
की । निगंणियों के मतानुप्तार मानव समाज को घमं के नाम पर भिन्न 
भिन्न वर्गों में विभाजित करना असत्य पर आश्रित ह। उसका अपना धर्म 
सभी प्रकार की वर्ग-भावना से रहित है, उसमें सच्चे धम के सभी मुख्य 
अंश निहित रहते हैं. और, धार्मिक दुराग्रह को किसी रूप में न भ्रपनाने 
किसी भी प्रकार के पार्थक्य की भावना को प्रश्नय न देने तथा जीवन :के 
जुद्गातितद अश को भी अछु ता न छोडनेवाली अपनी विशेषता के 


कारण, उसका अभाव सदा ज्यापक व सावभोम हुश्रा करता हु । 


सुरति काढ़ि पर साधे कोई, तुम कढ़ाव विधि हलवे जोई । द 
जागो मातसरावर राख़ा, बावे अम्मर सर तेहि भाखा। 
जो पंजाब शअभ्रमरसर गाया, सो बाबे नहीं बताया। 
इक बड़ डंड बाँस, को पूजा, देखो जड़ संग लगे प्बूफा । 
घट रामायण, पूृ० ३५२,३५३,३६१ व ३६३ । 





पृष्ठ अध्याय 
अनुभूति को असिरव्यक्ति 


आध्यात्मिक अनुभूति को अभिव्यक्ति के लिए भाषा का साधन 
यद्यपि अपयांप्त हे और उसके अभिव्यक्त रूप के अभिप्राय को पूर्णतः 
क्‍ अवगत कर लेना भी दूसर के लिए अत्यन्त कठिन 
' १, सत्य का है फिर भी उस एकसात्न सत्य के अनुभव के आनंद 
साधन. को अपने भीतर छिपा न सकने के कारण उसका 
अनुभवी उसे प्रकट करने के प्रयत्नों सें लग जाता है 

ओर इस प्रकार को चेष्टा में ही उसके भीतर से एक ऐसी काव्यसरिता 
फूट निकलती है जो सत्य के रहस्य से परिचित होने की अभिलाषा सें 
उसके भीतर पेठनेवालों के लिए एक उद्धारक का काम दे देती है| 
'चास्तव में सत्य की अभिव्यक्ति के लिए काव्य एक स्वाभाविक साधन 
है। आत्मद्ृष्टां की अनुभूति यदि व्यक्त होना चाहे तो वह संगीत 
की ध्वनि से गुंजित हो उठनेवाले काव्य के रूप सें ही प्रकट होती हे । 
कहते हैं कि संटपाल किसी के साथ पद्चव्यचहार करते समय भी सत्य 
के कथन के इस एकमात्र साधन अर्थात्‌ कविता का ही प्रयोग करने 
छगते थे | * संस्कृत सांहत्य-शास्त्र के ममज्ञों ने काव्य के आनंद को 


: *-अंडरहिल दि लाइफ़ श्राफ्‌ दि स्पिरिट ऐंड दि लाइफ़ आफ़ टुडे ॥ 
पुृ० ४९२॥ 


३१६ हिन्दों काव्य में निगंण संप्रदाय 


ब्रह्मानंद तुल्य, उसे 'ब्ह्मानंद सहोदर”ः कहकर स्वीकार किया है। मम्मट 
ने जो रस की परिभाषा दी हे ओर जिसे लगभग सभी प्रधान ,साहित्यज्ञों 
ने सी अपनी दी हुईं परिभाषाओं का सूल आधार साना है वह भी 
जबतक हम यह न जान ले कि वह उक्त आनंद की दशा के साथ केवल 
तुलना मात्र के लिए दी गई है, एक आध्यात्मिक पुरुष के ही अश्रनुभव 
सी समझ पड़ती हे। '&'गारादिक रसों का आस्वादन, ऐसा जान 
पड़ता है मानों वह सामने ही स्फुरित हो रहा है, हृदय में पेठता जा रहा 
है श्रोर शरीर के प्रत्येक अंग में सम्मिल्नित सा होता जा रहा है। वह 
अन्य सभी विषयों को विस्मत सा करता हुआ ब्रह्मानंद सदर्श अनुपम 
सुख का अनुभव उपलब्ध करा देता है और इस प्रकार एक अलौकिक 
चमत्कार का जनक बन जाता है। | 


हिन्दू साहित्यशास्त्र के मर्मशों के अनुसार उच्च कोटि का काव्य 
निर्माण करने में ध्वनि” पंक आवश्यक उपकरण का काम देती है । हिंदू 
साहित्यशास्त्र के भिन्न भिन्न मतों के पक सर्वांगीण पद्धति सें संश्लिष्ट 
हो जाने के पहले ध्वनि-सम्बन्धी मत का एक प्रथक्‌ संप्रदाय हो था। 
फिर सभी मत्तों को उक्त प्रकार से संयोग हो जाने पर भी ध्वनि किसी 
न किसी भाव अथवा रस को जाणत करने की क्रिया-द्वारा विद्वानों को 
अधिकाधिक प्रभावित करती गई और यद्यपि एक मतविशेष के उस 
अंधविश्वास का आजकल आग्रह नहीं हे कि कोई भो सत्यकाव्य बिना 
ध्वनि? के संभव नहीं फिर भी यह माना ही जाता है कि ध्वनि अच्छे 
काव्य का एक अंग है । ध्वनि को यह महत्व प्रदान करने का कारण 


न्‍रकअरलफाल+लकाक७कःक७ « 5० "कक क पतला पक 2शा का अंकल सकी 


|--पुर इंव परिस्फुरनू हृदयमिव प्रविद्ानः सर्वांगीशमिवालिगन्‌ 

ग्रन्यत्सवेमिव तिरादबत्‌ ब्रह्मास्वादमिवानुभावयत्‌. श्रलौकिक 
चमत्कारकारी शज्भारादिको रसः। काव्यप्रकाश', उल्लास ४, 
कॉरिका २७ | 


षच्च अध्याय ३३७- 


उसकी व्यूंजना शक्ति है क्योंकि शब्द का अर्थ इस प्रकार अपने से मिन्न 
किसी अन्य बव्यभिप्राय का द्योतक बन जाता है । शब्दों का चास्तविक सम 
उनके परे रहा करता है, किन्तु फिर भी वह स्पष्ट रूप में लक्तित होता 
रहता हे ।“रस” के सम्कध में सी सबसे बड़ी बात यही हे कि यह 
स्पष्ट छ्सलमर सें न आकर केवल व्यंजितमात्र हुआ करता है। इसो 
प्रकार उस अनिवंचनीय आध्यात्मिक अनुभव को भी, जिसे कबीर आदि 
संतों ने- वेदांतियों को भाँति गूंगे का-स्वस्ड बतलाया है, केवल्ल व्यर्जित 
ही किया जा सकता है। गूंगा मनुष्य केवल संकेतमात्र कर सकता 
हैं | आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त करनंवाला व्यक्ति कबोर के शब्दों 
सें “उस अगस्य, असोम एवं अनुपम तत्व को देखता हं, किन्तु प्रयत्न 
करने पर भी अपने उस अल्ुभव को प्रकट नहीं कर सकता | मिठाई 
खा चुके हुए गृ गे व्यक्ति की भाँति चह मन ही सन प्रसन्न होता है । 
ओर संकेतमानत्र किया करता है ।?* दादू ने भी कहा है “कितने ही 
पारखी अयत्न करके थक गये, किन्तु उसका मूल्य निर्धारित नहीं कर 
सके, गू गे के गुद्द का स्वाद पाकर उसे प्रकट करने में सभी हेरान हैं |”[ 

निगण संभदाय के संत कवि इसी . सांकेतिक भाषा सें कथन किया 
, करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में पदापंण करनेवाले सभी कवियों को 
' साँकेतिक भाषा की ही शरण लेनी पड़ती हे | हमारे युग के दो प्रधान 
. कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा यीट्स' भी इसी भाषा का श्रयोग करते 
। | किसी मरणासन्न महिला का चर्णन करते हुए “यीट्स” कहते हैं कि 


*-अविगत अ्रकल अनृपम देख्या कहता कह्या न जाई । 
सेन करे मनहीं मन रहसे गगे जानि मिठाई 
ह कंबी र ग्रंथावली , पृ० ६० पद ६। 
--केते पारिख पचि मए कीमति कही न जाइ । 
दादू सब हैरान हैं गगे का गुड़ खाइ।। 
बानी, दादू । 


श्शैप हिन्दी काव्य में निग॒णश संप्रदाय 


“जब उस रमणी-की आत्मा अपने निर्दिष्ट नृत्य प्रदेश को उद्ध चलती 
है मेरे वाणी नहीं, किन्तु थुवाकाल के स्वप्नों के बीच बनी: असंस्कृत 
'भाषा था एक संकेत है जिसके द्वारा में प्रकट: कर सकता हूँ कि उसे 
प्रत्यज्ध होने दो |” यह साकेतिक भाषा ( प्रथवा पाश्चात्य चिद्दानों 
के शब्दों में वा प्रतीकमयी भाषा जिससे भी ध्वनि का समात्ना्थक 
भाव ल्क्षित होता है ) ही सत्य की अभिव्यक्ति को काव्य का रूप 
. प्रदान किया करती है । | 
मानव जाति के अस्तित्व के लिए प्रतीकवाद की श्राचश्यकता 
पड़ती हे। मानवजीवन का सारा यंत्र ही अपनी गति के लिए उस पर 
आश्रित रहता है। घर्म का कमंकाड सम्बन्धी अंश भी विशुद्ध प्रतीकाश्रित 
विधियों के सिवाय और कुछु सी नहीं । भाषा भी वस्तुत: एक ह5तो- 
कात्मक उपायमात्र हे। “जीवन में प्रतीकों का काम निश्चित, संयत 
वे पुनरभिव्यंजनी य बनकर उसे अपनी भाव-भरी शक्ति से भरपुर कर 
देना होता है। प्रदीकों के प्रयोग-द्वारा चश्ये विषय का अभिप्राय उनको 
कुछु नं कुछ वा सभी विशेषताओं से ओत-प्रोत हो जता है ओर इस 
प्रकार उसे शान्त भाव एवं क्रिया का अंग श ् ' इृष्ट परिणाम. के 
स्तर तक पहुँचने में सहायता मिल्तती है।+” परनतु जसा हमने देख 
किया है प्रतीकवाद की आवश्यकता सबसे अधिक आध्यात्मिक अभि- 
व्यक्ति के क्षेत्र में ही प्रतीत होती है जहाँ उसे ऐसे अत्यंत सूचम सत्य 
को भी स्पष्ट व भावपूर्ण बनाकर प्रकट करना पढ़ता है, जो सर्वसाधारण 
के लिए किसो भी अन्य प्रकार से, बोधरगम्य नहीं हो पाता | जीचन के 
अंतरतल तक प्रवेश पाये हुए, तथा सूचम दृष्टिवाले आत्मक्रष्टाओं 
को प्रतिभा द्वारा अचुभूत सत्य मानव जाति के उपयोग सें तभी आते 
हैं जब उन्हें गहरे रंगो में रंजित एवं पूर्ण सौंदय्युक्त प्रतीकों के बने 
[>-यीट्स अ्रपान्‌ ए डाइंग लेंडी' सेक्‍्सन ६ ! 
+--ए० एनं० दह्व/इटहेड 'सिम्बालिज़्म, इट्स भीनिग ऐंड इफ़ कट! । 


रे 
हे ( 
शी 


षश्ठ अध्याय . शै३छ 


रूपकों का आश्रय मित्र जाता है। परन्तु इस सांकेतिकू साथा को सम- 
रऊने के पहल कुछ न कुछ सीखने की भी आवश्यकता पढ़ती है ॥.,ऐसा ' 
न होने पर अतीकोें का सच्चा मर्म समझने में भूल हो जाया करती है । 
ज्ञिस कारण प्रतोकवाद ब्रथाथवाद में परिणत हो जाता है ओर उसके 
फिर बसे अनेक दोष आने लगते हैं जसे हमें कुछ सद्वावपूर्ण वेष्णव 
संप्रदायों में भी दीख रहे हैं | कबीर ने इसोलिए उपदेश किया हे कि 
सांकेतिक भाषा को जो समझ न सके उससे बातचीत सी न करों । »< 
साधारण काव्य के ल्लिए भी ऐसी शिक्षा की आवश्यकता पढ़ती हू । 
परन्तु निमेणी कवि को योग्यता का मूल्यांकन करने के पहल हमे 
एक अन्य बात पर भी विचार कर लेना चाहिए । वह यह है कि ये लोग 
प्रधानत; कवि नहीं थे | काव्य का कल्लात्मक खजन उनका निश्चित उद्देश्य 
नथा। ऐसे कवियों से उन्हें छुणा थी जो काव्यरचना को ही अपना 
कत्तेन्य माना करते हैं। कबीर ऐसे लोगों को अवसरवादी कहते हैं । 
इन्हें किसी सत्य की डपत्व्चि नहीं होती । कवि ज्लोग कविता करते हैं 
ओर मर जाते हैं । | निगंणियों के यहाँ 'काव्य काव्य के लिए! का कोड 
भी मूल्य नहीं ।॥ उनके लिए कविता एंक उद्देश्य का साधनसात्र है । वे 
सत्य के प्रचारक थे ओर कविता को उन्होंने सत्य के प्रचार का 
एक प्रभावपू्ण साधन मान रखा था । वे केवल थोड़े से शिक्धितों के 
लिए ही नहीं कहते थे; उनका लक्ष्य उन सचंसाधारण के हृंदयों पर 
अधिकार करना था जो जनता के अधान अंग थे। ये उन तक स्थानीय 
बोलियों के ही सहारे पहुँच सकते थे । संस्कृत ओर ग्राक्ृत जो धर्मग्रंथों 
तथा काव्य के लिए भी परिष्कृत भाषाएं समझी जाती थीं उनके सामने 





#--संतबानी संग्रह भा० १, पृ० ४५। 
#*_कविजन जोगि जठाधर चले अपनी झ्ौसर सारि। 
[--कवि कवीनें कविता मये । 
“कबीर ग्रंथावली , पद ३१७ पृ० १६५॥ 


३४० हिन्दो काव्य में निगुण संप्रदाय 


उप्ेज्षित बन गईं,। और आ्राकृत भो तो बहुत पहले से हो बोली नहीं जा 
रही थी । इनसे न तो उनके उद्देश्य की पूति होती थी ओहन ये उनके 
लिए सुगम ही थी | न तो संत लोग इन भाषाओं क्ते जानते थे और 
न जनता ही इन्हें समझ पाती थी । कहते हैं क्रि | कबीर ने संस्कृत को 
न बहनेवाला “कृप जत्न! तथा देशों भाषा को अवाहपूण नदो का जल 
बतलाया था | जब कभी कोई संत संसक्षत की कविता करने बेठता तो 
उसके फलस्वरूप एक विचित्र बोली की खष्टि हो जाती जो हास्यास्पद्‌ 
बन जातो और जिसे नकल्नी संस्कृत कह' सकते हैं |+ जिन स्थानीय 
भाषाओं का उन्हें दुहरी विवशता के कारण, प्रयोग करना पड़ता था वे 
भी काव्य रचना के ज्षिएं वेसी अनुपयुक्त न थीं । 

सर्वप्रथम संत कवि के लगभग एक शताब्दी पहले श्रमीर खुसरो ने 
मनोइर पद्मों की रचना की थी । जो हिंदों भाषा की सबसे महत्वपूर्ण 
बोलियों अ्र्थात्‌ अजभाषा, अवधी ऐप खड़ी बोली में थे | परन्तु उन्होंने 
संभवत; गोरखनाथ का अनुसरण किया था, क्योंकि उक्त पदों सें पद्मों 
सें व्याकरण तथा पिंगज के नियमों की पूरी उपेक्षा के अतिरिक्त एक 
ऐसी अपनी वर्शनशल्री भी दीख पड़ती हे जिसके कारण वे भद्दे से जान 
पढ़ते हैं। सुन्द्रदास जो कदाचित्‌ सभी निरगणियों सें एकमात्र शिक्षित 
व्यक्ति थे, उनकी इस साहित्यशास्त्र के प्रति प्रदर्शित उपेक्षा के कारण 
इतने चुब्ध थे कि उन्होंने विवश हो कर कह दिया था, “केवल तभी 
बोलो जब बोलने की आवश्यकता पड़े, अन्यथा मौन धारण कर बेठे 
रहो । पद्म-रचना तभी करो जब तुम्हेँ उन चिषयों का ज्ञान हो और 


दलित! मदन लिलेम मत! ५४ शक कै ध् आओ 4 सअआमक कर परे 30)/िहककामाओ कक 


[-संस्कोरत हैं कपजल भाषा बहुता नीर । 
'मंतबानी संग्रह भा० १, पृ० ६३। 
न +करम फल फल भोगियं, पनि जन्म मरणं । 
माला मृत्त पायं धाम॑ जनउ मख खायक॑ ।। 
शब्दावली, भा० १, पृ० २४५। 


पष्ठ अध्याय ३७४: 


तुम्हारी पंक्तियों में तुक, छुन्द एवं अर्थ की अनुपमता झा सके । गाना 
तभी गाओन्‍जब तुम्हारा स्वर मधुर हो और कानों के सुनते ही उसे मन 
भी ग्रहण कर ले१ ऐसी बानी की रचना कभी न करनी चाहिए जिससे 
तुकसंग एवं छन्दो भंग ब्का दोष हो शोर जिसमें किसी अर्थ की भी 
अभिव्यक्ति न होती हो |%८ 

क्या ही अच्छा हुआ होता यदि ये निगशी कवि खाहित्यशास्त्र को 
अधिक चिंता न करते हुए भो, केवल साधारण व्याकरण एवं पिंगल- 
संबंधी नियमों को ही जानते होते तो थोड़ी सी कलात्मकता से भी इनके 
कथनों में चमत्कार की बहुत बड़ी बृद्धि हो गई होती | अपनी चरतंमान 
दशा सें उनकी भाषा कभी-कभी इतनो भट्टी दीख पड़ती है कि जिन ज्लोगों 
को काव्य एवं भाषा की चमक-दसक को एक खाथ देखने का अभ्यास , 
है उनके लिए ये सुन्दर नहीं जचा करतीं । परन्तु इन आत्मद्गष्टाओं 
के निकट हमें उनको अभिव्यक्ति के खौंदय के लिए नहीं किंतु भावना- 
सौंदर्य के लिए जाना उचित है | जेसा कि विलियम किंग्सलैंड ने कहा. 
है “आत्मद्रष्टा का अधिकार सदा भाषा परन भी रहे. फिर भी 
हमें चाहिए कि उस सत्य को ही हम अहण कर जिसे व्यक्त: करने 
का वह प्रयत्न करता रहता है ओर उसकी गूढ़तम सत्ता की अभिव्यक्ति 





>--बो लिये तो तब जब, बोलिबे की सुधि होइ , 
न तो मुख मौन गहि चुप होइ रहिये ॥॥ 
जोरिये तौ तब जब, जोरिबे की जानि परे , 
तुक छंद अरथ शभ्रनूप जामे लहिये।॥ 
गाइये तो तब जब, गाइबे को कंठ होइ, 
स्रवण के सुनत ही, मन जाइ गहिये ॥। 
तुकभंग छुंदभंग, अरथ मिले न कछ , 
सुन्दर कहत ऐसी वाणी नहिं कहिये॥ 
'संतबानी संग्रह भा० २, पृ० ११४। 


मे िप ९ 
'२४२ हिन्दी काव्य में निगण संप्रदाय 


के लिए असमथ भाषा पर वेसा विचार न करें। सबसे बड़े कलाकार के 
समान इस बात को कोई नहीं जानता कि जिन साधनों के द्वारा अपनी 
कृति प्रस्तुत करनी पड़ती है वे कितने अपर्याप्त हैं?ओर न भाषा के ' 
स्वध्र प्ड जानकार के अतिरिक्त इस बात कोर हो कोई सममा सकता 
है कि जिस जीवित सत्य से उसकी अन्तरात्मा श्रनुप्रिणित है उसे भाषा 
कहाँ तक प्रकट कर सकती है [”* द 


निगणियों में हमें न केवल भाषा की श्रसमथता प्रत्युत उसके 
सुन्दर रूप के प्रति पूरी उपेक्षा भी देखने को मिलती है । परन्तु 
उनकी बानियों सें वाह्य सोंद्य का अभाव रहता है। फिर भी इसमें 
संदेह नहीं कि उनमें विषय का सोंद्य बहुत कुछ रददता ही है । चाश्तव 
सें उत्तम काव्य को विशेषता उसम्रक्रे रूप में न होकर उसके विषय से 
ही सम्बन्ध रखतो है। हाँ उसकी पहचान के लिए अभ्यर्त आँखे 
होनो चाहिए | किसी सरिता के स्वाभाविक सोंदर्य का अनुभव 
ऊबड़-खाबड़ प्ेत में अवस्थित मूलख्रोत में रहने के कारण बिना 
कष्ट उठाये नहीं हुआ करता । स्वभावत: पर्याप्त काव्यमय होने पर 
किसीं भाव का ठीक-ठीक अनुवाद अन्य भाषा में नहीं किया जा 
सकता, किंतु यह मानी हुईं बात है कि निगंणी कवियों की बहुत 
सी रचनाएं अपने मूल रूपों से अधिक सुन्दर अनुवादों में ही जान 
पढ़ती हैं; कारण यह कि अनुवाद करने पर काव्य का केवल सौरभ ही 
प्राप्त नहीं होता बल्कि उसकी कथनशेत्ली का भद्ापन भी जाता रहता 
हे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचना “वन हंद्रेड पोयम्स आफ कबीर एवं 
तारादत गरोला के 'साँग्स आफ दादू” के उदाहरण इस सम्बन्ध में 
दिये जा सकते हैं । बात यद्द है कि उन लोगों ने परंपरागत अंधानुसरण 
की उपेक्षा! सर्वन्न की है। फिर भी उनके प्रचार-कार्य को बेसा ही महत्व 
मिलता है. जितना किसी अच्छे काव्य को मिल्ल सकता था । जो जीवन 








४490७७७७॥७॥७॥७७७४४४७७७७७७७७॥७७,आांशश शा अं न यम मम अर व आज नर नम व अीमक अजन अब लकी 


-रशनल मिस्टिसिज़्म, पृ० ६५॥ 


पष्ठ अध्याय रेह३ 


वे स्वयं व्यतीत करते थे उसी से उन्हें अपने प्रचारकाय की प्रेरणा मिला 
करती थो और उनकी कविता का चाहे जो कुछ भी मूल्य हो, चह उनके 
अन्तर्जीवन के इयत्तीकरण पर ही आश्रित रहा करता हैं । 
संत कवियों की बानियाँ दो शींषकों के अन्तगंत रखी जा 
सकती हैं जिन्हें 'साखी” व 'सबद”, कहते हैं और ये दोनों शब्द मूलत: 
पर्यायवाची बनकर ही व्यवह्वत होते आये जान पढ़ते हैं । मालिक वा 
गुरु का कथन ( शब्द ) ही परमात्मा के शब्द का साक्षी ( साखी ) बन 
जाता हे | परन्तु अब 'साखी” एवं 'सबद!” काव्य-रचना के एक निश्चित 
रूप को प्रकट करनेवाले समझे जाने त्गे हैं। 'सबद'! का अर्थ आज+ 
कल गीत वा राग सम्रका जाने लगा हे ओर 'साखी? का. अभिप्राय| 
किसी अन्य प्रकार की छुन्दोसयी रचना वा दोहे से ह। विषय की ईरष् 
से इन/ दोनों में बहुधा कुछ अन्तर भो लक्षित होता है। जेसे 'सबद” 
का उपयोग भीतरी तथा अनुभव आह्वाद के व्यक्तीकरण के लिए किया 
जाता हे वेसे ही 'साखी' का प्रयोग देनिक जीवन सें लक्षित होनेवाले 
व्यावहारिक अनुभव को स्पष्ट करने में हुआ करता हे । सूफियों की 
शब्दावजी के अनुसार 'सबद” का सम्बन्ध जहाँ “कुदरत” के छेंत्र से 
है वहाँ 'साखी?” 'हिकमत” में काम आतो हैं। कुदरत” की अभिव्यक्ति 
“हक़ीक़त? ( सत्य ) के उस प्रकाश द्वारा होती है जो मानव के भीतर 
उसके “वहुद” ( अबंद ) एंवं 'जोक! ( उल्लास ) को दशा में अव्यक्त रहा 
करता हह । ओर 'हिकमत” का उदय अक़्ल (बुद्धि) व हदीस (प्रमाण) को 
प्रेरणा से हुआ करता है ।* साखियों का चेन्र इस अकार जहाँ व्यवहार 
तक रहता है वहाँ सबद का लगाव आध्यात्मिक अनुभूति तक से रहा 
करता है| किंतु फिर भी ये साधारण प्रवृत्तियाँ हो हैं, इनके हारा उनका 
किन्हीं नपे-तुल्े वर्गों में विभाजित होना नहीं समम्य जा सकता और कभी- 
कभी इनमें से एक दूसरे की जगह व्यवहत हुआ देखा भी जाता है । 









+....अवा रिफूल मारिफ' पृ० १७। 


में ए ल्‍ 
३३४ हिन्दी काव्य में निगुश संप्रदाय 


साखियों का संग्रह अंगों! वा अध्यायों के अनुसार किया गया 
रहता हु ओर इनके विषय--गुरु, सुमिरन; दीनता, परचा ( अनुभूति.) 
जरणा ( स्थिरीकरण ), लो ( ज्य ), पतिब्रता, चितावनी, साच, सबद, 
सूरातन ( शूरता ), दया, निंदा, हेरान ( अर्थात्‌ अपने आध्यात्मिक 
अनुभव का चर्णन न कर सकने की विवशता ) हृत्यादि हुश्रो करते हैं । 
( इन अध्यायों के विषय प्रस्तुत गंथ के अन्तगत, अपने-अपने उचित 
स्थानों पर आ गये हैं )। किंतु सबदों का संग्रह विषयों के अनुसार. न 
हो कर उन रागों के आधार पर किग्रा गया रहता है ( जेसे रामकल्ी, 
गौडी, धनासरी, बसंत आदि ) जिनसें उनकी रचना हुईं रहती है। 

हिंदी, उस चोपाई लिखने की लोकप्रिग्र शेत्री के लिएं कबीर की 
ऋणी है जिसमें दोहे गंफित रहते हैं। ओर जो तुलसीदास की रचना 
शामचरित सानस, तथा समलिकमुहम्मद्‌ जायसी की 'पदु्मावत” 
अपनायी गई है । उनकी 'रमनी! नास की रचनाएं इसी शज्नी में लिखी 
गई हैं | अपञ्रश भाषा को रचनाश्रों सें हमें यह शेली घद्दा ( चोपाई ) 
तथा दोदरा के शयोगों सें श्रवश्य दीख पड़ती हैं, किन्तु ह्विन्दो में यह 
सर्वप्रथम, नियमित रूप से, कबीर की रचनाओं सें हो मिज्नती है। रमेती 
में कई पद होते हैं । प्रत्येक पद का आरम्भ एवं अंत एक-एक दोहे से होता 
हे ओर बीच में कहे एक चोपाइयाँ रहा करती हैं । पदों की संख्या के ही 
अनुसार रसेनी कई अकार की होती हैं जसे द्विपदी, प्रटूपदी , सप्तपदी, 
अष्ठपदी, इत्यादि । विषय की दृष्टि से रमेनी सें कोई न कोई दार्शनिक 
विवेचन रहा करता हैं जो .बहुत कुछ दूर तक चलता है । फिर भा ऐसी 

बात नहों कि, कबीर ने अनेक अकार के छुन्दों का शग्रोषिषज्नार क्रिया भरा । 
, उन्होंने परंपरागत छन्दों का ही प्रयोग किया। बहुत लोग इसमें विश्वास 

करते हैं, किंतु हसके लिए कोई आधार नहीं हे । 

इन दिनों दयाल्बाग स्थित राधारवामी सत्संग के प्रधान 'साहिबजी” 
ने, निगणियों की साखी,. सबद व रमेनो लिखने की साधारण परिपादी 
का परित्याग कर तथा मतप्रचार के लिए “नाटक को अ्रधिक उपयुक्त 


घष्ठ अध्याय ३४५ 


साधन स्वीकार कर, अपनी 'स्वराज्य” नामक रचना प्रस्तुत की है, जिसमें 
उन्होंने यह दिखलाने की चेष्टा की हैं कि राजनीतिक स्वराज की ग्रासि 
आध्यात्मिक स्व॒सज अर्थात्‌ शरीर के ऊपर आत्मा के अधिकार द्वारा ही 
संभव हो सकतो है। हाँ, संतों से, उनके संव रहते हुए ही, यह आशा 
नहीं की जा सकती कि वे नाट्यशास्त्र को दृष्टि से कोई उत्तम नाइक 
लिखने सें सफल हो सकगे | 
प्रत्येक कचिता में दो बातें आवश्यक हैं एंक हृदय की. सत्र 
दूसरी करपना ॥ आध्यात्मिक कविता पर इस दृष्टि से विचार करने पर 
जान पड़ेगा कि वास्तविक सोॉंदय वही हैं जिसे कवि 
२, निगणश ने अपने जीवन में स्वतंत्र अनुभव किया है ओर जिसे 
बानियों का. वह स्ंसाधारण-द्वारा अनुभूत क्षणस्थायी सोंदय के 
काव्यव्व. आधार पर व्यक्त किया करता है। केवल इसी रूप में 
वह उन्हें प्रेरित कर सकता हं कि वे अपने स्तर से 
ऊपर उठ। प्राध्यात्मिक कविता क्‍या वस्तुतः सभी कविताएँ दुधारी 
तबवारें हुआ करती हैं । ओर उनकी बनावट ऐसी होती है कि वे दूसरों 
को तभी काट पाती हैं जब पहल्ले अपने हथियानेयवाले को ही टुकड़े टुकड़े 
किये हों, ओर इसी कारण, जिन पर प्रहार किया जाता है वे उनसे 
अपने को बचा नहीं पाते । काव्य का काव्यत्व इसी में है कि वह झअत- 
जीवन को व्यक्त करे । जिसका भाव जीवन में अनुभूत नहीं वह कविता 
कविता नहीं हो सकती । परिश्रमपूर्वके अस्तुत की गड्ढे रचना कविता का 
, बनावटी प्रतिरूप हो सकती हैं, किंतु उसे काव्य नहीं कह सकते जीवन 
' में जितनी अधिक गंभीरता होगी उतना ही सरलत्न व स्वच्छु उसका 
व्यक्तोकरण भी होगा। ओर उसी के अश्ुसार उसे सच्चा काव्य भी 
कहेंगे | 
निगणो संतों का वह अनुभव जो उनकी सत्ता के अंतर्गत ओत- 
प्रोत हे ओर जो उनके भावों के निम्न स्तर तक को भी अलुप्राणित 
करता रहता हू ऐसी धार है जो उक्त हथियानेवाले पर वार करती है 


कक 








३३६ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


ओर दूसरी धार उनकी वे. प्रतीकात्मक कल्पनाएँ हैं जो या तो साधारण 
जीवन से ली गई होने के कारण किसी प्राचीन युग की भावपुण मधुर 
स्मृतियों को जाग्रत करती हैं अथवा ऐसी होती हैं जो काव्य के 
परम्परागत प्रयोगों सें से आये होने के कारण कई पीढ़ियों से दुहराह 
गई रहती हैं जिसके कारण डनका सनोमोहक प्रभाव सबके हृदय- 
क्षेत्र पर अनायास पड़ जाता है और उनके न जानने पर भी थे उनके 
मानसिक व्यापारों का अंग बनकर उन्हें चोट पहुँचाये बिना नहीं 
रहतीं। पहली धार जहाँ ऐसी कविता को प्रवाह प्रदान करती है 
वहाँ दूसरी उसे प्रभाव से युक्त कर देती है। 
पहले के उदाहरण सें दादू का वह सावपुण कथन दिया जा 
सकता है जिसे उन्होंने अपने उक्त प्रेम-भरे गीतों के सम्बन्ध सें 
किया है और जो निर्गंश काव्य के विषय सें भी लागू हो सकता है| 
उनका कहना है कि “अपने प्रेमपात्र से मिलने की तीव्र अमिज्ाषा 
जाग्रत होने पर मेरे भीतर से रात-दिन गीत अपने आप निकल 
पढ़ते हैं ओर मैं अपनी पीर को गानेवाले पक्षी की भाँति व्यक्त 
करने लगता हूँ |”? ९ 
,.. यह आप से आप हो जाने की प्रवृत्ति ही--यह दुखःरहित हो जाने 
की स्थिति, जो बिना इच्छा के वा वस्तुतः बिना दुःखरहित हुए भी प्राप्त 
हो जाती है--सभी प्रकार की सत्कविता के किए प्रे रक शक्ति बना करती 
हैं। निगए काव्य में वह सावधानी नहीं दीखती जो किसी भी लिखित 
रचना के लिए आवश्यक है, इसमें असावधानी से की जानेवाली बात-. 
चीतू का निर्वाध प्रवाह रहता है ओर उसी प्रकार उसकी सभी त्रटियाँ 
भी रहा करती हैं । ऐसी कविता सचमुच बातचीत के ही रूप में होती' 


49--ऐसी प्रीति प्रेम की लागे, ज्य पंषी पीव सुणाव रे । 
त्यूं मत मेरा रहे निस वासुरि, कोइ पीवक भ्रारि मिलाबे रे।॥। 
बानी, पृ० ४१७ | 





(>्शपफ्कल कक «पी गोपाल कक 7। "रतन की कट अदरक /क१कामनप+ नम क्जककारवतसमररक/३।३3%/ ५२३ २०३५५स५७/ उपका+ा पद फमतते 3९ कला लान २) कसंमेलिलकआा) | पीवाभाक+ काका 





घष्ठ अध्याय झ्छ ५ 


भी थी। संत ल्लोग ऐसे अश्नों के उत्तर सें गा-गा कर कहा करते थे 
जो उत्साही शिष्यों वा खोजियों की आर से किये जाते थे इसी कारण 
उनकी रचनाओं को बानी? वा बचन का नाम दिया जाता है। इसमें 
. संदेह नहीं कि उनमें भरे हुए भाव गंभीर मनन का परिणाम हुआ 
करते थे किन्तु उनके माध्यस के सम्बन्ध में हम ऐसा नहीं कह सकते। 
उनसें व्यक्त कला 'कल्ाहीन! होती थी। साधारणत; उन्होंने अपनी 
रचना को कोई कृत्रिम अलंकार अदान करना नहीं चाहा। साहित्यिक 
कौशल उन्हें पसन्द नहीं था । यमक एवं छोष के प्रयोग उन्होंने जान 
बूक कर अवश्य किये हैं ओर उनके द्वारा उन्होंने अपने उपदेशों में 
कुछ चमत्कार भी अहण किया हें, फिर भी उन्होंने अपनी रचनाओं को 
किन्हीं अन्य अलंकारों से सुसज्जित करने की चेष्टा नहीं की चाहे उन 
सब के प्रयोग कहीं न कहीं ऐसी रचनाओं में भले ही आए गये हों ।' 
उन्हें इनकी कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि वे उस अलोकिक प्रभाव 
[--उदाहर ण के लिए कबीर कहते हैं कि “वही सुरतान ( सुलतान ) 
हैं जो दो इवासों ( दोनों सुरों ) को तानता ( ग्रभ्यास करता) है 
( सो सुरतान जो दोइ सुरताने-क० ग्रं० पृ० २०० ) श्रथवा 
“फ्रंठ ( कलमा ) को पढ़कर सच्चे ( जीव ) को मारनेवाला काजी 
( सत्कार्य करनेवाला ) भ्रकाज (ब्रा कर्म ) कर बेठता है” 
( साँचे मारे भूठ पढ़ि काजी करें अकाज-वही पृ० ४२» अ्रथवा 
“जब यह मन उस मन को ( उन्मन का ) जान लेता हैं तब मनुष्य 
रूप के परे पहुँच जाता है (जब थे इनमन उनमन जाना तब 
रूप न रेष तहाँ ले जाना-वही पृ० १४८ ) गअ्रथवा जेंसा 
मलकदास ने कहा है वही पीर ( गृरु ) है जो दूसरों की पीर 
( दुःख ) को समझता है ( मल॒क सोई पीर है जो जाने पर पीर 
संत बानी संग्रह भा० ११० ६६ ) तुलसी साहब को इस प्रकार 
का प्रयोग करना बहुत पसंद हैं । द 


न्‍् भें ५ न 
३४८ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


अथवा अपने हृदय के स्फुरण से अ्रभिभूत रहते थे जिससे सभो प्रकार 
की कल्ना को प्ररणी मिला करती है। कबीर का कहना है कि, “मेरा 
हृदय सेकडोों कक्षाओं के आनन्द सें मस्न हो थिरक्रता रहता है।” उन 
कवियों की रचनाशञ्रों में जो कुछ भो शल्लंक्रार प्राया जाता हैं वह 
बलपूर्वक लाया गया नहीं रहता, वह स्वभावतः आ जाता रहता है । 
यदि ड्राइडन के उन शब्दों सें कहा जाय भिनका प्रयोग उसने शेक्सपियर 
के सम्बन्ध में किया था तो कहेंगे फ्रि, वे श्रपने प्रतोकों को बलपूर्चक 
नहीं लाते थे सोभाग्यवश जाते थे ।? सच्चे रहस्यद्वष्टा के लिए तो 
प्रत्येक वस्तु अपने लिए स्थित न होकर किसी परे की बस्तु के प्रतीक 
रूप सें ही विद्यमान हैं। इन रहस्यद्रष्णटा सन्‍्तों के सभी रूपक तर 
उपमाएं दुनिक जीवन से सम्बन्ध रखती हैं । अपने प्रतोकात्मक मूत 
वों के ७ए उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पडता | मथना, हल चलाना, 
धु चुआतना, बुन्ना व्यापार करना यात्रा करना, ऋतुश्रों के चक्रादि 
ः भी दनिक जीवन के व्यापार उनके काम आ जाते हैं 
निगणियों की काव्यरचना-सम्बन्धी सफलता उनके रूपकात्मक 
प्रेमसंग्ीत, >विनय तथा आनन्दोद्टक में देखी जाती हे, क्योंकि उन्हीं 
में उनको आंतरिक अनुभूति का पता चलता है तथा सौंदर्य, प्रेम एवं 
: सत्य की न्रयी की अभिव्यक्ति भी उन्हीं में होती है। उनमें स्वरेक्य 
है, रंग है व गति भी है। वे प्रधानतः गीत होते हैं, उनमें गहरी 
भावुकता होंती है ओर उनकी गति में भी एक प्रकार की दृढ़तों लक्षित 
होती है। सौंदय की ओर अपने ध्यान के सदा बने रहने पर आत्मा 
भी सुन्दर हो जाती है ओर उसकी अ्रभिव्यक्ति उन मधुर ररों द्वारा 
होने लगती है जिसे संगीत कहते हैं । भक्त की भावुकता तथा प्रेम के जेत्र 
में गतिशील होना गतिमयी अभिष्यक्ति को आकर्षक बना देता है। 
सत्य की. अनुभूति से एक प्रकार की गति स्वभावत$ उत्पन्न होती है 
जो. चहिमंखी न होकर अंतमखी रहा करती है जो सभी गवतियों के 
मूलखोत अन्तिम शांति में विज्ञीन हो जाती हे । फिर इसी से इस 


पंष्ठ अध्य|य 5४६ 


प्रकार की कविता आध्यात्मिक चिस्तार के लिम्‌ एक शक्तिशाज्ञी साधन 
भी बन ज़ाती है। संगीत के कारण शओओता के भीतर एक प्रकार के 
तत्वगत एवं निम्नमित स्फुरण उत्पन्न होते हैं जो उसके भावुक स्वभाव 
को केन्द्र की ओर पूछ्रुतः गतिशील बना देते हैं ओर इश्वरोन्मुख 
संगीत की भावप्रवणता के कारण उसके लिए आध्यात्मिक अनुभव 
का उपलब्ध कर लेना सरल हो जाता है | 

परन्तु ज्योंडी निगणी. झ्ध्यात्मिक अनुभूति के क्षेत्र से बाहर 
आता है त्योंही वह एक निरा उपदेशक बन जाता हे। निर्गणकाब्य 
का एक बहुत बड़ा अंश उपदेशात्मक ही ह। कबीर के सिवाय निर्गण- 
पंथ के किसी भी अन्य संत ने नतिक प्रवचन नहीं दिये हैं जो एक 
सच्चे काव्य के अंग होते हैं। केवल कबीर ने ही अपने उपदेशों को 
सुन्दर प्रताकों का पहनावा देकर कभी-कभी सुसज्जित किया हैं । अन्य 
संत, काव्य के डच्चस्तर तक पहुंचकर भी कबीर में पायी जानेंवालीं 
प्रतीकों को विविधता प्रदर्शित नहीं कर पाते । वे लोग प्रेमात्मक अतीकों 
के अतिरिक्त केवल उन परंपरागत वचेदाती रूपकों का हो अधिकतर 
प्रयोग करते हैं, जो अच्छे दृष्टाॉत होने पर भी स्पष्ट चित्रों की श्र सो 
में नहीं आ सकते। जेसा. कहा गया है, कबीर भो सदा काथ्य के 
ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच पाये हैं | उनके पद्यों में केवल कुछ 
!ही ऐसे हैं जो अच्छी कविता के अन्तर्गत आ सकते हैं ओर 
'जिनसें अदर्शित चित्र सी सुन्दर हैं । शेष या तो उपदेशात्मक उद्गार हैं 
ल्रथवा योग एवं चेदांत के विविध सिद्धान्तों के खूपकों-ह्वारा व्यक्त 
किये गये अंश हैं। इस अकार के काव्यों को हम काव्य की इृष्टि खे 
रूपकात्मक नहीं कह सकते | कबीर की पअसिद्ध उल्नट-बॉसियां भी 
अ्रधिकतर नियमों के ही रूप में हैं | परन्तु जहाँ कहीं पर ये पुेसी भावनाओं 
से ऊपर उठ गये हैं चहाँ उनका ग्रवेश सच्चे काव्य के च्ेन्न में हो गया 
है ओर ऐसी स्थिति में के कल्पना के एक विशेष आलोक से विभूषित 
जान पड़ते हैं । ऐसे समय उनको कह्पना के अंतर्गत एक ऐसी 


३५० हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


विचित्र स्फूर्ति दीख पड़ती है जो साधारण प्रकार की बातों 
एवं देनिक जीवन' की घटनाओं को श्राव्ृत कर लेती हे जिसके 
कारण उनमें विशेष महत्व की एक चमक सी लक्षित होने लगती है। 
कबीर की अंतद थ्टि ऐसी थी कि उसकी सहायता से वे प्रत्येक वस्तु 
के अंतस्तत्न तक पहुँचने सें समर्थ हो जाते थे और चुद्व से लुद्ध बातों 
व घटनाओं में भी वे महान्‌ सत्य के ऐसे प्रतिबिब देखने लगते थे जो 
साधारण व्यक्तियों के अनुभव की बात नहीं हे । यहाँ पर एक रूपकात्मक 
चित्र का उदाहरण दिया जाता है जो बहुत साधारण होने पर भी एंक 
ऊँचे सत्य का प्रतिपादन करता है “एक चींटी अपने मुंह में चावल 
लेकर चली थी कि उसे मार्ग में दाल मिलन गईं । वह दोनों को नहीं 
ले जा सकती । एक को ले जाने के लिए उसे दूसरे को छोड़ना ही 
पढ़ेगा |7& इस महान सत्य को ह॒ृद्थंभम कराने का एक आकषक 
ढंग है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं ओर वह सत्य इस प्रकार है, “सौतिक 
तत्व पर श्राश्रित आपे के साथ आपत्सतत्व का संयोग कभी संभव नहीं 
है। उनमें से किसी एक को तिरोहित होना ही पड़ेगा; दोनों के लिए 
कोई एक स्थान नहीं है ।|? 
उनके प्रकृति-निरीक्षण ने भी उनके कवि होने में सहायता की है। 
जिन चित्रों का निर्माण वे इनके आधार पर करते हैं उनमें कजा एपं 
उपदेश दोनों ही दृष्टियों से एक विशेष प्रकार का सौंदर्य जज्षित होता 
है। ऊँची से ऊची शाखाओं के भी पत्तों से किसी वृद्ध को विरहित 
करनेवाले पतमड़ को वे उस झूप्यु का प्रतोक मानते थे जिसके लिए उच्च 
व नीच का कोई प्रश्न ही नहीं उठा करता । वे कद्दते हैं कि “फागुन 


$४--च्यूंटी चावल ले चली बिच में मिल गई दार । 
... कह कबीर दोउ ना मिलें एकले दूजी डार || 
" स०बा० स०, १० २२। 
।- ब्लेबेट्सकी: वायस भराफ़ साइलेंस-१ू० १२४ 


षछ्ठ अध्याय ३४५१ 


मास को निकट आता हुआ देखकर जंगल मन ही मन रोने छ्गा। 
ऊची शाम्राओं पर लगे हुएं जो नये-नये पत्ते हें वे भी अब ऋमश; 
पीले ही पड़ते" जायगे! | इसी अकार उन्होंने साबिन द्वारा तोड़े 
जानेवाल नये-नये फूलों,का सांसारिक सुखों की चणिकता दिखलाने के 
लिए रूपक बाँधा हैं जले मालिन को आती हुई देखकर फूलों की कल्नियाँ 
चिल्ला उठों और कहने लगीं कि आज उसने फूलों को तोड़ त्रिया, कल्ष 
हमारी भो बारो आ जायगी | + फिर “दावानत्र द्वारा अधजल्वी लकड़ी 
खड़ी-खड़ी पुकार कर कह रही हैं कि कहीं लोहार के हाथों न पड़ जाऊं 
नहीं तो वह दुबारा जला देगा <? का उदाहरण देकर वे उस मनुष्य 
का वर्णन करते हैं जो सांसारिक प्रपंचों को आँच से दग्ध होने के कारण 
घबराकर सोचने लगता हं कि कहीं झूत्यु का भो भ्रय डपस्थित 
न हो जाय । 


यहाँ पर हम उनके कुछ ओर ऐसे उदाहरण देते हैं जिनसें उन्होंने 
जोवन की वास्तविकता की ओर निर्देश करते हुए नि्वंद्भरे भावों से 
पूर्ण चित्र सफलतापूर्वक प्रदर्शित किये हैं। वे कहते हैं कि “बढ़ई को 
आता देख कर 'बृत्त काँपने लगा? ओर कहने क्षण कि हे पछो सुर 


[--फागुन आ्रावत देखकर बन रूना मन माँहि । 
ऊँची डाली पात हें दिन-दिन पीले थाँहि ॥। 
कृ० ग्रूं०, पू० ७२ । 
+--मा लिन श्रावत देखि करि कलियाँ करी पुकार । 
फूलें-फ्ले चुनि लिए काल्हि हमारी बार॥ 
वही, पृ० ७२ । 
-““दों की दाधी लाकड़ी ठाढ़ी कर पुकार । 
मति बस पड़ौं लुहार के जाले दूजी बार ॥। 
वही पृ० ७३े। 


३४२ हिन्दो काव्य में निगण संप्रदाय 


अपने कटने का डर_नहीं पर अब तू अपने घोंसले की ओर उड़ जा । »८” 
यहाँ पर शरीर ( बूंद ) अधिक अवस्था आ जाने पर आत्मा ( पक्ती ) 
को सचेत कर देता ह कि आती हुई रूत्यु ( काटे जाने') के जिए खेद 
न कर ब्रह्म में लीन हो जाने का प्रयत्न करो + पत्ती के ल्िएं उड़कर 
अपने घोंसले में चल जाने का यही तास्पय है । 

नीचे दी हुईं चेतावनी सें सूथ के प्रकाश बिना सुरम्धाती हुई उस 
कमलिनी का वर्णन हे जिसके चारों ओर उसे जीवन प्रदान करने- 
वाला जल भरा हुआ है, कमलिनी मलुष्य है, जल ब्रह्मतत््व हे क्योंकि 
वहो श्रात्मा के लिए आध्यात्मिक पोषण प्रदान करता हे ओर सूर्य 
का प्रकाश सांसारिक वेभव के लिए आया है । “हे कमलिंनी तू क्‍यों 
मुरमाई जा रही हे ? तेरे निकट तो ताज्नाब का पानी भरा हुआ है ? 
जलन से ही तू उत्पन्न हुईं थी ओर डसी में रहती भो हैं; वही तेरा 
घर है। न तो तेरे नीचे किसी प्रकार की गर्मी है शोर न ऊपर से आग 
ही जल रहो है; तेरी लगन किससे लगी - हुईं है ? कबीर का कहना 
है कि जो जज्ष में मस्त है वह मेरो समझ में मर नहीं सकता [??& जो 
कोई एक मात्र नित्यवस्तु ब्रह्म में लीन हो गया है वह वास्तव सें 
अमर है। और फिर “सन्ध्या के निकट आते ही घने बादल घिर आये 
अगुशा जंगल में राह भूल गये भोर दुलद्विन दुलहे से दूर पढ़ गई । 


उयरन७क३/५८ 


>--बाढ़ी श्रावत देख करि तरवर डोलन लाग । 
हमें कट की कुछ नहीं पंखेरू घर भाग ॥। 
चबही पृ० ७२। 
$9#--काहे री तलिनी तू कम्हिलानी, तेरेहि नालि सरोवर पानी ॥|टेक॥ 
जल में उतपति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास ।। 
नातलितपति न ऊपरि आगि, तोर हेतु कहु का सनि लागि।॥ 
कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहिं मुए हमारे जान ॥६४॥ 
क्र० भ्रं० + पू० १०८ | 


करारा पदकइलफा, 


चच्च अध्याय 3 4: मर 


उसके सिर पर, चौपतों कम्बंल पड़ा हैं और वह जो कभी एक फूल का 
भो भार सूहन नहीं कर सकती थी अपनी सखियों से रो-रो कर बातें 
कर रहो है। कम्पत्न ज्यों-ज्यों सीगता जा रहा है त्यों-त्यों वह भारी 
पड़ता जा रहा है ।”/|,परमात्मा यहाँ पर दुलहा है ओर जीवात्मा 
दुलहिन है, अन्धकार का आवरण माया है, श्रगुए पुरोहित हैं, वर्षो 
सांसारिक. दुःख है और चोपर्ता कम्बलन वे कर्म हैं जिन्हें सांसारिक दुश्खों 
सेबचने की आशा में जीवात्मा किया करती है, किंतु जो नष्ट होने 
कीःजँंगह निरंतर बढ़ते ही जाते हैं ओर उस जीवात्मा के लिए भार- 
स्वरूप बन जाते हैं जो कभी अपनी मोलिक शुद्ध दशा में. उनसे 
सुक्त थी । 
दाम्पत्यप्रेम जो ईश्वरीय प्रेम का स्थान ग्रहण करता हैं. हमारे 
इन ज्ञानी| कवियों को बहुत पसन्द हैं । वास्तव सें इन प्रेमात्सक रूपकों 
के गीतों सें ही. इनके हृदय अपने को पूंण रूप से 
३. प्रेम का रूपक व्यक्त करते हुए जान पढ़ते हैं। डेश्वरीय प्रेम का 
प्रतीक . बनकर दास्पत्यप्र सम आत्मद्रष्णटा कवियों सें 
सब कहीं अपनाया जाता आया ह। अंग्रेज कवि 'पटमोर” ने इसाई 
के सम्बन्ध सें लिखते हुएं कहा था, “ईसा मसीह के साथ जीवात्मा 
का उनकी विवाहिता स्त्रो का सम्बन्ध हीं उस भसक्तिभाव की कजी ह 
जिससे युक्त होकर उनके प्रति प्राथना, अम एवं श्रद्धा प्रदर्शित होनी 
चाहिए? मध्यकाल्लीन इसाई योगी परमात्मा के साथ प्राप्त किये गये 


[--उत्इ बदरिया परिगो संका, अगुवा भूले वन खेंड मझा ।। 
पिय अंते धनि अंते रहई, चौपरि कामरि माथे गहुई ॥ 
फूलवा भार न सहि सके, कहूँ सखिन सों रोय । 
ज्यों-ज्यों भीजे कामरी, त्यों-त्यों भारी होय ॥॥ 
बीजक' रमेवी १५॥ 
--कवेंद्री पैटमोर समेम्वाय्स! १, १४६ ( मिस स्पर्जन द्वारा अपनी 
फुएतक मिप्टिसिज्स इन इंग्लिश लिटरेचर', में उद्धुत | पृ० ४६ 2 


३४४ हिन्दी काव्य सें निगुण संप्रदाय 


इस संयोग को ही आध्यात्मिक विवाह कहा करते थे | ओर सारा/क़ा 
सारा सूफी कार्व्य भी इसी रूपकात्मक भावना पर आश्रित हु | 

. “हिंदुओं के लिए भी यह भावना नितांत नयी न थी / पुरुष एवं प्रकृति, . 
_सांख्य दर्शन के अनुसार विश्व की प्रेमभरी लीक़ा में पुरुष एवं स्री के डी 
प्रतीक बहुत काल से समझे जाते झाये। उपनिषदे भी, जिन्हें शुष्क 
'तरवज्ञान का ग्रन्थ समझय जाता है, परमत्सा के साथ जीवास्मा के 
'मिज्नन की तुलना दो प्रेमियों के आरलिंगन के साथ करती. हैं. 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा गया है कि “जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी 
प्रियतमा-ह्वारा आलिगित होने पर, सभी बाहरी वा भीतरी बातों को 
एकदम भूल जाता है, इसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा के साथ 
संयुक्त दो जाने पर सभी बाहरी वा भीतरी बातों का शान खो देता 
हूं ।॥*” कृष्ण की प्रेमिका गोपिकाएं वेदिक ऋचाओों की प्रतीक 
मानी जाती थीं और उनका प्रेम इतना उम्र था कि भगवान्‌ के साथ 
श्रति निकट का संपक रखे बिना उन्हें संतोष ही न था। संत 
आंदाल ने जो एक बहुत प्राचीन आज्वार संत कंघषयित्नी थी, अपने 
गीतों में विष्णु के साथ सम्पन्न हुए अपने विवाह का .स्वप्न - देखा 
था। | राबिया जो एक पुरानी सूफी थी रात के समय अपने घर:की 
छूत पर चक्की जाती थी और कहां करतीं थी कि “हे भगवन्‌ अब दिन 
,का कोल्ाइल बंद हो गया ओर प्रेमी अपनी प्रिया के साथ हैं. किंतु 


4७७७७७७॥७७॥७७॥७॥७७७७७७७७॥७॥७७७७७७७७७॥७७७७७॥७॥७७७७४७७७७॥७७७/७७/७७७७७७७७७७७७॥७७४७७७॥४७७७७७७७७७५७७७५/७७७॥८ ७७७ २७७३ आकाा कक | 
। 


“द्यथा प्रियया स्त्रिया सं परिष्वक्तो न बाह्य किचन वेदनांतर- 
मेव मेंवा य॑ पुरुष: प्रज्ञानेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य किचन 
वेदनांतरम्‌ तद्बा प्रस्थ एतदाप्तकामं भ्रात्मका्म श्रकाम रूपम्‌ । 

बुहदारण्यक ४-३ २६। 
[--तामील स्टडीज़, पृ० ३२४, तथा कारपेंटर: थीज्म । 


आज] 


: चष्ठ अध्याय ३५४ 


मैरे लिए तूही एकमात्र प्रेमी है ।ह और यह उसकी एक प्रतिरूष 
ही रह । 'फ़ारसी भाषा के सूफ़ी कवियों ने प्रेमगाथा को ही ईश्वरीय 
प्रेस का रूपक “बनाया और उसके पीछे इस परंपरा का पाज्नन हिंदी 
के सूफ़ो कवियों ने मौकिया | परन्तु हिंदू कवियों ने इसे कदाचित्‌ 
तब तक स्वोकार नहीं किया जब तक सूफक्रियों के संपर्क में आंकर कबीर 
ने तथा उनके अजुयायियों ने इसे महत्व नहीं दिया । इम देखते हैं कि 
उँपनिषदों का उद्देश्य जितना रूपकों के आधार पर उक्त सम्बन्ध का 
चेंणेन करना नहीं था उतना अनुभूति के बल पर उसे व्यक्त करना था। 
'कष्णभक्त वेष्णव कवियों के यहाँ भी मधुर भाव अथवा प्रेमरस 
का महत्व देखा जाता हं। संत आंदाल की हो भाँति मीराबाई 
नेभी कहा हैं “मेरे ल्लिएं तो गिरिधर गोपाक्ष के सिवाय और कोई 
सी नहीं है। मेरा पति वही है जिसके शिर पर मोरसुकुद हैं। +” 
परन्तु कृष्णंभक्त हिन्दीकवि कृष्ण के प्रति प्रदर्शित गोपियों के उत्कट 
ब्रेम को अपने धार्मिक जीवन में सखी भाव” के रूप में अपनाते हुए 
उसे स्वानुभूत रूप में नहीं वरन्‌ परानुभूत ( 00]०९०(४८ ) रूप सें ही 
वर्णन करते हुए जान पढ़ते हैं। _वलल्भ संग्रदाय का सिद्धान्त ह कि 
पुरुषोत्तम ही एकमात्र पुरुष हे ओर जो कोई उससे प्रेम करते हैं 
उन्हें सत्रो समममना चाहिएे। ३ राधावरलस संप्रदाय सें प्रतोकात्मक 
आच और भी स्ष्पट हो गया हैं । स्वामी हरिदास की उम्र भावुकता 
नें सत्क को नाटक एवं कमकांड का आधार बना डाला हैं। इसके 
फलस्वरूप उनके द्वारा प्रचल्नित किये गये सखी वा टही... संभदाय सें 





[--एच० डबल्यू० क्लाक दि अवारिफुल मारिफ्‌ (भूमिका पु०२)।॥ 
+--मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई । 
जाके सिर मोरमुकूट मेरो पति सोई।॥ 
शब्दाक्ली, पू० २४। 
»-- दो. सो बावन वेष्णवों की वार्ता, पृ० ११७ । 


३५६ हिन्दों काव्य मैं निर्गंण संप्रदाय 


पुरुष भक्तों को पुरुष नामों के अतिरिक्त कोई न कोई स्री-नाम भी 
रखने पढ़ते हैं कर भी हिन्दी कविता की कृष्णमयों शाखा सें भो 
मीराबाई के सिवाय अन्य किसी भी कवि सें प्म का रूपक उतना 
पष्ट नहीं हूं. । 
,._ यद्यपि निगण काव्य को प्रेम-सम्बन्धी रूपक सूफियों से हीं मिल्रे 
हैं तथापि सूफो व भारतीय परंपराश्रों में विशिष्ट अंतर ज्क्षित होते 
हैँ। फ़ारसी साहित्य सें कोव्यात्मक वर्णन के लिए साधारणतः ड्री को 
रिम्माने के लिए पुरुष की ओर से किये गये प्रयत्न ही आधार बनाये 
जाते हैं, किन्तु भोरतीय साहित्य के अंतगत री का पुरुष के लिए 
प्रदर्शित प्रेम-विरह्द अधिक विस्तार के साथ निरूपित किया जाता हं;। 
फ़ारसी में मजनू लता के ल्षिए आकाश-पाताज्न एक कर 'देता है. किन्तु 
जला उससे उतनी प्रभावित नहीं जान पड़तो; उधर भारतोय नायिका 
सभी प्रेमकाब्य की पुस्तकों में श्रधिक कष्ट भ्ेलती हुईं देखी जाती है। 
अ्तएव यह उपयुक्त है कि फ़ारसी की परंपराओं का श्रनुसरण करने- 
वाला सूफ़ो कवि परमात्मा को पत्नी के रूप में प्रदर्शित करे। भारतीय 
परंपरा का अनुसरण करनेवाले कबीर इसके विपरीत परमात्सा को 
पति के रूप में स्वीकार करते हैं क्योंकि इस प्रकार प्रकट किया हुश्ा 
एक व्यक्ति का प्रेम भेंट के रूप में होता हे जहाँ परमात्मा-द्वारा अपने 
जीवों के लिए प्रदर्शित प्रेम स्वभाचत: दया का रूप अदण कर लेता है। 
निगंणी के लिए वहो एकमात्र पुरुष हे ओर श्रन्य सभी उसी एक 
की पत्नियाँ हैं श्रोर उनका कतेव्य है कि उसे प्रसन्न करने के लिए सब 
कुछ करें |ऋत्रीर-ने कहा हैं, “मैंने उस (कमान्न अविनाशी स्वामी के 
साथ विवाह कर जिया है ।?””* दादू का कहना है कि; “हस सभी कोई 
उस ऐक पति की पतिनियाँ हैं ओर डसी के किए अपना »४गार किग्रा 


'+»्मन्‍्यपम-ज-3क9लक सना कनन >४-पन्कक >नततका ०-१५ कक फेकन+ कस नकेनक- कलञ ५3 व कक. टडयम-ममे मत जनम कवलअ+ज अपन पमक्‍लम--.स्‍3++ तन का हल+अकाक ०. अल ख् 'अभका+। वकान्‍म+«थ,. वमोकक अधदाबत> के + 


--कह कबीर हम ब्याहि चले हैं, प्रिष एक शअ्रविनासी । 
बीर भ्र०, पृ ० जद | 





दि आम ले आन 


पष्ठ अध्याय है? 


करते दें |? नानक कहते हैं कि “सब लोग उस (केत की पत्नियाँ हैं 
आर उसके लिए अगार करते हैं? और शिवदयांत ने भी कहा हे कि 
“अब दुलहिन/ प्रियवतम का साथ करो, तुम अपने मंके में हो और 
. चह आकाश में है ।??* 
प्रेम की दो दशाएँ हैं जिनसें से एक संयोग की है और दूसरी 
वियोग- की | भारतीय साहित्यिक भाषा सें ये क्रमशः 'संयोग” व “विश्रं- 
लंभ” की कही जाती हैं। सूफ़ी फकीर इन शब्दों के स्थान पर क्रमंश: 
“पिसाल्! व 'फिराक! के प्रयोग करते हैं आओर निमंणियों ने इन्हीं को 
'मिलन” व 'विरह” नाम दिया है | नि श्ियों का मिलन? पृथकत्व की 
दशा का संयोग नहीं जेसा अनेक सूफ़ियों में देखा जाता है ओर इसी 
कारण उंसका विस्तृत वन यहाँ नहीं मिलता | वह पूणतः लीन ही 
ज्ञाने का भाव है। संयोग के होते ही प्र॑मी एवं प्रमपात्र की सारी 
विभिन्नताएं नष्ट हो जाती हैं और खेल समाप्त हो जाता है। यह बात 
केवल विशिष्टाह्वेती निगणियों में नहीं पाई जाती, जो प्रथक॒त्व की दशा 
के संयोग सें विश्वास करते हैं; किंतु इन लोगों ने भी उस संयोग का 
विस्तृत विवरण नहीं दिया है। परात्पर के साथ मिलन की चाह को 
सूचित करनेवाले 'विरह” का विवरण उनके यहाँ विशद रूप में पाया 
जाता है। इस विषय से संबंध रखनेवाली कुछ कविताएँ असाधारश 
रूप से लबतित हैं ओर उनका सौंदय मनोहर अ्रभिव्यक्तियों में परिस्फुट 


(--हम सब नारी एक भरतार, सब कोई तन करे सिगार । 
बानी, ( ज्ञानसागर ) पृ० २२२ । 
न+--सबे कंत सहे लिया, सगलीआ करहि सिगार । 
गुरु ग्रंथ साहब, पु० २८ ॥ 
--“दुलहिन करे पिया का संग, 
. दुलहा तेरा गगन बसेरा तू बसे नहर अंग । 
-सारबचन, पृ० ३७७. 





१्श८ हिन्दी काव्य में निगंण संप्रदाय 


होता है । यह' सच है कि निगंणियों की. कुछ ऐसी भी बानियाँ हैं. जिनके 
ऊपर कुछ दोषदर्शी समाक्नोचक आज्ञेप किया करते हैं ) “किंतु ऐसी 
ही श्रों के भी काव्यगत सौंदर्य की कोई उपेतज्ञा नहीं कर सकता । 


मिका अपनी विरह-दशा में, दुःख भरे शब्हों के साथ, अपने हृदय, 


/24#% 'ण॑ ४: 


“हाय, कभी-कभी तो मैं विरह की पीर का ऐसा अनुभव करती हूँ कि 
यदि मैं प्रियतम को देख न लु तो मर जाऊँ। हे सखी, मेरे दर्द की कद्दावी 
सुनो । प्रियतम के बिन्रा मैं तद॒पा करती हैं जिस प्रकार मछली बिना 
जल के छुटपटाया करती है. उसी प्रकार में भी बिना प्रियतम के बेचन 
. शइती हूँ। प्रियतम से मित्नने की उत्कट अभिलाषा में मैं रात दिन पक्षी 
की भाँति गाकर अपनी पीर प्रकट किया करती हूँ । हाय, कोमस ऐसा है 
जो मुझे उससे मिला देगए ?! कोन मुझे उसका साग दिखला कर मुझे 
धेय बंधायेगा ? दादू कहते हैं कि हे स्वामी मुझे एक क्षण के लिए ही 
अपना मुख दिखला दो जिससे मुझे संतोष हो ।”” | [तुलसी साहब का 
कहना है कि “विरह के कारण पागल बनकर मैं व्याकुज दो रही हूँ और 
मेरे नेत्रों में श्रॉंसुओं की कड़ी कगी है। प्रत्येक रण दर्द की टीस जान 
' घड़ती है. भौर मेरी सुधि-बुधि जाती रहती हैं, नाड़ी का परीक्षक चेच 
भरे रोग को निदान नहीं कर सकता फिर उसकी दवा से क्‍या काभ है? 
चिनगारी हृदय के अ्रंतस्तत्न में क्गी है उसे कोई शब्द कैसे व्यक्त कर 
सकता है ! तुलसी कहते हैं कि जिसे यह पीर क्षगती हैं वही इसे जान 
पाता है ।(/? साधारण प्रकार से आनंद प्रदान करनेवाली वस्तुएं भी 
>--कबीर वचतावली, भूमिका, पृ० ३७१ । 

++-“वारादत्त गेरोला:--साम्स आफ दादू, पृ० १०० । 

“.“-वही पूृ० ५-६ | क्‍ 

(--संतबानी संग्रह, भाग २ पृ० २४५। 


घष्ठ अध्याय 5: (“44 


विरह की दशा सें विपरीत प्रभाव डालने लगती है । बुल्ला साहब ने 
कहा है, (हे प्रियतम, मेरे ऊपर काली घटाएँ घिर रही हैं, सूनी सेज 
भयंकर जान पद॑तो हे ओर मैं विरह की आग से जल रहा हूँ। प्रेम का 
मार्ग यहाँ हे । तुम्हारे व्वरणों से बेघा हुआ होने के कारण तुम्हें में चख 
भर के लिए भी भूल नहीं पाता । बुब्ना तुम्हें बलि जा रहा है और उसको 
'तुम्हारी प्रती्षा सें उत्सुक रहना बद नहीं होता ।&” प्रेम उस दिन की 
आशा करता हे, “जब मैं उन्हें जिनके लिए मैंने शरीर धारण किया हे 
भरपूर अज़िगन करू गा। [? वह अपने प्रियतम के लिए प्रत्येक प्रकार 
की, आग्रह वा अन्य बातों से भरी युक्तियों का प्रयोग करती है वह 
उससे अनुरोध करती हे, ओर उल्लाहन! देती है, उसके वचन पालन की 
योग्यता सें संदेह करती है ओर अपने दुःखों का वर्णन करती हुईं उसके 
हृदय को पिघलाना चाहती है । उसका कहना है कि, “हे दीनदयालु 
जबसे मैंने तुम्हारे विषय में सुना हे तब से मेरी दशा ही बदल गई 
हैं । तुम्हारा कहला कर मैं ओर किसकी शरण जाऊँ। मैंने तुम्हारे प्रेम 
का बाना पहन जिया हे ओर अब तुम्हीं सेरो एकमान्र आशा बने हुए 
हो । हे मुरारी, तुम जेसा अन्य कोई भी यशस्वी नहीं हे श्र मैं पुकार कर 


क--देखो , पिया काली घटा मोप भारी। 
सुन्रि सेज भयावन लागी मरों विरह की जारी॥ 


प्रेम प्रीति यहि रीति चरन लगु, पल छिन नाहि बिसारी ॥ 
चितवत पंथ अंत नहिं पायो, जन॒बुल्ला बलिहारी ॥ 
संतबानी संग्रह, पूृ० १ ७२ ॥ 
---वे दिन कब आवेंगे माइ | 
जा काररि हम देह घरी है मिलिबो अंग लगाइ । 
। कृ० ग्रं०, पुृ० १६११ 





झ्ँ धि ५ 
३६० हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


कहता हूँ कि यदि सेरी हँसी हुई तो इसमें तुम्हीं हास्य(स्पद बनोगे |” 
फिर, “हे स्वार्मी, मेरे घर आ जाओ । मेर। शरीर तुम्हारे, लिए कष्ट 
पा रहा हे। सभी कहते हैं कि में तुम्हारी परनी हूँ, किंतु सुझे इस बोत 
में आश्चय द्वो रहा है। किस प्रकार का प्रेमभूच तुम प्रेरे प्रति रखते 
हो १ जब मैं अरसो तक तम्हारी गोद में कभी नहीं सो पाई । क्या ' कोई 
ऐसा व्यक्ति है जो मेरे संदेश को हरि तक पहुँचा देगा और उससे कह 
देगा कि कबीर की दशा अरब ऐसी हो गई ह॑ कि चह अब तुम्हें बिना 
देखे जी न सकेगा। <? “यदि में तेरे साथ, मन एवं प्राणों में हिलमिल 
कर खेलता, यदि तू मेरी इस कामना को पूरी कर देता तो में कह देता कि.त्तू 
सर्वशक्तिमान है ।--” 'हे मेरे प्रियतम, तू सेरी सेज प्र आ जा, मैं तेरी युवती 
_ आसी हूँ। मैं तेरी प्रतीक्षा में हूँ और तेरे लिए मैंने सेज सजा रखी हे.। 
मेरा हृदय तेरे लिए निछावर है। जब में तेरे आँगन में पहुंच कर तेरे 
दशन कर लेती हूँ तभी मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। मुझे 
अपने मिज्ञन का आनंद दो ओर अपने दर्शनज्नित यश के भांगी बनो। 
तेरे भ्रम ने सुझे पागल बना डाला हे, में तेरे रंग में रेगा जा चुका हूँ। 
हि 2 आर, .. लक टली हल मम कलर व पट तल लीज सा की किम कल मम मी कि कल 
“दीनदयाल सुने जबतें तबतें मन में कछ ऐसी बसी है । 

तेरो कहाय के जाऊ कहाँ, तुम्हरे हित की पट खैंचि.कसी है । 

तेसे ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सों कोउ दूजो जसी है। 

एहो. मुरारि पुकारि कहाँ, भ्रब मेरी हँसी नहीं तेरी हँसी है । 

स० बा? स०, पृ० १०४ । 
हटाए कबीर ग्रं०, पु० १६२ ( पद ३०७ ) 
#--हों जानू जे हिल मिल खेलू , तन मत प्राण समाइ॥ 
“या कामना करो परिपूरण समरथ हो राम राइ॥। 


वही, पृ० १६९१, पद ३०६ । 


घष्ठ अध्याय ६3-84 


ओर मैं तेरे ऊपर बलिहारी जाता हूँ।)<” “हे भेरें प्राणों से मरी 
प्यारे अब भो मुझसे मिल जाओ | हे दीनदयाल, क्पानिधि मेरे अंब्- 
“शधों को चमाब्करो | मुझे चेन नहीं, ओर मेरा सारा शरीर व्याकुल् 
/ है.। आँखों से पनारे ब्रेहे जाते हैं, मांस जल गया और रक्त सूख गया।। 
' हृड्डियाँ प्रतिदिन उभरती जा रही हैं। सारी इंद्रियाँ अपने स्वाद को 
जेसे जुए में हार गईं हों। मैं अपने दिन, तेरे साय की ओर दृष्टि लगाये 
हुए तथा रात, तारों को गिनते हुएं, काटा करता हूँ | जिन दुखों को मैं 
सह रहा हूँ वे चर्णनातीत हैं, किंतु तुझे विदित है कि मेरे भीतर क्या 
हो रहा है । धरनी कहते हैं कि मेरा जीवन बुझते हुए दीपक की भाँति 
अस्थिर हो रहा हे, अंधकार घिरने जा रहा हे, मेरे ऊपर प्रकाश डालो [*?? 
_./ अपने ब्यापक प्रेस-द्वार अभिभूत होकर विरहिनी सारी सृष्टि को 


>--बाला सेज हमारी रे, तूं आव, हों वारी रे, दासी तुम्हारी हे, 
तेरा पंथ निहारू रे, सुन्दर सेज संवारू रे, जियरा तुम पर वारू र॥। 
तेरा अंगना पेखों रे, तेरो मुखड़ा देखों रे, तब जीवन लेखों रे.। 
मिलि सूखड़ा दीजे रे, यह लाहा लीजे रे, तुम देखे जीजे रे ॥ 
तेरे प्रेम की माती रे, तेरे रंगड़े राती रे, दादू वारणे जाती. रे.॥ 
संतबानी संग्रह, भाग २, पृ० ६४ ॥ 
+-प्रवहँ मिलो मेरे प्राणपियारे द 
दीनदयाल कृपाल कृपानिधि, करहु छिम्रा अपराध हमारे | १ ॥ 
कल न परत अ्रति विकल सकल तन, न न सकल जनु बहत पनारे । 
माँस पचो अरु रक्त रहित में, हाड़ दिनहु दिन होत उघारे ॥ २ ॥ 
नासा नेन स्वत रसना रस, इंद्री स्वाद जुवा जनू हारे। 
दिवस दसों दिसि पंथ निहारत रा।ते विहात गनत जस तारे | ३ ॥। 
जो दुख सहत कहुत न बनत मुख, अंतरगत के हो जाननिहारे। 
धरती जिव भिलमिलत दीप ज्यों होत अ्ंधार करो उजियारे ॥ ४॥। 
वही, पृ० १२६। 


३६२ हिन्दी काव्य में निगंण संप्रदाय 


अपने रग में ही रगी हुईं पाती है। परमात्मा से मिल्लने की उत्कंटो 
में ही नक्षत्र अपने-अपने चक्रों पर घूम रहे हैं ओर अपने प्रियतम के 
प्रेस की ही वे प्रदक्षिणा कर रहे हैं। सारा विश्व उसे असन्न करने के 
लिए बेचन है और इसी के निमित्त उसके चरसू्ों में अपने को अर्पित 
'कर देना चाहता है। नानक कहते हैं. “श्राकाश के थाल में सूर्य एवं 
चंद्रमा दीपक बने जल रहे हैं ओर नह्लंत्रगण मोतियों के समान बिखरे 
हुए हैं। मत्रयपच॑त की ओर से आता हुआ अ्रनिल धूप का काम देंतो 
है, हवा चमर डुला रही है ओर बृत्त अपने सुन्दर-सुन्दर फूलों की 
उपहार में लेकर खड़े हैं । अनहद्‌ नाद की भेरी बज रही है। विश्व 
तेरे समन क्या ही भज्जी आरती कर रहा है !” दादू ने भी कहे 
है कि, “सूथ और चन्द्रमा तेरी आरती कर रहे हैं; प्रृथ्वी, वायु व 
आकाश तेरा पूजन कर रहे हैं, सभी तेरी सेवा में लगे हुए हैं, हे मेरे 
देव । ४ १5 

हक की आग एकबार प्रज्ज्वज्षित हो जाने पर फिर बुमना नहीं 
जानती । ऐसा कोई भी स्थान नहीं, जहाँ पर यह वतंमान न हो । 
प्रत्येक वस्तु, जिसे आग का बुमनेवाजा समझ कर कोई व्यक्ति अपनाना 
चाहता है वह स्वयं _जल उठता है, इसे बुझा नहीं पाता । कबीर का. 
कहना है कि '“विरद्द की आग से जजतो हुईं जब मैं ताल्लाब के निकट 
जाती हूँ तो मुझे देखते ही वह रचय॑ जलने लगता है। हे संतगण, मैं 


+>गगन में थाल रविचंद दीपक बने तारका मेडल जनक मोती । 
धूप मलयानिलों पौन चौरो करें बनराइ फूलंत जोती। 
कसी आरति होइ भवखंडना तेरी श्रारती अनहता बाजत भेरी । 
ग्‌० य्रं ० पृ०७० ३०५८॥। 
[--चंद सूर आरति करें, नमो निरंजन देव । 
धरनी पवन भ्रकास. अराधें, सबे तुम्हारी सेव ॥ दादू ॥ ' 
पोड़ी हस्तलेख, पु० १०६ । 





अर फ्ततामनपामअपम9०३म-+१0 52१0५ के सत १ 0 _कर कक ]4 35% 5१००३ कक का वन रथ कप, अर कि .ज करे १२१३? १३५५९ #4 कक 0% मास ५ #ल्‍ला+ ६१२ कलभत॥3पतसतऋआतक ३2१०२ अकसज+ ड़ शाप 2द। (३०5 सर 7 2%ंकमतताअब उत करा ए ७४ 26-42 करेप /धटमा5०४ ८2 स 2 ल्‍तकतपाउ्ाला न इक पके पकट पक बा बाप * मत (क७ ७४ अर कलर्स काजध १० अरब; ५५ सके. 


घषष्ठ अध्याय ३६३ 


इसे अरब कहाँ जाकर बुकाऊ १4४ फिर “श्ै्म की ज्वाला से जकछूकी 
हुईं में दु:खित हो रही हुँ। मैं पेड़ों की छाया में ईसलिए नहीं जाती 
कि कहीं वे भी ज्ञक्ञ उठेंगे ।%7 

मात्मा के प्रेमी का विरद-संदेश इतना करुण हे कि वह दूसरों 
के हृदयों को दुखित किये बिना नहीं रहता | प्रेमिकाओं के. संदेश 
स्राधारण संदेश नहीं | प्रं मिका अपने प्रेमपान्न में अपनी सारी आत्मा 
उं डेल देती हे ओर वह शरीरधारी आत्मत्याग सा दीखने लगता दे.। 
कबीर कहते हैं कि, “मैं अपना शरोर जलाकर उसको स्याही से राम! 
को पत्र लिखूँ गा। मेरी हष्डियाँ मेरी लेखनी का काम देंगी ओर इस 
प्रकार में उसे. प्रेमपन्न भेजू गा 4?” 


५० यद्यपि अपने प्रियतम का हृदय द्ववित करने के लिए प्रमिका उसके 
निकट अपने दु)।खों को श्रकट करती हे | फिर भी उसे तब तक शांत्ति 
नहीं जब तक वह उसे स्वयं उपलब्ध न हो जाय | प्रियतस की अनु- 
पर्थिति सें उसकी विरद्वपीर ही उसे सांत्वना प्रदान करती है ओर उसे 
वह अपने ह॒ृत्य में सुरक्षित रखा करती हे । इस कारण जितना ही वह 
कष्ट ऋलती हे उतना ही वह उसे अपनाया करती है। कबीर कहते 
हैं कि, “मैं विरहद की आग में जल्ननेवाली लकड़ी हूँ ओर बहुत धीरें- 


+--विरह जलाई में जलों, जलती जलहरि जाउँ । 
मो देख्यां जलहरि जले, संतौ कहाँ बकाउ ॥ (३६९) 
क० ग्रं०,पूृ० १० । 
>(--विरह जलाई में जलों मो विरहनि के दूशख । 
छाँह न वेसों डरपती, मति जलि ऊठ रूख ॥ ४६ ॥ 
वही, प० ११ ( टि०.) 
ई-यहु तन जालों मसि करों, लिखों राम का नाउ । 
 लेखणि करू करंक की, लिखि लिखि राम पठाउ ॥ १२ ॥ 
वही, पृ० ८ | 


३६४ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


धीरे धूमिल्न होती रहती हूँ । यदि मैं इस प्रकार जन जाऊं तो चिरेई 
भी जाता रहेगा।७” फिर “इस शरीर को जलाकर मैं क्रोयला कर 
दूँ गी, जिससे इसका धुआ आ्राकाश तक पहुँच जाय, किंतु कहीं ऐसा 
'म हो कि राम मेरे ऊपर कृपा करके इस पर द्वर्षा करने लगे और यह 
बुक जाय ॥(7? प 
. प्रत्येक चत्तु, जिसके द्वारा प्रेमिका अपने प्रियतम के प्रति प्रंस को 
दूरस्थ सम्बन्ध इढ़ करती है, उसके लिए प्रिय बन जाती है। यदि 
उसका शरीर जलानेवाली आग का धुआँ उसके प्रियतम तक पहुँच 
'ज्ञाय तो इस बात से भी उसे शांति सिज् जाती है | अधिक से अधिक 
कष्ट सेलती हुई सी चह कभी निराश नहीं होती । उसका हृदय सदी 
: प्रेम की आशायादिता के कारण उद्दीपत रहा कर ६ है । उसे अपने 
स्वामी में पूर्ण विश्वास हे ओर चह जानती है कि मेरी सरक्त व निर्दोषि 
“आधनाशों-ह्वारा वह कमी न कभी मिल ही जायगा || पलटू का कहना 
है कि, “मैं अपने प्रियतम को यह सममा बुझाकर ' शीघ्र मना लूगी 
'कि सेवकों से संकड़ों अपराध हो जाया करते हैं 4-४ द 
५/आनंद एवं भय के मारे धड़कते हुए हृदय के साथ चह अपने 
प्रियतम से मिल्ञने की प्रतीक्षा करती रहती है। उसके जीवन की इस 
महती असिलाषा के साथ-साथ एक त्रास भी बना रहता है और वह 


क-हों र विरह की लाकड़ी, सम'भरि समक्रि धुधुआउँ । 

छूटि पड़ौं या विरह तें, सारीही जलि जाउँ।॥। ३७ ।। 

क्‍ ह क० प्रें०, पृ० १० । 5 

--76 तन जालों मसि करों, ज्यों धू्वाँ जाइ सरग्गि । 

मैत्ति वे राम:दया करें, बरसि बुझावें अग्गि ॥ ११॥। 

वही, पूृ० ८ | 
+--अप्रने पिया को में बेगि मतेहों सो तकसीर होत प्रभु जन से ॥ 
सं० बा० सं०, पृ० २२१। 


६ ./-०रकमटक *करकमीर ।पतारधतभ+ ततरफामतर4 (हरि धल भा किम) ल्‍ता+राकमशापाेलिस्स, | 





२0०७, कर शथाभसंदाग वी कासक 





पष्ठु अध्याय: 





उसे सदा उद्धिग्न बनाये रहता दे । भक्त का हृदय, इस भावना के कारख 


काँपता रहता है कि भगवान्‌ के प्रति. प्रदर्शित किया गया उसका-प्रोमः 
कदाचित्‌, चसा महीं हे जेसा उसके लिए उपयुक्त होता अथवा स्वयं: 


सके हो भीतर वे गुण, नहीं जिनसे वह अपना लिया जाता | कबीर 


कहते हैं कि, “मुममें न तो वह प्रतीति है, न प्रेस-साधन की योग्यता: 


हे-ओर न मेरे शरीर सें वह सोंदय ही हे | मुसझ्ते पता नहीं कि उस प्रिय- 


तम्र के साथ संयोग उपलब्ध करने की रहस्यमयी दशा में सेरी क्या: 
स्थिति होगी। )८” नानक ने सी इसी ढंग से अपने साव प्रकट किये हैं । ; 


वे कहते हैं कि “मुझ सें सब अवशुण ही अवशगुण हैं। शप्रियतम मेरे 
साथ मिलना केसे. स्वीकार करेगा । न तो मुममें रूप का सोंदय हे, न 
मेरी आँखों में आकषंण हे ओर न मेरी वाणो सें वह माधुय ही हे। 
पत्नी के लिए यह स्वाभाविक हैं कि वह अपने पति के ल्लिए <ंगार करे, 
किंतु. सोभाग्यवती वह्दी कहलाती हे जिसे वह पसंद करता है । 


.# इस ग्रकार प्रेमिका विरहिणी के मित्र जो. चहाँ तक पहुंच चुके हैं. 


और जो इन रहस्यों से परिचित हैं. उसे परामश देते हैं कि तुम अपने 


चेहरे पर से पर्दा उठा ज्ञो। श्रियतस के समक् कुछ भी संकोच ' करना' 





>&”-मन परतोत न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग । 
' क्‍या जानू उस पीवसू, कंसे रहसी रंग ॥ १६॥। 
द क० ग्र॑ं०, पु० २० । 

+--समि अवगरण गरा नह कोई, क्‍यों करि कंत मिलावा होई ! 

ना र्मे रूप न बंके नैशा, ना कुल ढंग न मीठे वेणा। 

सहज . सिंगार कामिनि करि श्रावे । 

ता सुहागिनि जा कंते भावे॥| 

गु० ग्नें० सा०, पूृ० ४०४ |। 


| 
४ 
| 


३६६ हिन्दी काव्य में निर्मेश संप्रदाय 


डंचिंत नहीं । |” यह भीतर ही भीतर बेचन रहती है, किंतु. अपनी 
कृत्रिम लज्ता का पंरित्याग नहीं कर पाती । पद का हटना क्क्षी संभर्षे 
हैं' जब परमात्मा स्वयं द्यापूर्वक उसके निकट, अनजान में, आ जाँये 
और नदी तट पर उसके एकात, शीतल और सुगंधिमय स्थाने कै 
फीरण, मिलन के! लिए उत्साहित बनी हुईं, उस प्रेमिका का घुँघदें 
स्वर्य अपने हाथों से उढ। दे | यही भक्ति भाव से भरी मनोवृत्ति के 
लिए उपयुक्त भी है। यद्यपि भक्त को उस माया ( अपने पंदें ) को 
हंटाने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं जो उसके एवं भगवान के बीच 
खड़ी रहती है, फिर भी भगवान्‌ की कृपा के द्वारा ही वह दूर कीं 
हे। 

(५ निगणो संतों के प्र म-झपक कभो-कभो शंगार भाव तंके 
पहुँचते हुएं जान पइते' हैं फिर भी उससे उनके चित्त का विपर्यय नहीं 
सूचित होता । वे श्रपनी कल्पना के लिए वह स्वेच्छाचारिता नहीं चाहते 
जिसे कई एक बनावटी संतों ने श्रपनी संभोगपरक अभिल्नाषा को 
छिपाने के लिए, आवरण बना रखा था । उमरखदयाम की. रुबाहयों: में“ 
ऐसी कोई भी बात लक्षित नहीं होती, जिससे उसके मध्य एवं कामिती' 
को हम उनके उसी रूप में सिद्धू न कर सकें | किंतु यही बात निगंणी 
कवियों के संबंन्ध सें भी नहीं कही जा सकती। इनके “ईंगारात्मक' 
प्रतीकों से-यदि उन्हें अंगारास्मक कहां जा सकता है-केवल यही सूचित 
होता है कि ये परमात्मा को एकांत भाव के साथ चाहते हैं ओर यही 
एकमात्र श्राधार उस विशिष्ट चेतना के क्षिए भी है जो आत्मद्रष्टा लोगों 
की विशेषता है। अपने प्रेम संगीत के स्वरूप पर हो टिप्पणी करते 


[--ध््‌ घट का पट खोल रे, तोको पीव मिलेंगे ।-( कबीर ) 
.. स॒ं० बा० सं०, भा० २, पृ० १२। 
१--तदिया किनारे बालम मोर रसिया दीन घूघट पट टारि ॥ 
रा । वही, पृ० ६। 


पष्ठ अध्याय 


हुए कबीर ने कहा हे ,“कि सैंने अपने शब्दों में आत्मोपंलब्धि: के साथकओं 
कुल, सार ,देकर उस्रकी व्याख्या की. है ।*” एक सोंद्य के रहस्यवादी/का 
जो स्ल्िय्यों की म्नोमोहकता में भी हेश्वर्त्व के दुशन करता हैं हस केवल 
ग्ुढ्ली कह्ट सकते हैं कि “वह एक, तेजस्वी देव हे जिसके हृदय एंव 
मस्तिष्क विशाल हैं ओर जो केवज्र सौंदय का ही प्रेमी हे ( वह सॉंदय 
ज्ञो प्रत्येक प्रकार के रूप व चित्र सें पाया जा सकता हैं ) 7” निमंस्णी 
कुवि, कीट्स कवि के साथ-साथ कृह सकते हैं कि 'सौंदय की वस्तु ख़द़ाः 
आनंदप्रदायक होती हे,” परन्तु सौंदर्य उनके लिए वाह्य आकृति के 
अजुपातों में न होकर उस वस्तु की सुसंगति में पाया जाता ह जिसे 
टेनिसन ने ५चित्तः अर्थात्‌ आत्मा कहा ह । हृदय के सोॉदय से विद्धीन 

-सोंदय की वे निंदा करते हैं । * सोने के बतन में भी भरी हुई मदिरा, 
की साधु ज्लञोग निंदा ही किया करते हैं ।+” उनका जच्य सदा नियमित 
' चुसयत जीवन का रहा है । जब आगे चल्॒ककर, काव्य में मुगल द्रबारों 
की विज्ासिता की ग्रतिध्वनि सुन पड़ने लगी और हिंदू करद सामन्तों के 
यहाँ भी उनके अनुकरण की होड़ लग गई तथा स्तलियों के नखशिख की 
. चर्चो अतिदिन का कार्य बन गई तो उन्होंने इसके विरुद्ध खर ऊचा किया। 
इस प्रकार की कविता केवज निम्नस्तर के मनोविचार जाग्नत करने. का 
साधन मात्र थी। सुन्द्रदास ने उसे अस्वास्थ्ययर असंयम ठहराया 











+..तुम्ह जिन जानौं गीत है, यहु निज ब्रह्म विचार रे । 
केवल कहि समभाइया, आतमसाधन सार रे ॥। 
कृ० ग्र ० पृ० ८५९ पद ५॥ 
१--.5 207005 06णश, [क98 ॥ #647 धार गधा), 
पृ भरत 40968 969प्राए जाए (869प्रांप्र &55थआा 
पर थी प्रथा०768 एा 770प70 87006 7706)---0079807., 
+--सोवन कलस सुरे भरया, साध निद्या सोइ । 
कृ० ग्र ०; पू० ४८ । 





शैद्प हिन्दी काव्य में निगंण संप्रदाय 


ओर केशवदास की 'रसिक्रिया? तथा स्वयं अपने नामधारों व समे- 
सामभिक कवि संर्दररायकी 'रसमंजरो? एवं सुन्दर श्शंगार” जेंसी रचनाओं 
का प्रतिषेध किया ।१८? निगणी जोग उन अनथकारी बालों में नहीं पढ़ते 
जिन्हें 'फासेट” के श्रजुसार, “पश्चिमी देशों के #टेंगारोन्मत्त संत एवं 
धार्मिक शद्धालु” जन, भक्तिमान, आत्मद्रष्टा के रूप में, अपनाया करते 
हैं ।+” भारत में भी अंगारोन्माद की प्रतिध्वनि तंत्राजुयायी शाक्त 
रहस्यवादियों तथा श्रन्य कतिपय संप्रदाय के लोगों में सुनी जाती 
रही हैं । 
ः तांञआिक शाक्त सम्प्रदायों ने तो औचित्य को सोमा का उर्लंघन कर 

दिया । उन्होंने केवल स्त्रियों से यह सीखने का उपदेश ही नहीं दिया कि 
इंमें प्रेम, प्रतिष्ठा एवं अपने आप को भी किस प्रकार अपित कर देना 
चाहिए, प्रत्युत साधकों को अनुचित प्रेम करने की भी शिक्षा दे दी | कारण 
यंह कि उनकी स्थूज्न दृष्टि के अ्रनुसार अपनी पत्नी की ओर से किसी 
प्रकार के पातित्रत भंग करने का तो, इस सम्बन्ध सें कोई प्रश्न ही 
नहीं उठ सकता! | बंगाल में आज भी सहृजिया संप्रदाय इस बात का 
जीता-जागता उदाहरण हैं। सहजिया ज्ोगों का विश्वास है कि उक्त 
संम्प्रदाय के अनुवायियों का परमात्मा के प्रति जेसा उत्कृष्ट प्रेम होना 
>--रसिकप्रिया रसमंजरी श्ौर सिगारहि जानि। 

चतुराई करि बहुत विधि विष बनाई झानि ।। 

विषे बनाई झआनि लगत विषयिन कौं प्यारी । 

जागे मदत प्रचंड सराहेँ नख शिख नारी ॥ 

ज्यों रोगी मिष्ठान खाइ, रोगहि विस्तार । 

सूंदर यह गति होइ, जो रसिक प्रिया घारै ॥ ५॥ 

हु | 'सूंदर विलास, पृ० ५२ । 
दर डिवाइत इमैजिनिंग)/ पृ ६३। 


] 


पछ्ठ अध्याय २६६. 


व हुए वह केवत्र उन गुप्त प्रेमियों में ही सम्भव हे जिनके सम्बन्ध सें 
अनोचित्य एक आवश्यक अंग रहा करता हे । 


ना जि. 
कहा जाता है कि इस प्रकार का प्रेम कभी-कभी लासदायक सिद्धू 


हो जाता है। 'डिवाइम कमेडिया? नामक श्रसिद्ध काव्यग्रंथ, उस प्रस- 


द्वारा ही अजुभाणित रहा जिसे, उसके रचयिता इटालियन कवि दास्ते 
ने अपनी प्रियतमा विटाइस के अति, उसे दूसरे की पत्नी हो जाने पर 


: भी अपने हृदय में संचित कर रखा था | जमन कवि गेटे को भी बहुत 


'सी कविताएँ उसकी कामुकता का ही फलस्वरूप थीं। वे गोपियाँ भी 


जिनमें राधा सबसे प्रसुख थी ओर जो वष्णवों के अनुसार भक्तों की 


इृष्टि में रखी जाने के लिए, आदश रूप थीं, परकीया ही थीं । 


कल य 


परन्तु निगणियों को, कबीर के अनुसार, इस बात में स्वभावतः 
विश्वास था कि, “परमात्मा, यदि चाहे तो, अन्य पापों को चसा भी 
कर सकता है, किंतु कामुक का समूल नष्ट हो जाना निश्चित हे [*?” 
इसी कारण वे उक्त प्रकार के दुराचार का कभी समर्थन नहीं कर 
सकते थे और न उन्होंने किया ही है । अपने प्रतीकों का आधार, उन्होंने 
उस पूर्वराग के आदर्श को स्वीकार किया दे जो किसी कामिनी के 
हृदय में अपने प्रियतम के गुणों को श्रवण करने पर उत्पन्न होता है और 
जो अपनी प्रगाढत। के ही कारण उसे उसके निकट आक्ृष्ट कर दोनों 
के परिणाम के सूत्रों द्वारा ला जोड़ता है। निगंणी संतकवि, अपनी 
तरात्मा सें प्रविष्ट हो जाने के कारण, ऐसी कल्पना के स्तर तक उठ 
जाता है जो चित्र के साथ-साथ पविन्नता के गौरव से भी युक्त रहती 
है । अपने एक प्रेमगीत के स्वरूप को प्रकट करते-हुए कबीर नें कहां हें 
“न अपने शब्दों में आत्मोपलब्धि के साधनों का सार देकर 
23 लि मिट सिर आकलन मम कक टक्कर लि मम 


“और गुनह हरि बकससी कामी डार न मूल । 
क० ग्रं०, पु० ४० ( सा० १७ ) 


१७७ हिन्दी काव्य में निर्मण संप्रदाय 


'डसकी व्याख्या को है?! डनका प्रेम जेसा कि हम व्यवहार में भी 
पाते हैं, खोज के उस सच्चे मार्ग का प्रतीक है जिसकी परिएपष्टि इंद्रिय- 
बृत्तियों द्वारा हुआ करती है। कबीर कद्दते हैं कि, “हैं सखी, प्रियतम 
के साथ मित्रने के लिए उत्कठित हो रही हूँ । सेरे योवनकाल में विरद्द 
मुझे सता रहा हे ओर मैं अब ज्ञान को गली में इठल्ाती हुईं चलन रहो 
हूँ, जहाँ पर मेरे सतगुरु ने झुझे उस प्रियतम का प्र सपन्न भी दे दिया 
'है ।+” कबीर, ने एक दूसरे स्थल पर भी कहा हे कि, “प्रियतम के 
मिल्नन की चाह पर ही सब कुछ आश्रित हं। मैं तो चाह का ही दास 
हैं ।4” तथा “वह उस चाह के ही आनन्द सें मग्न रहा करता हैं ।»?? 
“आध्यात्मिक अनुभव की अश्रनिवचनीयता के कारण साधक को कभी 
कभी परस्पर विरोधी उदक्तियों-द्वारा व्यक्त करने का ढंग अपनाना पड़ता 
है जसे चन्द्रविद्ीन चाँदनी, सूयविह्दीन सूय प्रकाश 
७. उट्टवासियाँ आ्रादि ओर इसके आधार पर ऐसे गूढ़ प्रतीकों की 
सश्टि हो जाती है जिन्हें 'उल्टवासी” वा 'विपयय! 
कद्ते हैं । जब सत्य की अभिव्यक्ति बिना इन परस्पर विरोधी कथनों के 
सहारे, नहीं हो पाती तो, उसे आवश्यक सत्याभास कह सकते हैं। 
किंतु "कभी-कभी इन उल्टवासियों का प्रयोग अथे को जान बूम कर 
--तुम जिनि जानो यह गीत है, यहु निज ब्रह्म बिचार रे । 
केवल कहि समकाइया, झातम' साधन सार रे॥ 
पल वही, पृ० २६१, पद ५॥ 
न--सखियो हमहूँ भई' बलमासी । 
ग्रायो जोवन विरह सतायो, भ्रब में ज्ञान गली भ्रठिलाती । 
ज्ञान गली में सतगुरु मिलिगे, दई पिया की पाती ॥ 
कबीर शब्दावली, भा० १, पृ० १० | 
द“रवींद्रनाथ ठाकुरः सांग्स श्राफ़ कबीर, पृ० ६६ । 
बही, पृ० १००। ह 


पष्ठ अध्याय 


+ का. 


वी 


जै 
५ 


छिपाने के लिए भी हुआ करता है जिससे आध्यात्मिक सार्ग के रहस्यों का 
पता अयोग्यु व्यक्तियों को न लगने पावे अथवा, यदि 'बौइबितल' के शब्दों 
सें कहा जाय तो मोती के दाने सुशरों के आगे न बिखेर दिये जाये। 
ऐशो उल्टवासियों को जानबूक कर रची गई उल्टवासियाँ कह सकते हैं | 
साधारण प्रकार से आध्यात्मिक साधनाओं को ही ऐसी उल्टवासियों सें 
स्पष्ट. किया जाता हैं। उक्त पहले अ्रकार की उल्टवासियाँ सांकेतिक होती 
हैं जहाँ दूधरी का स्वरूर रहस्यमय हुआ करता है। इसमें सन्देह नहीं 
कि सॉकेतिक उल्टवासियों में उच्च श्रेणों का काव्य रहा करता हैं। किंतु, 
गुह्य उल्टवासियाँ स्वभावतः कधव्यगत सौंदय से हीन हुआ करती हैं । 
काव्य की विशेषता इसी बात में हे कि उसके द्वारा जीवन के गूढ़तम 
रहस्फ्रें' का 5५क्तीकरण हो, उनका गोपन उसका उद्देश्य नहीं हं। 
>>“ परन्तु इस प्रकार के प्रयोगों का यदि डचित ढंग से उपयोग 
किया जाय तो इनके द्वारा उसके अभिश्राय के लिए श्रोता के 
हृदय में बल्नवती उत्कंठा जाग्रत की जा सकतो ह और उसका अथ्थ 
लग जाने पर उसके ऊपर आश्चय का एक ऐसा सुखद प्रभाव पड़ 
सकता ह॑ कि चह उसे ग्रहण करने के लिए अन्य किसी प्रकार से भरी 
अधिक उच्चत हो जाता हैे। इसके उदाहरण में हम निम्नल्लिखित पद 
उद्धत कर सकते हैं । कबीर ने कहा है कि, “हे अवधू. जो लोग नाव 
पर चढ़े ( भिन्न-भिन्न इष्टदेवों का आधार ल्कर बढ़े ) वे स़म्लुद्व में 
डूब गये ( संसार में ही रह गये ), किंतु जिन्हें ऐसा कोई भी साधन न 
था वे पार लग गये ( मुक्त हो गये )। जो बिना किसी , मार्ग के चले 
वे नगर ( परमपद ) तक पहुंच गये, किन्तु जिन लोगों ने मार्ग ( अंच- 
विश्वासपूण परंपराओं ) का सहारा लिया वे लूट लिये गये ( उनके 
आध्यात्मिक गुणों का हंस हो गया )। ( माया के ) बन्धन सें सभो 
बंधे हुए हैं; किसे सुक्त ओर किसे बद्ध कहा जाय ।जो कोई उस घर 
(परमपद ) में प्रविष्ट हो गये उनके सभी अंग भीग गये , थे हेश्वरीय 
प्रमरस से सिक्त हो गये ), किंतु जो बाहर रह गये ( जो डससे प्रभावित 


३७२ हिन्दी काव्य में निगण संप्रदाय 


न हो सके ) वे पूर्णरूप से सूखे हैं ( उससे वंचित हैं )। वे, ही सुखी 
हैं जिन्हें बाण लग गया है ( जो सतगुरु के चचनों द्वारा प्रभावित हो 
चुके हैं ग्रथया जिनके भीतर आध्यात्मिक विरह जाग्रत हो चुका है ) 
ओर अभागे वा दुखी वे हैं. जिन्हें उसकी चोछ नहीं लग सकी । अन्‍्धे 
लोग ( जिनकी आँखें संसार की श्रोर से बन्द हैं ) सभी कुछ देखते 
हैं, किन्तु आँखवाले ( सांसारिक मनुष्य ) कुछ भो नहीं देख पाते |? 

ओर फिर, “हे मेरे स्वामी, बिना मांस लिये मत आना, न तो जोवित 
को मारना और न झुतक ( आ्राध्यात्मिक दृष्टि से निर्जीच ) को ही लाना । 
उस मांसवाले शरीर सें न तो वत्षस्थल होना चाहिए, न खुर चाहिए, 

न पीठ चाहिए ओर न वास्तव सें, शरीर की रूपरेखा ही चाहिए। फिर 
सी ऐसा सावज न आना चाहिए जिसमें मांस व रक्त का अ्रभाव ही 
हो । उस दूसरे वाले वब्याध ( परात्पर बह्म ) के पास अपने धनुष में 
कोई तोर नहों है | हिरन भो बिना शिर के है, किंतु चहः जता की ओर 
(माया के प्रति) आक्ृष्ट रहा करता है | कबीर कहते हैं कि यद्ट गुरु का 
दी कोशल हैं जिससे उक्त सावज (संसार की ओर से) मारा गया होने 
पर भो ( अ्रष्यात्मिक दृष्टि से ) जीवित रूप सें वतमान है। हे 
स्वामी, तुम्हारे साथ मिलन को अभिल्षाषा में में बिना पत्तों को लता 


“अं 


““अ्रवध ऐसा ग्यात विचार । 

भेरे चढ़े सु अ्रधधर डबे, निराधार भये पार ॥| टेक |! 

ऊघट चले सुनगरि पहुँते, बाट चले ते लूटे । 

एक जेवड़ी सब लपटानें, के बाँघे के छूटे ॥ 

मंदिर पैसि चहूँ दिस भीगे, बाहरि रहे ते सूका। 

सरि मारे ते सदा सुखरे, भ्रन मारे ते दूष। ।। 

बिन नैनन के सब जग देखे, लोचन अछते अंधा। 

कहे कबीर कछु समभि परी है, यहु जग देख्या धंधा ॥ १७५ ॥ 

क० ग्रॉं०, पू० १४७। 


] १2७0७७॥॥७७॥७७॥७७॥॥५७७/७७ ०७७७ 





पट्ठ अध्याय ३७३ 


बना हूँ।*” सदरदास ने सी इसी प्रहार कहा हैं कि, “चींटी 

जीवात्मा ) ने हाथी ( वस्तुतः विस्तृत संसार वा मौया ) को निगल 
लिया ह ओर श्टगाल ने सिंह को खा लिया हैं। मछली ( आत्मा ) को 
( ज्ञान की ) आग सें ही सुख मित्र रहा ३; यह पानी (माया ) में 
ही बेचत थी। लगड़ा ( अधिक एकाग्चिस होने के कारण अपनी 

इंद्वियों का ग्रश्नोग व्याग कर ) पहाड़ी पर आत्मानुभूति की उच्च दशा 
तक ) पहुंच गया है | रूस्यु ( संसार की ओर से मर गये ) मस्तक से 
भयभीत हो रही है | संदर का कहना है कि, जिसे अनुभव होता हं वही 
ऐसी बानी का रहस्य जान सहता हैं । | अब आइये, शिवदयात्र 
साहिब से भी एक उदाहरण लें। इनका कहना है कि, “गुरु ने सुझे एक 
आश्चय का खेल दिखजा दिया । सुम्ते एक घड़ा बहुमुल्य रत्नों से भरा 
मिज्न गया | मकखी ने (आत्मा ने ), मकड़ी (आत्मा) को खा 


न सिकलसलक-न««-«+-मनका, 


+...जीवत जिनि मारे मूवा मति ल्यावें, 
मासविहुंणां धरियत भाव हो कंता ॥ टेक । 
उर बिन पुर बिन चंच बिन, वपु विहूना सोई। 
सो स्थावज जिनि मारे कंता, जाके रगत मास न होई ।! 
पैली पार के पारधी, ताके धुनही पिनच नहीं रे। 
तावेली कौ ढंक्यौं मृगलो, तामृग के सीस नहीं रे ॥ 
मारया मग जीवता राख्या, यह ग्र ग्यान मही रे । 
कहे कबी र स्वामी तुम्हारे मिलन कों,बेली हूँ पर पात नहीं र ॥२१२॥। 
क० ग्र॑ं०, पृ० १६० | 
[--कुंजरक कीरी गिल बैठी, सिघहि खाइ अधानों स्थाल। 
मछरी अ्रग्नि माहि सुख पायो, जल में बहुत हुती बेहाल ॥ 
पंगु चढ़यो परवत के ऊपर, मृतकहि डेराने काल। 
जाका अनभव होय सो जानें, सूंदर उलटा ख्याल ॥ 
पौड़ी हस्तलेख, पृ० रे२३। 


| ३७४ हिन्दी काव्य में निगण संप्रदाय 


किया । भुनगे ( सूच्म शरीर ) ने एथ्वी को तोल दिया ( भौतिक सत्ता 
मात्र से ऊपर उठ गया ), बस्तो ( अ्रात्मा ) का परिणय जंग्रल ( भौतिक 
पदार्थों ) से होता था किंतु वह सारे विश्व ( पदाथों*) को निगल गई। 
झाग ( साया ) पानी ( अ्रस्यृत वा आराध्यात््िकतत््व ) को सुखा रही 
थी, किंतु श्रव बिल्ली ( झत्यु ) चूहे ( आत्मा ) के सय से भाग रही 
है। कोचा (चित्त) मधु स्वर में गाने लगा ( उसने आध्यात्मिक श्थृत्ति 
अहण कर लो ओर मेढ़क ( आत्मा ) अब समुद्र ( क्षुब्ध पदार्थों ) को 
तोल रहा ( उनके ऊपर उठता जा रहा ) हैं। चतुर व्यक्ति ( काल2) 
मूर्ख ( वहिमेख चित्त जो अब अंतर्मुख हो गया है) के सामने हए मांन 
चुका है ओर आकाश , षटचक्र ) धरती सें रह कर (शरीर सें रहते हुए) 
पुकारने लगा हे। राधास्वासी उल्टवाँसी गा रहे हैं ओर उल्लू 
( आत्मा ) को सूर्य ( परमात्मा ) के दशन करा रहे हैं । *? |; 
किंतु किसी भी अ्रभिप्राय को जब चाहे तभी कठिनतापूर्वक समझ 
में आनेवाल्ली परस्पर विरोधी बातों में छिपा देने की दूषित प्रवृत्ति 
स्वभावतः घृरित सिद्ध होने लगती हैे। ऐसी गद्य उल्टवासियों के 
सम्बन्ध में कठिनाई इस बात से भी बढ़ जाती है कि भिन्न-भिन्न खझूपकों 


_ काने कीमत धथननन्काण» ९. स््प 


*.धरु भ्रचरज खेल दिखाया | खत नाम' रतन घट पाया ।। 
चींटी चढ़ गगत समाई । पिगल चढ़ पर्वत श्राई।। 
गूगा सब राग सुनावे। श्रंधा सब रूप निहारे। 
मक्खी ने मकड़ी खाई। भुनगे ने धरन तुलाई॥ 
धरती सब खिल्कत्त खाई । जंगल में बस्ती ब्याही ॥। 
मूसी से बिल्ली भागी। पानी में श्रग्नी लागी॥ 
कउवा “धुन मधूरी बोले। मेंडक -अ्रब सागर तोले ॥ 
म्रेख से चतुरा हारा। धरती में गगन पुकारा॥ 
राधास्वामी उलटी गाईं। उल्लू को सूर दिखाई॥ / 
द सारवचन, भा० २, पू० ४४५०-२। 


पष्ठ अध्याय ' इेजफ, 


का प्रयोग सदा एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए नहीं क्रिया जाता । 
इस विषय सें संतोषजनक बात केवल इतनी ही हैं कि ऐसी उल्टवासियों 
द्वारा अधिकतर आध्यात्मिक साधनाओं तथा दशशनिक सिद्धान्तों का ही - 
वर्णन किया जाता है और हृदय की असिल्ाषाओं का व्यक्तीकरण सीधी 
'सादी एवं चुभनेवालौँ कविताओं के आधार पर हुआ करता है । 
यद्यपि काव्य की ओर उससे भी अधिक आध्यात्मिक विचारगर्भित काव्य 
की ममज्ता के लिए कल्पना के कुछ न कुछ सोंदर्य की आवश्यकता 
पड़ती हैं। फिर भी समाजक्नोचना की आधुनिक प्रवृत्ति के चिरुद्ध किया 
गया “आइ०»ए० रिचाड स! का यह कथन आध्यात्सिक अभिव्यक्ति के क्षेत्र 
में दीख पड़नेवाल्नी उक्त मनोवृति के विषय सें सी ज्ागू हो सकता हे कि 
“जो कुछु हम कहा करते हैं उससें से प्राय: सभी बातों को भाषा छिपा 
देने कै “*थ मथ है ।? 

कबीर इस प्रकार की मनोवृत्ति-द्वारा बहत अधिक प्रभावित 
जान पड़ते हैं ओर यहो बात सुन्दरदास सें भी लख्तित होती 
है जिन्होंने अपने 'सुन्दर पिज्ञास' का एक पूरा का पूरा अध्याय 
इन विपयंयों से भो भर दिया हे। कभी-कभी कबीर इस बात का 
प्रदर्शन करते हुए जान पढ़ते हैं कि वे अपने पदों को समझने में श्रत्यंत' 
कठिन बना सकते हैं। वे सबको इस बात' के लिए आह्वान तक कर 
: देते हैं कि जो कोई भी उनके कथन के अभिप्राय को समझ सकेगा 
। डसे वे अ्रपना गुरु स्वीकार कर लेंगे । वास्तव में कबीर की उल्टवासियाँ 
उनके सिद्धान्तों को यथाथतः समझने में बाधक सिद्ध हुई हैं । स्व॒० 
रीवॉनरेश (विश्वनाथसिंह ने जो कबीर के सिद्धान्तों के सबसे सफल 
मर्मश्ष समझे जाते हैं, उन्हें सबसे अधिक विपरीव समझा हैं। उस 
निरपेत्ञवादी कबीर की कविताओं का उन्होंने स्थूल्न व साथन्त विषय- 





(--भ्राइ० ए० रिचार्ड्स 'प्रिसिसस आफ लिटरेरी क्रिटिसिज़्म' । 
पृ० २१। 


३७६ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय * 


परक अर्थ क्षगा दिया है जो केवल एक बहुत सूच्म प्रकार की ही 
सांग्तता को प्रश्नय दे सकता था। कबीर को अनेक बानियाँ आज 
भी बोधगम्य नहीं हैं किंतु कुछ लोगों की भाँति यह कह देना कि वे 
किसी अ्रमिप्राय को व्यक्त करने के लिए नहीं लिखी गहे थीं, नितांत 
मिथ्या है। 


परिशिष्ट 


(१) पारिमाषिक शब्दावली 


नीचे उन सकितिक शब्दों का ऐक कोष दिया जाता हे जिन्हें 
निगेण सत वाले संत अपने भिन्न-भिन्न भावों को व्यक्त करते समय 
बहुधा प्रयोग सें लाते हैं | इससे पता चल्लेगा कि एंक ही सांकेतिक 
“शब्द का प्रयोग भिन्न-भिन्न स्थलों पर भिन्न-मिन्न भावषों के लिए हुआ 
करता है । ऐसे स्थलों पर केचल प्रसंग से ही जान पड़ता है कि अम्जुक 
शब्द का प्रयोग वहाँ अम्रुक बात को स्पष्ट करने के लिए हुआ है। 
गरीबदास का “भवन प्रबोध ग्रंथ? इस खूची को तेयार करते समय 
बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ हे । 

3४ --शब्द, पवन, सास, जीव, सबद, सुर, सूर, उजास, ससा, 
'संष, सेसदम, नाद, स्यंध, व स्याल । ह 

खुंतःकरण--कमज, घड़ा, कल्स, गगन, ऑगणा, ताखा व 
कुआ । 

ज्रजपाजाप--उस प्रकार को उपासना की पद्धति व्‌ स्थिति 
जिसमें सभी प्रकार के वाह्य साधनों के प्रयोग छोड़ दिये जाते हैं ओर 
एक अंतःक्रिया मात्र चलती रहती है । 

आत्मा--बादशाह, हंस, अवधूत, अजन, महर, गूजर, प्रजापति, 
सुलतान, राजा, साह, काजी, खग, सती, चिरहिनी, बेरागिनी, वियो- 
गिनी, बॉम, सुन्दरी, दुलद्िनी, रूह, अरवाह, बेली, अंजनी । 


ि सच ९ न 
बै७थ हन्दी काव्य में निगंण संप्रदाय 


इंद्रों -पांडव, पाँच कड़िका । 

इंड[--योमनाड़ी जो नाक की बायीं ओर श्राकर समाप्त होती हे, 
चन्द्रमा, इला, गंगा, वरणा । 

इच्छा--मनसा, गायत्री, सुरही, ( सुरभि>गाय ) वच्छी, तरंग 
जमुना, झरूगछी ( स्गाजो ), माखी, मंगी, देवो, सक्ती, डीबो, जोगनी 
मानी, मालिन, कल्नाली, गोरी, पारवती, दामिनी, तथा, मौरी, मंजारी 
गुली, चावंड, ( चाम्ुन्डा ), चोल, चांदी । 

उनसनि--तन्सनस्कता, वहमन, अतिचेतना । 

ऊँट--स्वॉँसा ( श्वास ) 

कम्मज्ञ-- कर्म, कामनापूर्ण काय । 

कुआँ--अंतःकरण ( ऑंधा कुश्राँ ) त्रिकुटी वा आकाश में स्थिते 
श्रस्ततकूप । 

गुरू -सिकक्षीगर, साह, सुनार, चन्दन, चिंतामणि, पारस, भज्गी 
वैद्य, हंस, पारिष । 

चित-- चातग, ( चातक ) चकरोर, चकवा, चक्र, चिड़ा ( चिटियां) 
चोर, चुल्हाए, चक्‍को, चरखा | 

चन्द्रमा - इलानाडी, आरशेाचकर सें स्थित अ्रस्ृतसत्राचक चंद्र, ज्ञान 
पुरुष । 

जरणा -- जीण करना, पचाना, किसी घारणा को आत्मसात्‌ कर 
'छ्लेना 
जीव--प्राण, पावशाह, अज़न, अवधूत, जोगी अ्रषित, हंस, 
महर, राजा, शाह, काजी, खग, अ्रट, कुष्टी, कंज, विरहिनी, बॉ, 
सुन्दरी, दुलह्ििन, रूह, श्ररवाह, वेली, अंजनी | 

तेंतोस करोड़ देवता--३ गुश् ( खत, रज और तम ) £ तत्व 
( जल, वायु, आकाश , अग्नि, पृथ्वी ) और २९ प्रकृति 

तेल*- भगवत्प्रेम, जीवन विस्तार, स्नेह । 

दीपक--शरोर, ज्ञान ।.. 


परिशिष्ठ ९ ३७४६ 


दुलहिन-- सुरति, जीच, माया । 

दुत्षिधा -दुर्मति, द्वोपदी, कुंदाली, कागली, कछुह्ू ( अमावस्या ) 
कसाइण माय ( दे० शाया! सी )। 

ध्यान - वितवन, ताल्ो, धागा, त्राटक, निद्वा, समाधि | 

निरति-परमात्मा के साक्षात्कार का आनन्द ( नृत्य ), पूर्ण 
दानमयता | | 

परचा--परिचय, परमात्मा का सात्षात्कार-। 

परमात्मा--अविहड्, अनाहद, दरिया, सागर, रमिताराम, रमेया, 
मुल, प्रीतम, सम्पति, कारीगर, कुम्हार । परमात्मा के नाम अनन्त हैं ।) 

पिंगल्ला--जम्ुना, असी, सूय्य, वायीं, नाड़ी सें मिलनेवाल्ती 
योगनाड़ी । 

बाणी--गंगा, भागीरथी, शारदा, सुरसरी । 

वाती--प्राण, उन्मेष की प्रवृत्ति | 

बंकना लि--सुषुम्ना ( पू्ववर्ती संतों के अनुसार ); त्रिकुटी के 
आगे का एक सूक्ष्म मार्ग जिसमें ऊंचे पर्वत व नीची घाटियाँ बतलायी 
के 2 ( परवत्तीं संतों के अनुसार )। 

-मनि, रूग, मेंढक, मंजार, मूसा, मर्कट, मोतीहार, मोर, 
गरुड़, हाथी, पशु, पत्चिगा, सुनहा, सूका, कड़वा, सहादेव, अवधूत, देव 
रावल, कडवा, बगुज्ञा, बाज, काइय, जोगी, खे टा, बधुबा मंवरा, भोमी, 
फटक ( स्फटिक ) धोल्न ( धवज्न ), कलाल, रिंद, संतान, बकरी, सखेहू । 

मानसरोबर--सुन्न में स्थित अ्रस्शतकुण्ड | 

साया - मेंगी, मोहनी, मजारी, मगर, डंकिणो, संकर्णी, सॉपणी, 
पापणी, जापिनी, कामिनो, भामिनी कोढणी । 

मूल--परमात्मा, मूज्ञाघारचऋ, मूलप्रक्ृति । 

बिंदु--सुकूल, जलन्धर, व्यंद, पाणी, चीये, व विदुस्थान । 

वैराग्य - विरह, फिराक, प्यास, तपति, ओचट, तड़फ, तालाबेली, 
उदास, फिकर | 


में ९ क् 
इै८२ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


विसाहणा--क्रय-विक्रय, आवागमन । 
ब्व--गुरु क्री शिक्षा, सिचाण, पतोला, कंची, वाण, मस्क, निर्भय- 

बांशी, अनहद वाणी, शब्दब्॒ह्मय, परमात्मा । 

शक्रा - ससा, स्यंक, स्याज्, सूसा, साँप, कुत्ता, दुविधा, माप्रा। 

शरीर--पिंड, घट, आकार, बन, पृथ्वी, समुद्र, बंककूप, मोम, 
षाड़, गोकुल, व्यंद्रावन, वेलि, चबूलनी, पुतला, कील, श्रस्थूल, ओौजूदु, 
देहुरा, महल, मसीत, व्यावर, परित्रार, चादर | 

संसार--समुद्र, भो, वन, वाढ़ी, माँड, जंजाल, रूग, बृक्त, चाक 
( चौरासी लाख योनि ) हाट. आवागमन । 

सुमिरण--जाप, डोरी, ताँत, लो, धूरि, वजन । 

सुखमभन--सुघुम्ना, सरस्वती, बंकनाली | 

सुरति--जीव, सीप, सुन्दरो, सरस्वती, सखी, कुदाली, श्रक, 
लेत, मछली, जीव । " 

सूरज -पिंगलानाड़ो, मूलाधार सें स्थित विषप्रस्नावक सूर्य । 

ज्ञानु--चाँदुणि, तत्त, उजास, सूरज, चन्द्रमा। 

हाट--हट, संसार । 


ह #त 
पाराशुष्ट 
( २) निर्गेण संग्रदाय सम्बन्धों पस्तकें 


निगण संतमत का अ्रध्ययन करने के लिए सबसे पहले उन संतों 
की प्रामाणिक रचनाओं का पढ़ना आवश्यक है जिन्होंने इसे प्रचल्नित 
है किया था। किंतु यह भी कोईे सरल काम नहीं है 
१, संत साहित्य ओर विशेषकर उन संतों की कृतियों का अध्ययन जो 
पहले हो चुके हैं । इन संतों के कतिपय अद्धालु भक्तों 
ने अपने गुरुओं के सिद्धान्तों को अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से कुछ 
ऐसे पद्मों की रचना कर डाली है जो इनके ही कहलाकर प्रसिद्ध हो 
चले हैं ओर ऐसा करना उन्होंने कदाचित्‌ अपना अधिकार समझो हे। 
अन्य ऐसे व्यक्तियों ने अपने गुरुओं को कृतियों में या तो क्षेपक भर दिये 
हैं अथवा इनके ही नामों से नितांत नवीन सामग्री तयार कर इनके 
प्रति भक्ति प्रदर्शन की जगह किसी अपने उद्देश्य की सिद्धि की है ।*मूल 
गुरुओं के सिद्धान्तों पर आश्रित सप्रदायों का रंग शीघ्रता से बदलता 
आता रहा हे ओर नवीन परिस्थिति के अनुकूल प्रमाणों की रचना भी 
उन्हीं के नामों पर होती आई है। अतएवं कभी-कभी असिद्ध बानियों 
में से प्रामाणिक पदों को प्थक कर लेना एक अत्यंत कठिन काम हो 
गया हैं । 
यह बात विशेषकर कबीर के सम्बन्ध में देखी जाती है जो पूरा 
रूप से अशिक्तित थे ओर जिन्होंने कभो लेखनी उठायी ही नहीं थी । 


ब्पर हिन्दी काव्य में निगग[ संप्रदाय 


कहा जाता है कि जो कुछ थे कहते थे उसे अनेक अनुयायी लिख 
लिया करते थे। उनकी झरून्‍्यु के अनंतर ऐसे शिप्यों व इनके भी अनु- 
यायियों ने उनके नाम से बहुत कुछ लिख मारा। उनके उपदेश इसी 
कारण ऐसे लोगों की कृतियों के साथ इस प्रकार मित्र गये हैं. कि उन्हें 
पृथक नहीं किया जा सकता। कबीर का अध्ययन करने के लिए बाबू 
ज्ितिमोहन सेन द्वारा संपादित कबीर बानियों का बोलपुरवाला संग्रह' 
( चार भाग ) ओर उसी प्रकार उनका चेलवेडियर प्रेसवाला संस्करण 
जिसके चार भागों में उनकी शब्दावल्नी, साखी संग्रह, शानगूदरी, रेखते, 
भूलने व अखरावती सम्मिल्नित हैं तथा श्री चेंकटेश्वर प्र स द्वारा प्रकाशित 
साखियों का संस्करण “बहुत उपयोगी हैं. परन्तु इनके रूअहकर्त्ताओं ने 
इस बात का प्रयत्न नहीं किया है कि कबीर की प्रकाशित रचनाओं में 
से दूसरों की कृतियों को एथक कर ले इस कारण इनमें अनेक ऐसो 
बानियाँ आ गई हैं जो कबीर की नहीं हो सकतीं। कबीर के एक सो ' 
पदों का डा० रचींद्रनाथ ठाकुर ह्वारा किया गया अनुवाद ज्षिति बाबू के 
उपथक्त संस्करण के आधार पर निकला है तथा पं० अ्रयोध्यासिंह 
जपाध्याय का 'कबीर वचनावज्ञी”, नामक छोटा सा संग्रह उक्त वेजवेडियर 
प्रेसवाले संस्करण के आधार पर तयार होकर काशी नागरी श्रचारिययो 
सभा, की शोर से प्रकाशित हुआ है ओर अपने ढंग का अच्छा है। 
स्रिक्‍्खों के आदि अंथ में संगृहीत कबीर की रचनाओं का संग्रह 
बकरे सावधानी के साथ किया गया जान पड़ता है। किंतु कब्रीर के 
,दंडित होने के सम्बन्ध सें उनकी ओर से प्रदर्शित चमत्कारों का उनमें 
'सम्मिल्नित कर लिया जाना, स्पष्ट रूप में सिद्ध कर देना है कि यह संग्रह 
(भी संदिग्ध बातों से मुक्त नहीं। बीजक प्राय; सभी कबीरपंथियों के 
“अनुसार कबीर की प्रामाणिक रचना माना जाता है किंतु वह भी 
रूप से प्रामाणिक नहीं समझ पढ़ता । उससें ऐसे पद्य आ गये हैं जिनका 
'बूसरों की कृति होना निश्चित रूए से बतत्नाया जा सकता है । उदौहरण 
के लिए “ब्रीजक” का “संतों राह दुनों हम दीठा?” से आरम्भ दोनेवाज्ञा 


परिशिष्ट २. इप३ 


१० वाँ ड्रब्द वषना का साना जाता है ओर डसका “कोइ राम रसिक 
पियहुगे?? स्ले आरंभ होनेवाला २० वाँ शब्द, रजबदौस की सर्चाज्ञी, 
के अनुसार स्वाशी सुखानंद का समझा जाता है। पहला शब्द वषना 
की “बानी? में भी संग्रहीत है। कुछु साखियाँ भो जो आज कबीर की 
कही जाती हैं वास्तव में वषना की हा रचनाएँ हैं जसे “सत्त नाम 
ऋ्िन ओपषधी, सतगुरु दई बतः्य । औषधि खाय रु पथ रहि ताका वेदन 
जाय ॥? ( संत बानो संग्रह सा० १, छू० ५, सा० १२ ) आदि । 
संत साहित्य की एक विशेषता यह है कि उसमें अन्य किसी की 
रचनाओं को श्रपना बतलाने के उदाहरणों का सर्वेधा अभाव दीख पढ़ता 
है। पिछुले खेवे के संतों का यह अपराध हो सकता हे कि उन्होंने श्रपने 
शब्दों को अपने पूव॑वर्ती संतों के मुख से कहला दिया है, किंतु इनकी 
रचनाओं को इन्होंने कभी अपना नहीं कहा | सुखानंद कबीर के 
समकालीन व गुरुसाईहे थे ओर इनसे कम प्रसिद्ध भी थे। उनकी रच- 
नाए, इसो कारण, कबीर की कहला सकती हैं, #ितु कबीर की, उनकी 
नहीं कहला सकतीं । 
विद्वानों का कथन हे कि 'बोजक” वाला संग्रह कबीर के जीवन 
काल सें प्रस्तुत नहीं हुआ था। वेस्टकाट साहब का अनुमान है कि इसका 
संपादन सवश्रथम संभवत: सन्‌ १९७० हईै० में सिखों के आदि अंथ 
का संपादन होने से २० वर्ष पहले, हुआ होगा किंतु यह अनुमान हो 
अनुमान है ओर इसके लिए कोई भी प्रमाण नहीं कि यह अन्य आदि- 
अन्य” अथवा रज्ववदास को “सर्वांगी” से प्राचोन हे। भाषाशास्त्र के 
नियमानुसार तो ऐसा प्रतीत होता है कि आदि ग्रन्थ/ “बीजक! से 
प्राचीन है। दादू कबीर के बचनों को सत्य मानते थे ओर दादूपंथियों 
ने भी इसी कारण, उनकी रचनाओं को बड़ी श्रद्धा के साथ देखा है। 
वषना व रज्बदास दोनों ही दादू के शिष्य थे। दाहूं पंथियों की 
' रचनाएँ बड़ी सावधानी के साथ लिखी गई थीं ओर इसके लिए सदेह 
करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती कि उनसे ज्षेपक भरे हुए हैं, हाँ, 


शेड हिन्दी काव्य में निगुंण संप्रदाय 
यह बात, कदाचित्‌ स्वयं दादू की रचनाओं के संबन्ध में भो इसी मकार 
न कही जा सके ! न 

मैं इसीलिए, सममता हूँ. कि 'बोजक 'का वतमाय संग्रह बषना 
( लगभग सन्‌ १६०३ $ई० ) के अनन्तर ही, किया गया था और 
पूर्शरूप से प्रामाणिक नहीं है । फिर भी इसके अंतर्गत संग्ढीत अधि- 
कांश पद्य सदोष स्मरणशक्ति के कारण बहुत कुछ परिवर्तित होते हुए #ी, 
कबीर की ही रचनाएँ हैं । 'बीजक? के बहुत से संस्करण हैं जो, सिवाय 
इसके कि उसके भिन्न अंशों के क्रम में कुछ अंतर हो वा साखियों की 
संख्या में कमी-बेशो हो, परस्पर भिन्न-भिन्न नहीं जान पड़ते | फितु, 
पूरनदास का संस्करण ही आज-कल अधिक प्रचलित हे और यही, 
संभवत; 'बीजक” का सबसे प्राचीन रूप भो है| हाँ आदिमंगल” य 
प्रीतम अनुसार! मूजप्न्य के अंरा नहीं माने जाते। हे 

प्रो» श्यामसुन्दरदास-द्वारा संपादित 'कबोर-अन्थावली” पक अन्य 
ग्रन्थ हे जो इस ज़ेत्र में प्रामाणिक्र समझे जाने का गंभीर दावा करता 
है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें उस सांप्रदायिक कृत्रिमता का 
अ्रभाव है जो भिन्न-भिन्न संप्रदायों-हारा प्रकाशित की गई भअनेक 
रचनाओं में बहुधां पाई जाती है। श्रोर इसमें संग्ह्दीत पद्मों का जन 
बानियों के साथ पूरा सेल भी खा जाता है जो दावुपंथियों की 
'पंचबानी! में सुरक्षित हैं। दादूपंथ के प्रवततक दादूदयाज़्, कबीर के 
शब्दों को पू्णंत: सत्य मानते थे। 'आदिम्ंथ,८' के अनेक पद इस संग्रह 
में प्रायः उसीरूप सें आये हैं ओर इस 'अंथरावल्ी? तथा 'बीजक' में भरी 

हुत कुछ समानता दोख पड़तो है। - यद्यपि 'बीजक” के साधारण 


2-5 कसलमा“कलकल्ओलसनल पचटानर “लक ०: उलब #धक७.. कक 48 ५ रस 0३४४७ १४; अलहणकक 9 फल 


“आदि ग्रन्थ में सगृहीत २४० साखियों व २२७ पदों में से “कबीर 
ग्रन्थावली, के अंतर्गत केवल १०६ साखियाँ श्रौर ६५ पद श्राये है । 
'दाजाएक वसंत को लेकर २५ पद, ज्ञान चौंतीसी' (वा प्रन्थावली 
की खत प्रति के प्रनुसार ( ककहरा ) का लगभग पूर्वाद्ध, प्रायः 


को 


परिशिष्ठ ४,. शेप 


पद्चों सें आठसेद भो पाया जाता है। इस संस्करण के शब्दों के रूप 
अन्य किसी*भी संग्रड की अ्रवेज्ञा अधिक भाचीन हैं और कबीर के समय 
की भाषा-सम्बन्धौ प्रधृत्तियों के अनुकूल भी जान पढ़ते हैं। यह' श्री 
उन दोहों वा साखियों में अधिक प्राचीन दीखती है जो अपभ्रंश के 
अपने छंंदों में रची गई हैं. । पदों वा रमैंनियों में इसका श्रभाव लक्षित 
होगे के कारण यह नहीं सिद्ध होता कि साखियाँ ही कम प्रामाणिक, 
मानी जा सकतो हैं । कुछ समाल्ोचकों की भाँति इन पर राजस्थानी 
व पंजाबी का प्रभाव स्वीकार कर लेने की अपेक्रो, यही अधिक ठीक 
होगा कि इनकी भाषा को उस समय की प्रचलित सघधुक्कड़ी भाषा मान 
लिया जाय | इन प्राचीन रूपों व शब्दों में से कुछ आज भी राजस्थानी 
में तथा कुछ अन्य पंजाबी में पाये जाते हैं। इस बात के लिए प्रमाण 
हे ( जेला कि अंथावली के पृ० ७७ की पादटिप्णणी € से भी पता 
लता है ) कि कबीर की पूर्वी बोली को उस समय के जोग 
व्स्पष्ट. बतल्ाया करते थे और हो सकता है कि इसी कारण उन्होंने 
सर्वत्र समभी जाने योग्य भाषा का ही व्यवहार किया हो। 
हस भाषा का उस प्रकार प्रयोग करनेवाले केंचल कबीर द्दी 
नहीं थे | उन्होंने इस बात में उस परम्परा का हो अनुसरण किया 
'था जिस अनेक योगी कवि पहले से ही अपनाते आ रहे थे।<८ 
कबीर गोरखनाथ के बहुत दूर तक ऋणी थे ओर उन्होंने इनकी न 


१८ साखियाँ श्रौर बहुत सो रमनियाँ दोनों में एक समान ह। 
बोजक' की रमेनियाँ भ्रसंबद्ध जान पड़ती हैं कितु '्रन्थावली को 
रमेनियाँ ऋमामुसार हैं। रमेंनियों के एक समान अंश भी 'बीजक' 
में प्रसंगत से हैं, कितु वे ही 'ग्रस्थावल्ी' में श्राकर अपने-अपने 
उचित स्थानों पर संगृहीत दीख पड़ते है । 

+--“-दे० हिंदी काव्य में योगप्रवाह' नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग 
११ पृ० इंप५-४०५। 


.३८६ हिन्दी काव्य में निर्गंण संप्रदाय 


फैवल रहस्यवादी बातों को ही अपनाया तथा इनका गुप्त योगविशा 
के विषय में श्रनुसरण किया, प्रत्युत, इनकी भाषा एवं शेज्जी को भो 
हवीकार कर लिया । 'वेलवेडियर प्रेस” वाले “कबीर साखी संग्रह” में 
लक्तित होनेचाल्ी पूर्वी भाषा की छाप सदा मौलिक नहीं सममी जा 
सकती; उसमें कह स्थलज्नों पर पश्चिमी 'सघुक्कड़ी भाषए! का भी प्रभाव 
दिखलाई पड़ता है । कर" 
' परन्तु इसका अथ यह नहीं सममाना चाहिए कि कुछु राजस्थानी 
प्रभाव, जो अ्पश्रश की भी कोई विशेषता नहीं, संग्रहकर्तो वा प्रतिल्षिपि- 
कारों के कारण नहीं पड़े होंगे। कबीर की रचनाओं के जितने भी हस्तलेख 
अभी तक मेरे सामने शआये हैं वे या तो राजस्थान में वा क्िन्‍्हीं राज- 

स्थानियों के लिए ही लिखे गये थे। 'अ्न्थाव्षी! का (क) नामक 
हस्तलेख भी, जिसका बनारस में लिखा जाना कहा जाता है या तो किसी 

राजस्थानी के लिए. वा किसी राजस्थानी-द्वारा लिखा गया था और 
, यह बात, उसके अंत में लिखित “बाँचवि वल्ञासू सूं श्रीराम राम छ?” 

से भी स्पष्ट है। 

फिर भी ग्रंधावलीवाले इस संस्करण को स्वीकार करते समय एक 

कठिनाई आ खड़ी हो जाती है। 'ग्रंथावक्षीः दो हस्तलेखों पर आश्रित 

है जिनमें से पहले का लिपिकाल सं० १५६१ विक्रमीय ( सन्‌ १५०४” 
'है० ) बतलाया जाता है और जिसे ( क) कहा गया है तथा दूसरे 

का लिपिकाल सं० १८८३ विक्रमीय ( सन्‌ १८२४ हईैं० ) समझा 

जाता है शोर जिसे ( ख) को संज्ञा दी गई है। किंतु, इसमें संदेह 

है कि(क ) नामक हस्तलेख उतनाही पुराना है जितना होने का 

वह दावा करता है। इस विषय में श्रो० जुन्ने ब्लाश ने अपने सन्‌ १६२४६ 

'वाले 'फारल्ांग व्याख्यानों? सें कहा हे कि “संपादक ने जो फ़ोटो वा प्रति- 

चित्र दिया है उससे इस बात का पता लगा लेना सरल हे कि लिपि 
'की मिंती किसी दूसरे द्वाश्र की लिखी है। संभव हैं कि हस्तलेख के 

दोनों लेखक समसामयिक दी रहे हों, किन्तु, बाबू श्यामसुन्द्दास इस 


परिशिष्ट ९ शिव 


समस्या, को हत् नहीं करते ओर, जसा मैंने पहले भी कहा है, उसे हक 
करने के ज्िए सेरे पास भी कोई साधन नहीं ।??& " 


मेंने इस कृत्तलेख की स्वयं भी बड़ी सावधानी के साथ परीक्षा की 


है। इससें संदेह नहीं कि पुष्पिका की लगभग डेढ़ पंक्तियों तथा हस्तत्लेख 


ररक 


4 


के शेष अंश में अंतर स्पष्ट है ( दे० “संपूर्ण संगत्‌ १४६१ लिप्य कृत्य 
व्यणारस मध्य षेसचंद पठनाथ मलूकदास बाचवि वालां सूं श्रीराम राम 
छ ग्राद्वसि पुस्तक द्वषवा तादस लि मया यदि शुर्धं तो वा मम दोशो 
न दियत॑ ) ।” पुष्पिका में एक प्रधान अंतर 'यः ओर “व” के दीचे किसी 
बिंदु का अभाव हे जो शेष अंश सें जहाँ कहीं भी संयुक्ताक्षर न हों 
झचश्य दिया गया मिलता है । अंतिम पृष्ठ में अक्षरों के दबारा लिखे 
जाने के भी चिह वतंमान हैं ओर यह बात उस अंश सें पायी जाती 
है जो लालरंग में लिखी हे | पुष्पिका, पृष्ठाॉंकन, ओर 'कबी”? एवं 'राम! 
जो पृष्ठों के किनारों पर लिखे हैं सभी स्श्र दहराये हुए हैं। दो 


भिन्न-भिन्न स्थाहियों का भी प्रयोग हुआ है जिनमें से एक फीकी और 


दूसरी गाढ़ी है पुष्पिका की स्याही गादी है ओर प्रष्ट का शेष फीकी 
स्थाहो में लिखा हुआ है इसके कारण हस्तलेख के शेष शभ्रंश के विचार 
से, रंग में थधोददी सी भिन्नता झा गई है। परन्तु यह बात भी हस्तल्लेख के 
महत्व को किसी प्रकार कम नहीं करती । हस्तल्ेख के अ्रत्तरों की बनावट 
बहुत पुरानी है । इसमें कोई बात ऐसी नहीं जिससे इसे पुष्पिका के लेखा- 
नुसार प्राचीन न स्वीकार किया जाय और यही हम स्वयं उस परुष्पिका के 
सम्बन्ध में भी कह सकते हैं। 'व” एवं 'य! के नीचे बिंदुओं के ल 
होने से ही हम इसे हस्तलेख का समकालीन मानने से इन्कार नहीं कर 
सकते । उदाहरण के लिए 'सररवती भवन बनारस! में सुरक्षित तुलसी- 
दास के हाथ की लिखी “वाल्मीकि रामायण! ( उत्तरकाणड ) की भी 

4--दे ० बलेटिन श्राफ दि सकल श्राफ श्रोरियंटल स्टडीज, लंडन' 


इस्टिट्यूशन भा० ५ वे भा० ६ पृ० ७४६“ सम प्राब्लम्स आफ 
इण्डियन फाइलालोजी ) । 


इेपय हिन्दो काव्य में निगुंण संप्रदाय 


जिसका लिपिकाल सं० १६४१ वि० है, यह'विशेषता है; और सह बात 
कालिदास के अभिज्ञान शकुन्तल्ाः के कदाचित्‌ सबसे प्राचीन उस 
हस्तल्ेख ( लिपिकाल सं० १६६० वि० ) में भी दीर्ख पह़ती है जो 
काशी-हिंदू-विश्वविद्यालय के पं० केशवश्नसाद भिश्र के यहाँ सुरक्षित. 
है । हो सकता है कि उस हस्तलेख की पुष्पिका भी उसी लिपिकार की 
लिखी हो ओर उसने इसे बहुत घिसी हुईं किसी लेखनी-द्वारा शीघ्र 
में लिख दिया हो । व, छु, ल, न एवं य संयुक्ताक्षर श्रद्वरों में पायी जाने 
वाली समानता बहुत स्पष्ट है। पहले यह प्रथा थी, और आराज भी 
देखी जाती है, कि लिपिकार पुस्तकों की विशेष माँगवाली प्रतिलिपियाँ 
कभी-कभी पहले से प्रस्तुत किये रहते थे श्रोर उन्हें किसी के हाथ देते 
समय उनके श्रन्त सें पुष्पिका जोड़ देते थे । 


सम्भव है कि यही बात इस हस्तलेख के सम्बन्ध में भी हुई हो । 
नवीन लिपि की स्याही के फीकेपन के ही कारण सम्भव है, दुहराना 
भी पड़ा हो। इस दुहराने के क्रारण यदि हस्तलेख ( क ) की प्रामा- 
णिकता न भी स्वीकार की जाय, तो भी 'कबीर-अन्थावल्ली” के महत्व 
की उपेक्षा यों ही नहीं की जा सकती | ( ख ) नामक हस्तल्ेख नितांत 
संदिग्ध नहीं हे। स्वयं मेरे पास दो हस्तलेख हैं जिनमें से एक का 
ल्िपिकाल सं० १८१६ वि० ( सन्‌ १७९९ है० ) है ओर दूसरे पर कोई 
समय नहीं दिया है ओर ये दोनों हस्तलेख (क ) की प्रामाणिकता 
सिद्ध करते हैं । 'पोड़ीहस्तलेख” में सम्मिल्नित 'कबीरबानी” भी जिसका 
वर्णन नीचे दिया जाता है इस प्रति से सुख्य-मुख्य बातों में मिश्र 
नहीं हे ओर जोधपुर लाइब्रेरी में सुरक्षित व सं० १८३० वि० में लिखित 
कबीर की रचनाओं के श्रादि, मध्य तथा अन्त में दिये गये उदाहरणों से 





/0/त ०) करलावी रे: $4क नर केक ,अका कक कफ अप ल+ कोन थ बम पक न 5 + कपिल १४ सकल 8४५ फक फात] अतेफेक बरस इक, न्‍इरपकोलपपकलनारक साकार पभ+५ कम एनपरकपकसी हक पेट रन 5० से मइसाभ३९ आता अप अभप कद तन (१ धक्का ल अर? १७ १ गए आन (सेक/ भा ब०' हप,क कल तल अआआत कप व #* एक न क की 


“+--दे० श्यामसुन्दरदास एवं पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल द्वारा सम्पादित 
गोस्वामी तुलसीदास के पु० १०४ के 'सामने का प्रतिचित्र ) | 


'परिशिष्ठट २ शे८६ 


भी जो काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की खोजों की रिपोट सें प्रकाशित 
हैं, यह भत्रो भाँति मेल खाता है। ( क ) वाला हस्तलेख अन्य लेखों 
से केवल एक ह्वी बात में भिन्न हे भ्रोर वह संग्रहीत पद्चों की संख्या 
है। (क) वाले हस्तलेख सें सबसे कम पद्य हें ओर यह इसी कारण 
सबसे प्राचीन भी है। रज़्बदास की 'सर्वांगो” के अ्न्तगंत, ईसा की 
$८वीं शताब्दी के पूर्व भाग में संग्रहीत, कबीडु की रचनाएं भी इसी 
प्रकार की हैं। यह भी सम्भव है कि दादूदयाल ( जन्म संचत्‌ ३६०१- 
१५४४ हईै० )को कचीर को बानियाँ इसी रूप सें पहले-पहल मिल्नी 
थीं ओर इन्हीं के आदु्श पर उन्होंने अपनी बानियाँ रची थीं। अतएव 
यह असम्भव नहीं कि कबीर की रचनाओं का यही रूप सन्‌ १५०४ है ० 
में भी वत्तमान था जबकि (क ) हस्तलेख की प्रति अस्तुत की गई थी । 
परन्तु हस्तलेख की प्रामाणिकता पक बात है और उसके विपय 
'की प्रामाणिकता, दूसरी । ओर इस इष्टिकोण के अनुसार मैं “कबीर: 
ग्रभ्थावज्ञी! को पूर्णतः चिश्वसतीय नहीं मानता । इसके शन्तरगत कुछ 
ऐसे पद्य हैं जो कबीर के नहीं हो सकते । कबीर के चमत्कारों के प्रसंग 
चालते सभी पद्म ऐसे ही हैं । कबीर अपने पूव॑वर्ती संतों के चमस्कारों में 
घाहे विश्वास भी करते रहे हों, तो भी उनके जसे सत्यवादी व्यरि 
मे अपने सम्बन्ध में कूडी बाते नहीं कही होंगी। फिर इनसें 'कथता 
यकता सुरता सोई”! से आरम्भ होनेवाला एक पथ्च७& आया हे 
जिसे आदिग्रन्थ” से सिख्खों के प्रथम गुरु नानक का कहा गया 
है। यह भी सम्भव है कि 'ग्रन्थावत्ली” के सम्पदक के बजाय ग्न्य के 
सम्पादकों से ही यह भूल हो गई हो क्योंकि यह पद्‌ दादूपंथियों की 
पंच बानी! में भी आया है शोर वे लोग नानक के दादू से पृत्रंकाल्ीन 
होने पर भी उनकी बानियों के प्रति कोई श्रद्धा नहों प्रदर्शित करते १ 
तो भी जबकि इस विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 


अन्‍ल$कासकतरभा काल शक लिप-१० ३४३7 ॥ 8 असआ७॥७....+.:0 4 27 सरतता€तडकाकुलकफा. वकफ 0२०9०) उस्हास आचा॥७७4 १ 7 7 तएलन कक मे 7. 8798 2008 0:४० + तक्यता एफ. 77क 3830 -0/३७+ श्ञ2१6००//फानकपंक्रकाक बल पर. मरे हायर उसके हे. हर आ2( एव अगर. 2.७ हा आुलातामंगीश्रे कैशाफृगएतफ१ संता तत। बंका शी (कक. हाजिर. चे हए. अपर हक किक कतीधिकावक जह।पकेसिसिलमाशलत 


एक >पेद ४२, प० १०२ ॥ 


३६० हिन्दी काव्य में निगंण संप्रदाय. * 


इसके द्वारा 'कबीर ग्रंथावल्ली” को पूणंत: प्रामाणिक मान लेने सें सय 
भी उपस्थित हो साता हे । इसलिए कबीर ग्रन्यावक्ञी” 'आदिग्रन्थ! 
एवं बीजक को मैंने श्रधिक विश्वसनोय मानते हुए कली उनकी ऐसी 
कोई भी रचना स्वीकार नहीं की ह॑ जिसमें या तो सांप्रदाग्रिकता की 
गन्ध आती है या जो उनके रचयिता के सम्पन्ध में किन्हीं श्रसम्भव 
बातों का उल्लेख कस्पी है। इसके साथ ही मैंने उपयक्त अन्य पन्धों 
की भी पूर्णत; उपेक्षा नहीं की हे और मैंने उनसे ऐसे पद्यों को उद्घत 
भी कर दिया है जो इन तीनों ग्रन्थों में स्वोकृत बातों के चिरुद्ध नहीं 
पड़ते । जो पद्य इन तीनों ही ग्रंथों सें आये हैं उनके पाठों को मैंने 
अ्रसांप्रदायिकता एवं पुरानी शेत्री के विचार से, “अंथ्रावली”ः तथा 
आदिय्रंथ” के ही श्रनुसार दीक माना हे | 

उन पद्मयों के सिचाय जो कबीर की बानियों में मित्र गये हैं. कुछ 
ऐसी भी रचनाएँ चल पड़ी हैं जिनसें से बहत सी तो कग्रीर-कृत कह- 
क्षाना चाहती हैं शोर अ्रन्य श्रनेक ऐसी हैं जो उस प्रकार न कहल्ञाकर 
भी कबीर की कृति होने का अ्रम उत्पन्न कर सकती हैं। कभीर के 
भिन्न-भिन्न जीवनचरित्रों सें दो गईं उनकी पुस्तकों की सूची में ऐसे 
बहुत से ग्रन्थों के नाम दिये गये मिलते हैं । ऐसे ४० ग्रंथों को एंकड्ित' 
करके कबीर-पंथी साधु युगलाननद के सम्पादकत्व सें, ११ भागों का 
एक 'कबोरसागर” जो. एक दूसरे नाम से 'बोघ-सागर”! भी कहलाता 
है, बस्बई के श्री वेड्टेश्वर तथा क्च्मी चेडुटेश्वर प्रेस-द्वारा प्रकाशित 
किया गया है । 

इन ४० ग्रंथों सें से केवल आत्म बोध! (भा० ६ ) अंशत; 
उस रेखता का प्रतिनिधित्व करता है जो "“वेज्नवेडियर प्रेस” से प्रकाशित 
है और जिसे कबीर कृत माना जा सकता है। इसमें दिये गये कबीर 
के सिद्धांत 'प्रन्थावज्ञीः एवं 'ग्रन्थ/ के अनुकूल पड़ते हैं और 'रेखता” 
की खड़ी बोज्ली भाषा के कारण भी इसका कब्ीर-कृत होना असस्मय 
नहीं हे । किन्तु यह भी सरभव है कि इसका रचयिता कबीर न होकर 


५ 


परिशिष्ट २ ३६१ 


मनोहरदास हो । इस ग्रन्थ के कई स्थलों पर 'दासमनोहर” शब्द कां 
प्रयोग दीख पड़ता हे। इसमें सन्देह नहीं कि उक्त प्रयोग भोतिक सन 
के लिए किया गया है । फिर भी इसके विरुद्ध भी कोई कारण नहीं कि 
यह र चयिता का नाम होकर ही प्रयुक्त हुआ है । 

. शेष ३६ रचनाओं में से एक भी कबीर की नहीं और यह उनके 
विषय से ही प्रकट है | अनुराग सागर! (भा० २ ) झानसागर! 
(. भा० १ ) अस्बुसागर! ( भा० ३) 'स्वसम्वेदबोध/ ( भा० ६ ) 
निरंजन बोध! ( भा० ७ ) 'ज्ानरिथिति बोध! ( भा० ८ ) 'सबंज्ञ- 
सागर”! ( भा० ३ ) एक प्रकार के कबीर जातक” या कबीर के अचतार- 
घारण की कथाएँ हैं| इन कथाओं सें एक ऐसे सष्टिऋरम का चर्शन 
है जो दाशनिकता व पोराणिकता से भरा हुआ है और इसके अनुसार 
कबीर ज्ञानी कहे गये हैं तथा उन्हें आदि पुरुष के अनेक ( कुछ पुस्तकों 
के अनुसार ५ भर दूसरों के श्रनुसार १६ ) पुत्रों में से एक एवं निरं- 
जन का भाहे माना गया है। इस निरंजन को वंचक समभा गया है। 
यह अपने पिता को इस बात सें ठग लेता हे कि चह इसे सप्तलोक, 
मानसरोचर, तथा आदि माया ( अ्रष्टाज्ी भवानी ) दे दे और अपने 
मनोविकारों के श्रावेश सें श्राकर आदि माया को यह निगल भी जाता 
हैं । तदनंतर आदिमाया उसके पेट को चीर#र बाहर निकल आती' है 
ओर इसकी बातों सें आकर इससे व्याह कर लेती है जिससे ब्रह्मा, 
विष्णु, व. महेश नामक तीन पुत्रों की उत्पत्ति होती हैं। तब ये तीजों 
लड़के श्रपने जन्म के पहले से ही गुप्त हो गये हुए पिता की खोज 'में 
निकलते हैं | ब्रह्मा जौटकर श्रसत्य बोलता है कि मैंने अपने पिता को 
देखा हे जिसपर रुष्ट होकर आ्राद्या उसे शाप देती है कि तुम्हारी न तो 
कोई पूजा होगी शोर न तुम्हें कोई भेंट श्र्पित की जायगी और सुर्हारी 
संतान श्राह्मण, भी धघूत्त हुआ करगे । 


विष्णु भी अपने प्रयस्नों सें असफल हुआ और निम्न लोकों सें जक्ष- 
कर काला पढ़े गया । उसने अपनी श्रसफलता स्वीकार कर क्षी जिसके 


में कि * 
श2६ए '.. हिन्दी काव्य में निगण संप्रदाय 


कारण वह सबसे श्रधिक पूज्य बन गया। उसने अपने बड़े भाई (दु:खित 
ब्रह्मा) को वचन दिया कि मेरे अनुयायी तुम्हरो सन्‍्तान का'भी आदर 
व पालन-पोषण करेंगे सबसे छोटे लड़के महेश ने मोन रहता स्वोकार 
किया जिसके कारण वह्द अमर योगी बन गया । इन्हीं त्रिदेवों के द्वारा 
: झत्यु का स्वासी निरब्जन सारे विश्व पर शार्सन करता हैं । निरंजन 
के मूल कपट से कोई भी नहीं बच सकता, जब तक श्ञानी 
( कबीर ) इस काम के लिए नियुक्त होकर रवर्यं उसका उद्धार करेंना 
स्वीकार न कर क्षे। निरंजन ने इन उद्धारकर्ता कबीर को भी धोखा 
दिया ओर उनसे वचन ले लिया कि मैं तुम्हारे कार्यों में, सत्य, भ्रेता 
एवं द्वापर युगों में अधिक हस्तक्षेप नहीं करूँ गा। इन युगों में कबीर 
क्रमश; सत्यसुक्ृत, मुनींदर तथा करुणामय नामों से चिझख्यात थे और 
उन्होंने पहले में केवल राजा घधोंधल व खेमसिरी ग्वालिन, दूसरे सें 
भाट विचित्र हनुमान ( हनुमान बोध भा० ५ ), जक्मण ( क्योंकि 
इसी युग में राम समुद्र पर पुल बाँधकर कबीर की कृपा से लंका पहुखे 
थे ) और मंदोदरी ( जिसका पति रावण केवल कबीर के शाप हूं। से 
मारा गया था ) तथा तीसरे सें केवल गढ़ गिरनार की रानी का उद्धार 
किया था और डसो की आ्राथंना पर उसके पति को भी बचाया था । 
कलियुग में ये काशी में अवत्ती्ण हुए और, उन्हें उस श्वपच सुद््शन 
ने पहचानकर उनकी पूजा की जिसे कृष्ण के कहने पर थुधिष्ठिर ने, 
अपने अश्वमेध यश की सफलता के छिप. उसके पहले निमश्रित करना 
आवश्यक माना था। कृष्ण ने अपनी रूंत्यु के अनंतर उड़ीसा के राजा 
इंद्रदमन को स्वप्न में झाशा दी कि वह पुरी में जगन्नाथ के लिए एक 
मंदिर का निर्माण करे | किंतु समुद्र ने राम को अपने ऊपर पुत्न बाँधनि 
के अपराध को ज्ञमा नहीं किया था । जिस कारण उसने उक्त मंदिर के 
निर्माण में बाघा उपस्थित की ओर, कबीर के इस बीचबिचाय पर कि 
तुम पुरी के नगर की जगह द्वारका को डुबो जो, चह शांत हो सका । 
कबीर, ने पुरो से अस्श्शयता को दूर कर दिया, डितु गोरखनाथ की घृष्ट ता 


न परिशिष्ट २ ३६३ 


के कारण, उनके दशा न योगियों को उपलब्ध न हो सके ( लच्मण बोध, 
भा० ४ )। ये उपाख्यान इन पुस्तकों सें केवल थोड़े से ही परिवतनों 
के साथ यन्न-ततन्न दिये मित्रते हैं। ओर इनके उल्लेख 'कबीरसागर? 
के बहुत से अन्य अन्थों में भी पाये जाते हैं । 

इन ग्रंथों में से कहे एक सें कबीर के, कलियुग सें रहकर किये गये 
उद्धार सम्बन्धी प्रयस्‍्नों के वशणुन मिलते हैं । हजरत मुहम्मद ( मुहम्मद 
बोध, भा० ६ ), बढ्ख के सुल्तान अव्ाहम अधम ( सुद्तान बोध, 
भा० ६ ), विष्णु के वाहन गरुड़ ( गर॒ुई बोध भा० ९ ); लंका के 
राजा अ्रमर्सिह जिसे कबीर ने भयंकर नरकों को दिखला दिया था 
( अमरसिंह बोध, भा० ४ ) | काशी के वीरसिंह बघरेज्न जिन्होंने कबीर 
की मन्यु के अ्रनंतर नवाब बिजली खाँ के विरुद्ध युद्ध ढानने की 
तैयारी की थी ( चीरसिंह बोध, भा० ४ ); जलंघर के राजा भूपाज 
, ( भूपाल बोध, भा० ५ ) जगजीवन नाम के एक राजा ( जगजीवन 
बोध, भा० ४ ) दिरली के शाह सिकंदर लोदी ओर अहमदाबाद के ' 
नवाब दरियाखाँ ( कमालबोध, भा० १० ) श्रीनगर ( गढ़वाल ) के 
राजा राममोहन जिसका राज्य कश्मीर तक फेला हुआ कहा जाता है 
( गुरु माहात्म्प, भा० ११ ) आदि सभी के लिए कहा गय्रा हैं कि 
उन्होंने कबीर को शरण माँगी थी ओर उन सबको उन्होंने चचन लिया 
था । ज्ञानप्रकाश ( भा० ४ ) में इस बात का पोराणिक चर्णन आता 
है कि धर्मदास का शिष्यत्व किस भअकार प्राप्त किया था । 

चोका स्वरोद्य ( भा० ७ ) और सुमिरण बोध ( भा० १० ) में 
कबीरपंथ में प्रचलित उपासना-पदूतियों की चर्चा आती है ओर उनमें 
सिश्ष-सिदञ्ष प्रकार की चौका, आरती, तिनका तोइना आदि सम्बन्धो 
: विधियों के वर्णन पाये जाते हैं । अमरसूल (भः७ ७) सें पान परवाना, 
पारस एवं अमरभुल की विधियों की भी उपयोगिता बतलायी गई है,। 
विवेकसागर ( भा० ३ ) तथा धर्मविधि ( भा० ४) में साधुश्रों एवं 
गृहस्थों के आचार-धम निरूपित किये गये हैं। कायापंजी, पंचमुत्रा, 


३६५ हिन्दो काव्य में निगण संप्रदाय, 


संतोषबोध ( सभी भा० ८) ओर स्वासगंजार ( भा० १०) में 
गुहयविद्या की बातें दी गई हैं । कर्मब्रोध ( भा० ७ ) में कर्म धर उसके 
परिणामों का चणत है। ज्ञानबोष, भवतारणबोध, सुक्तिधोध ओर 
कबीरबानी ( सभी भा० ७ ), नाम की सच्ची महिमा का वर्णन करते 
हैं और उन अन्य बहुत सी बातों की भी चर्चा'करते हैं जो, धर्मदास 
के अनुयाय्रियों के अनुसार घार्मिक जीचन के लिए श्रावश्यक हैं । 

कबीरपंथ ने हिंदुओं आदि के वतमान पौराणिक साहित्य से भी 
लाभ उठाया है श्रोर उनके आधार पर अपने आदर्शों व. भावनाओं के 
प्रचार का प्रयत्न किया है। आगम निगमबोध! ( भा० १० ) में सिन्न- 
भिन्न धार्मिक संप्रदायों ओर उनके ग्रचारकों जसी प्रक्कीणशंक बातों के 
बण० पाये जाते हैं । 

उग्रगीता ( भा० ८ ) में कबोरपंथो-विचारानुसार 'भगवदुगीता! 
की बात दी गई हैं | कहीं-कहीं तो महत्वपूर्ण स्थल्नों पर मूल का अ्रणरश:, 
' अनुवाद तक मिक्कता हे। सुख्य विपय तथा संचादों की संख्या तक में 
अंतर नह दीखता | कृष्ण से अंत में निगंश भक्ति का उपदेश दिल्लाया 
गया है और कहा गप्रा दे कि निगण सगुण से श्रेष्ठ है. किंतु वास्तविक 
परमात्मा निर्गण से भो परे है । जेनबोध में जनधर्म का वर्णन है जिसे 
कब्रीरपंश्री लोग उसके अद्विक्ता-सिद्धान्त के कारण महत्व देते हैं। 
अलिफनामा ( भा० ७ ) एक उपदेशात्मक प्रंत्र हे जिसका प्रत्येक पथ 
फारसी वर्णमात्ना के अत्तरों से आरम्भ होता है । 

कबीरबोध ( भा ६) भूल से कबीरपंध की रचना समझा 


जाता हे। यह गोरखनाथ के मुस्लिम श्रनुगायी बाबा रतनहजी की 
कृति जान पड़ता है। यह भी बहुत संभव है कि यह ग्रंथ गोरखपंथ 
वे कबीर पंथ के बोच को एक कड़ी सिद्ध हो जाय। कथीरबानी 
'( भा० ७ ) नाम सूचित करता है कि यह कबीर की रचना है फिंसु इसके 
अंतर्गत सं० १७७५ वि०. विषयक भविष्यवाणी के आने के कारण 
यह उस समय के पीछे कों रचना जान पड़ती है। जीवधर्मब्रोध 


परिशिष्ट २ ३६४५ 


( भा० ११ ) एंक बहुत आधुनिक ग्रंथ है क्योंकि इससें संसार के सभी 
धर्मों की चर्चा की गई है और इसमें कतिपय भाषा विज्ञान के प्रश्न 
तक छेड़े गये हैं.। कबीरचरित्रत्रोध ऐक गद्य ग्रंथ है और कदाचित्‌ 
संपादक की हो रचना हैं जिसमें कबीर का जीवनचरित्र, पोराणिक ढंग 
से लिखा गया हूं | गद्य की कुछ अन्य रचनाएं भी यन्न-तत्र पायी जाती 
हैं जिनमें से कुछ तो अवश्य हो संपादक की क्ृतियाँ हैं । 


हिल 


'सुखविधान! नामक अंथ में ब्रह्म, माया, जीवात्मा आदि का 


विवेचन है और कुछ ऐसो धार्मिक बातें भी उसमें दो गई हैं. जिनसे 
पता चलता हे कि धसमंदास किस प्रकार कबीर के शिष्य हुए थे | विल्सने 
साहब ने इसका रचयिता सुरतगोपाल को माना हे जो कबीरपंथ की 
काशीवालो शाखा के प्रवतक थे। किंतु काशीवाली शाखा इस प्रकार के 
साहित्यिक प्रग्नत्नों से पूर्णत; सुक्त ह. भौर यदि उसने कभी ऐसा कदम 
: डैठाया भी है तो वह 'बीजक' अंथ की टीका-टिप्पणियों तक ही सीमित 
रह गया है । 

पिर्भयव ज्ञान! 'सेदसारः व आदि टकसारः जेसे कुछ अ्रन्य ग्रंथ 
हैं जिन्हें हम कबीरसागर में सम्मिल्लित पुस्तकों की श्रेणी में रख सकते 
हैं। गोरखगोष्टो व रामानंदगोष्ठी में कबीर के साथ उन मद्दात्माश्रों 
की बातचीत करायी गईं है । 

इन रचनाओ्रों का महत्व इस बात में है कि इनके द्वारा पता चल 
जाता है कि कबीर के उपदेशों को उनके अनुयायियों ओर विशेषकर 
धर्मदासी शाखावालों के कारण कौन सा रूप सिल्ल गया। उन्हें देखने 
पर उन्हें कबीरकृत नहीं स्वीकार किया जा सकता । उनके आधार पर उक्त 
शाखा का इतिहास लिखने में भी सहायता मिक्न सकती है.। उदाहरण 
के लिए 'भनुरागसागर' से पता चक्षता है कि धमंदास से छुठी पीढ़ी में 
घमंदासी शाखा की महंती के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में गंभीर मगड़े 
हुए थे | उसमें कबीर के उपदेशों पर श्राश्नितः अ्रन्य पंथों के ऊपर किये 
गये दोषारोपणों के उदाहरण भी मिलते हैं। अनुरागसागर एवं अन्य 


६. 


सिग ५ डे 
३६६ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय , 


ऐसे अंथों के अनुसार कलियुग में कबीर उन्हीं के उद्धार के लिए प्रयत्न 
करते हैं जो निरंजन के प्रति चचनबद्ध. नहीं रहा करते। फिर भी निरंजन 
ने कबीर को धोखा देकर उनसे नाम का रहस्य जान लिया है और 
उसके आधार पर उसने निगणमत के द्वादश पंथ प्रचज्ञित कर दिये हैं 
जिनसे धार्मिक पुरुषों को उस धर्मदास के अ्रनुयात्रियों को शरण में 
जाने में बःधा पहुंचती है जिनके चंश के लिए कबीर ने निरन्तर बयालिस 
पीढ़ियों तक नेतृत्व करने की परंपरा चलना दी थी। इन द्वादश "थाँ सें 
नारायणदास ( सत्य अंधादूत ) सुरतगोपाल ( अंधश्रचेत ) कमाल 
( मनमकरंद ) प्राणनाथ ( अ्रकिल्नभंग श्रथवा विजयदूत ) श्रौर जग- 
जीवन ( नकटानेन ) द्वारा प्रचल्चित किये पंथ आते हैं ओर उनके 
प्रवतकों के नाम श्रचज्ञापु*क रचे गये हैं जेसा कि कोष्ठ में दिये गये 
शब्दों से प्रकट हे | कहा जाता है कि कबीर ने तीन अन्य काहपनिक 
चंशों को भी इसी प्रकार आदेश दिये थे जिनसें कुशहर द्वीप के ऋरणाटऋ 
नगर के २७ पीढ़ियोंवाले चतुभजदास प्ञज्ञ द्वीप के दर्भगा नगर के 
१६ पीढ़ियोंचाल चंकेजी और शाह्मत्री द्वोपस्थ महापुर नागरिक ७ 
पीढ़ियोंचाल सहतेजी हैं । क्रितु ऐसी रचनाओं को कबीर के वास्तविक 
उपदेशों का प्रचार करनेबाल्ा ग्रंथ नहीं कहा जा सकता । ६नक्का उनकी 
अपनी कृति मान लिया जाना तो ओर भी असंभव हे । 


उक्त सभो रचताएं १८ वों हैस्‍वो शताब्दों वा उसके पीछे की हैं । 
इनमें से सबसे प्राचीन 'सुखनिधान” होगा जिसमें दिये गये पौराणिक 
उपाख्यान उतने विस्तृत नहीं हैं | अनुराग सागर”! उस समय की 
रचना हे जब प्राणशनाथ ( सत्‌ १६१८-१६६४ ६० ) ने घासी संप्रदाय 
का प्रवत्तत कर दिया था श्र जगजीवनदास ( जन्म सन्‌ १६७० ) 
ने अ्वना सत्तनामी संप्रदाय प्रचलित क्रिया था । इसको सबसे प्राचोन 
प्रति, स्वामी युगज्ञानन्द के अनुसार, अबोध नाम 'वाज़ा पीर! ( सत्त्‌ 
१७१९-१७४४ हैं० ) के समय की है ओर यही उसका वास्तविक 


परिशिष्ठ २ ३ ६४ द 


समय भो. होगा । सिद्धांतों के विकास को ध्यान करते हुएं, कहा जा 
सकर्त है. दि 'शानसागर” इससे कुछ प्राचीन होगा और अ्रन्य पोछे के 
होंगे। 

कबीर के शिष्यों की* रचनाओं में धर्मदास की शब्दावजक्षी ( चेल- 
वेडियर प्रेस ) महत्वपूर्ण हे। कबीरपुत्र कमाल की भी बानी मिलतो है 
यद्यपि चह अभी तक छुपी नहों है । 


सिख, गुरुओं की रचनाओं का सबसे महत्वपूर्ण व प्रामाणिक संग्रह 
आदि ग्रन्थ! है। यद्यपि, सिखधर्म भी आज अन्य धर्मों की हो भाँति एक 
संप्रदाय बन गया है फिर भो आदि ग्रंथ' सांप्रदायिक विचारों से 
नितांत शून्य है । यह भले नहीं कहा जा सकता कि सिख गुरुतों के 
अ्रतिरिक्त , अन्य सन्‍तों की बानियाँ जो उसमें संग्रहीत हैं संम्मिश्रण युक्त 
"हैं; । पुस्तक साधारण प्रकार से गुरुसुखी क्ियि में छुपा करती है, किंतु 
तारनतरन के एम० एंस० वेद्य ने इसका एंक नागरो लिपि में छुपा संस्करण 
भी निकाज्षा है। डा० ट्म्प ने इसका अनुवाद किया था और मेकालिफ़ 
साहब ने भी इसका एक पूरा व उपयोगी शनुवाद कर डाला है। इसकी 
प्रारस्सिक रचना 'जपुजी? का प्रो० तेजसिंह द्वारा क्रिया हुआ अनुधाद 
सुन्दर व शुद्ध भी है, 'संतबानी संग्रह” के सम्पादक ने गुरु नानक की 
कुछ ऐसी रचनाश्रों को संग्रहीत किया है जो अन्यत्न नहीं मिलती | पत्ता 
नहीं उन्हें कोन सा महत्व प्रदान किया जाय । 
दादू की बानियों के भी कई अच्छे संस्करण उपलब्ध हैं, किंतु यहं 
कहा नहीं जा सकता कि वे ज्षेपकों से कहाँ तक युक्त हैं । पं० चन्द्रिका- 
प्रसाद का संस्करण सबसें श्रेपष्ट समझा जाता है। उसके अतिरिक्त 
पं० सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा वाला 
संस्करण, वेलवेडियर प्रेसवाला संस्करण ( दो भाग ) भौर शानसागर 
यालज्ा संस्करण भी उपलब्ध हैं । पं० तारादतत गेरोत्रा ने दादू के 
धुने हुए पदों का अंग्रेजी सें अनुवाद किया है । यह अनुवाद ( 'सांम्स 


५५ हिग्दौ काव्य में निगुण संभदाय 


शआरफ दादू” इंडियन बुकशाप, बनारस ) शुद्ध व विश्वसनीय«है । दावू 
के शिष्प्रों में से केवल कुछु की हो रचनाएँ छुपी हैं। सुर्दरदास का 
'सबेया? अंथ्र चा 'सुन्दर विज्ञासः ( वेल्वेडियर प्रेस | बहुत लोकप्रिय 
है | जयपुर के पुरोहित हरनारायण शर्मा ने इनकी चुनी हुई रचनाओं 
का एक सुन्द्र संग्रह 'संदरसार! (का० ना० प्र० समा ) नाम से 
निकाझा हे ओर इनकी सारी रचनाओं का भी एक प्रामाणिक संस्करण 
तयार किया है ।* संदरदास की रचनाओं का एक बहुत अच्छा 
संखरण अहमदाबाद कि सयद साले मुहम्मद नुरानी ने, £ सिद्धू बेदांती 
व दादूपंथी पीताम्बर जी ह्वारा संपादित कराकर, प्रकाशित किया ६। 
रज्बजी की भी 'बानी! प्रकाशित हो चुडी हैं। दादू के अन्य अनेक 
शिष्यों की रचनाओं को भी मैंने उस बहुमूल्य हस्तत्ेख से पढ़ा है जिसे 
पं० गेरोला ने, बढ़ी उदारता के साथ मुझे देखने को दिया था और. 
जिसे जयपुर के डा० दल्लजीतर्सिह ने उन्हें भंट किया था। मैंने इसे, 
पं० गेरोला के ही स्थान के नाम पर, 'पोड़ी हस्तत्लेख” की संशा दे दी है । 
यह हस्तलेख आध्यात्मिक साहित्य का एक वास्तविक्र पुस्तकालय 
ही कहा जा सकता है। इससें चार खंड हैं । पहले में 'पंचबानी', है 
जिससे दादूर्पथ द्वारा मान्य दादू, कबीर, नामदेव, रंदास, भर हरिदास 
को रचनाएँ गरीबदास के भी पदों के साथ संगृद्वीत हैं | दूसरे में गोरख- 
नाथ, चोरंगीनाथ, कणेरीपान, बाल्ानाथ जेसे बहुत से भोगियों की 
बानियाँ दी गई हैं। तीसरे में दादू के कतिपय शिष्यों, जैसे सुन्द्रदास 
( स्वेया, ज्ञानसमुद्र भोर अष्ठक ) गरोबदास ८ भ्रनभय प्रबोध ग्रंथ ) 
रजब जी आदि की रचनाएं सम्मिलित हैं। चोथे में रजब-द्वारा किय३ 


,७०००१४ अत कत, आन्‍स+ कक... 


“अब यह संस्करण, कलकत्ते की राजस्थान रिसर्च सोसाइटी' 
द्वारा, सं० १६९३ में प्रकाशित भी हो चुका है। इसका नाम 
सूंदर ग्रंथावली' हुँ जिसके दो खण्ड हूँ। 

््ि “अन्‌ वादक 


परिशिष्ट रे के ॥ै६६; 


हुआ, भिक्न-भिन्न संतों के चचनों कां एक संग्रह है जिसे उन्होंने रचयिताओं 
के संप्रदायों का ध्यान न रखते हुए, केवल रचनाओं के संत-मतानुकूल 
होने की दृष्टि से ही प्रस्तुत किया हे ।. यह 'सवागी” नामक संग्रह पंथ 
संतमत सम्बन्धो विचाशें का पूरा सारग्रंथ भी है | दुर्भोग्यवश इसका 
हस्तलेख बहुत दिनों से शाधूरा चला आता है ओर इसके आदि एवं 

ते के कुछु पृष्ठ नष्ट हो चुके हैं । इसी कारण इस हस्तत्तेख का टठीक- 
ढीक लिपिकाल भो निश्चित नहीं किया जा सकता। फिर भी इसका 
कागज कमसे कम दो सो चष पुराना है। संभवत; यह रज्जबदास के 
ही लिए शाहजहाँ के शासन-काल में लिखा गया होगा। आरम्भ के 
पृष्ठों के नष्ट हो जाने के कारण खो गई हुड्डे दाद बानी फिर से लिख दी 
गई हे | इस नये रूप सें लिखित अंश में पद्मों की संख्या पहले से 
अंधिक है ओर इससे पता चलता है कि सर्वप्रथम संग्रहीत व संपादित 
होने के अनंतर भी ये बानियाँ बढ़ती गई हैं। 


यह इस्तलेख तथा आदियंब”ः कबीर के पूवकाल्लीन संतों के 
अ्रध्ययन में बहुमूल्य सहायता पहुँचाते हैं। नामदेव एवं रेदास की 
बानियों को वेलचेडियर प्रेस ने भी प्रकाशित किया है । 


मुझे पता चल्ना है कि प्राणशनाथ के भी कुछ ग्रंथ प्रकाशित हो चुके 
हैं किंतु मुझे उनसें से एक भी नहीं मिल सका है । उनके हस्तललेखों 
को आप्त करने के भी सेरे प्रयरन अ्सफल्न हो गये । काशी नागरी अ्चा- 
रिणो सभा की भिन्न-भिन्न खोज-रिपोर्टों सें प्रकाशित केवल्ल 'प्रगटबानी' 
अह्ययानी', '£मपदेली', व 'तारतर्य” के कुछ अवतरणों से ही मुझे संतोष 
करना पड़ा है । शिवनारोयण एवं दीनद्रवेश की रचनाश्रों का भो मैं 
उससे अधिक उपयोग न कर सका जितना मुझे #वत्रतक्काल के 'सुरति 
शब्दयोग कल्पत्‌ भ! तथा विल्सन के 'रेल्जस सेक्ट्स आफ दि हिंदूज़ञ” 
में प्रकाशित कतिपय अचतरणों अथवा अनुषादों से उपलब्ध हुआ । 
किंतु उतने से हो मुर्के अपने काम की सामग्री नमिल्ल सकी । शिवनार(यण 


४8०० हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


के 'संतः सरस” नामक गअंथ को सभा में सुरक्षित दृस्तलिखित« प्रति से 
मुझे कुछ भी लाभ न हो सका । महामहोपाध्याय गोरीशंकर हीराचंद 
ओमा के पास दीनद्रवेश की बानियों का एक संग्रह हे किंतु मुझे वह 
भी न मिला । राधास्वासी साहित्य में से शिषद्याल के सारबचन 
( दो भाग ) राय सालिगराम बहादुर की प्रेमबानी ( पाँचवाँ भाग ) 
ओर जगतग्रकाश तथा साहिब जी के नाटक 'स्वराज्य” के अध्ययन करने 
का मुझे अचसर मिल्ना था | 


संत साहित्य को प्रकाश में लाने के कार्य में वेलवेडियर प्रेस ने 
विशेष भाग लिया है। अपनो 'रुंतबानी सीरीज” के द्वारा उसने सारे 
उपलब्ध संत साहित्य को सब्र साधारण के हाथों में पहुँचाने का प्रयत्न 
किया है। कबीर, धमंदास, नामदेबच, रदास और दाद की उपयुक्त 
रचनाओं के श्रतिरिक्त निम्नलिखित ग्रन्थ भी रस ( सीरीज ) में निकल, ' 
चुके हैं! -- 

“मल्ूकदास की बानी”, जगजीवनदास की 'शब्दाबल्ली” (२ भाग ), 
पत्नटू साहब की 'बानी” ( ४ भाग ) दूृल्लमदास को 'बानी', यारीसाहब 
की 'रतनावद्वी”, केशवदास की “अ्रमी घुंद', बुल्जासाहब की 'शब्दायल्ती”, 
गुलाल साहब की 'बानी' ओर भोखासाहब की 'शब्दाबल्ली” । ३ 


40--[ यारी श्रौर उनकी परम्परा की रचनाश्रों के एक महत्वपूर्ण 
संस्करण का सम्पादन उस परम्परा के वर्तमान महंत बाबा राम- 
बरनदाम ने 'महत्माश्रों की बानी नाम से किया है। इस पृस्तक 
द्वारा बावरी, बीरू, ललनान- व शाह फकीर जेसे कई ऐसे संतों 
के पद्म प्रकाश में आ गये हैं जो भ्रभी तक श्रज्ञात थे श्ौर केश व- 
दास, बुल्ला, गुलाल भौर भीखा की कुछ ऐसी रचनाएँ भी 
प्रकाशित हो गई हैं जिनका श्रभी तक पता नहीं था । ] 

न-वास्तव में ललना” नामक किसी भी सन्त का पता नहीं । “महा 

त्माश्नों की बोणी' में प्रकाशित पू० ६५-६७ वाले पश्च के रचमिता 


ह परिशिष्ट २ ४०९ 


चरनदास-- बानी” / दो भाग )--दयाबाई--- दयाबोध” सहजो- 
बाई-सह जञप्रकाश ', दरिया ( बिहारवाले )--द्रिग्रासागरः, दरिया 
( मारवाइचाले )-- बानी, गरीबदास--बानी? ( उनकी चुनी हुई 
रचनाश्रों का संग्रह ) तुलसीसाहब 'शब्दावज्नी? ( दो भाग ), 'रत्न- 
सागर! व “घट रामायन? ( दो भाग ) मैंने मुं० देवोप्रसाद-द्वारा 
संपादित 'घटरामायन? ग्रन्थ भी देखा है फ्रितु अपने काम के लिए, 
'बेलवीडिर प्रेस” वाले को ही अच्छा। समझा है। 'संतबानी संग्रह” 
'संतबानी” के संपादक ह्वारा किया गया एक उपयोगी संग्रह हे जिससें 
थोड़े सें संत साहित्य का सार सा आ गया है । 
धार्मिक सुधार-संबंधी सध्यकाल्ीन आंदोलन को च्चा श्रधिक या 
थोड़े में कई उच्चक्रोटि के विद्वानों द्वारा की जा चुको है, जसे, डा० 
| भांडारकर (शविज्ध्म व वेष्णविज़्म), प्रियसन ( मान 
' २ संतों के. वर्नाक्युल्र लिटरेचर ), विल्सन ( रेलिजस सेक्‍्ट्स 
विषय में साहित्य श्राफ़ दि हिंदूज़ ), (कार्पटर थीज़््म इन मिडोचल 
४ डिया) ओर फक् हर (झआउटलाइंस आफ रेजिजस 
लिट्रचर इन इंडिया ) | डा० दासगुप्त ने अपने ग्रंथ 'हिंदू मिस्टिसिज़्स! 
के अ्रंतगंत एक अध्याय साधारण रहस्यचाद पर भी दिया है । जिसमें 
उन्होंने इन संतों के बिचारों पर सरसरे ढंग से चर्चा कर दी है । महर्षि 
शिवग्रतल्ञाल ने अपने 'सुरत शब्दयोग कल्पद्र म! नामक ग्रन्थ की भूमिका 
में जो विल्सन के 'रेलिजस सेक्ट्स आफ दि ह्विंदूज” जेसी ही रचना है 
राधास्वामी मत के दृष्टिकोश 'से संतमत का निरूपण किया गया है । 
आ० सम्पूर्शाननद ने विद्यापीउ” नाम की त्रमासिक पश्मिका सें एक सुन्दर 
किंतु छोटा सा लेख संतमत के विषय में दिया है | 


हि 3 ५७०४0५,७७७॥७७७७ 


भीखा साहब हैं ( दे० प० ९६ की १८वीं पंक्ति ) 'ललना” शब्द 
का प्रयोग यहाँ “राग सोहर' की एक विशेषतामात्र है । 
“अनूवादक । 


४४०२ हिन्दी काव्य में निगंश संप्रदाय 


यदि व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाथ तो इस संत कवियों में 
कबीर की चर्चा , सबसे अधिक की गई दीख पड़ेगी। मिश्रबंधुओं ने 
' अपने हिंदी 'नेवरत्न? सें, वेस्टकाट ने 'कबीर एन्ड दि कबीर पंथ” सें और 
' इधर डो० के ने अपने 'कबीर एन्ड द्विज फ़ालोबस! सें उनके सिद्धांतों 
' के सम्बन्ध में कुछ लिखा है। डा० रवींद्रनांथ ठाकुर के “वन हंडेड 
पोएंमग्स आफ कबोर”? को अपनी सुन्दर भूमिका में एंचलिन अंडरहिल 
ने भी कबीर के रहस्यचाद की एक झलक दिखलायी है। भमेकारिफ ने 
' नानक को रचनाओं की भूमिका लिखते समय (अपने सिखिज़्म अंथ सें। 
तथा पिकाट ने 'डिक्शनरी आफ़ इस्लाम” सें संगृहीतः अपने निबन्ध सें - 
नानक के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। राय साज्षिगराम ने अ्रपने 
'शधघास्वासी मत प्रकाश? में तथा ब्रह्मशंकर मिश्र ने अपने 'डिस्कोर्स 
' आन राधास्वामी फेथ? में राधास्वामी मत को पूर्णतः स्पष्ट करने की 
चेष्टा की है। ," 
संतों के रहस्यवाद के विभिन्न अंगों का भ्रध्ययन करने से पहले 
मेंने निम्नलिखित ग्रन्थों को देखा है ओर उनसे सहायता भी जी है । 
एवलिन अंडरहिल--- मिस्टिसिज्म' (दि लाइफ झ्राफ 
है, अनुरूप  स्पिरिद एन्ड दि लाइफ श्राफ टुडे । 
साहित्य विल्ियम जेम्स--वेरायटी आफ रेलिशस एक्स- 
पीरियंस । 
जे० हाउली--सायकालोजी भ्राफ मिस्टिसिज्म' । 
विलियम फिंग्सल्ेंड-- रेशनल मिस्टिसिज्म; 'साइंटिफिक भ्राइडि- 
लिज़्म । 
फासेट-- 'डिवाइन इमेजिनिंग' । 
ए० वसंली--कन्सेप्ट्स श्राफ मो निज्म' । 
चृहदारण्यक, छान्दोग्य, जाबाल, कठ, मुण्डक व तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ।. 
आर० डी० रानाडे-- कंस्ट्क्टिव सर्वे श्राफ उपनिषदिक फिलासफी | 


हु 


परिशिष्ठ ९ ५४०६ 
जी०.९० ज़ेकब--कंका्डस टु दि .प्रिसिपल उपनिषद्स एल्ड दि 
भगवदगीता' | 
दासगुप्त--»हिएदी श्राफ इण्डियन फिलासफ़ी । 


गोरखनाथ--गोब्क्ष पद्धति! ( गोरक्षशतक के परिवर्द्धित संस्करण 
का पं० महीधर शर्मा द्वारा संपादित रूप ) | 


'लगयोग संहितातंत्र'--- ( प्रधूरा संस्करण जो बनारस के चोखम्बा 
से निकला हैँ ) | 

एफ० जे० सी ० फुलर-- योग । 

एु० पुंवल्लन---दि सर्पेण्ट पावर । 

शहीदुल्ला-- ले शांत्स मिस्तीक्स” । 

पुच० डब्ल्यू० क्लाके--अवारिफूल मारिफ' (पंग्रेजी संस्करण) 

खजाखॉ--'तसव्बुफ' । 

निकोल्सन-- 'मिस्टिसिज्म आफ़ इस्लाम! । 

जे. एम० के० स्टुअट--क्रिटिकल एक्सपोजिशन प्राफ़ वर्ग्साज़ 
फिलासफी । 

वेल्वेट्स्को---वायस आफ साइलेंस' । 

रहस्यवाद के साहित्यिक अंग को सममने में नोचे लिखी पुस्तकें 
उपयोगी सिद्ध हुई हैं- 

मम्मद-- काव्य प्रकाश? । 

क्र ० ए्‌० रिचडू स--प्रिसिपित्स भ्राफ़ लिटरेरी क्रिटिसिज़्म' । 

जयगोपाल बनर्जी--'कलकत्ता रिव्यू' में प्रकाशित यीट्स सम्बन्धी 
लेखमाला श्रौर विशेषतः यीट्स, हिज सिम्बालिज्म' । 

स्पर्जन--मिस्टिसिज़्म इन इंगलिश लिटरेचर' । 

संत्तों में से किसी पुंक की भी ऐसी जीवनी चा जीवनियाँ उपलब्ध 


४०४ हिन्दी काव्य मेँ निगंण संप्रदाय 


'नहीं जिनका आश्रय लिया जा सके | इस सम्बन्ध सें भी कबीर की ही 
' चर्चा अधिक मिलेगी। नाभाजी ने हन पर छु; पंक्तियों 
४ जीवन-चरित का एक पश्च ल्लिखा है । प्रियादास के इनके विषय में 
संबंधी साहित्य अनेक उपाख्यान संग्रह किये,हैं | कबीर-पंथी विचार- 
घारा लददनासिंह की 'कबीर कसोटी”, परमानंद के 
कबीर मन्सूर! ओर 'कबीर सागरः की कतिपय रचनाशञ्रों, विशेषकर 
“कबीर चरिन्न बोध?, सें पायी जा सकती है। विशप वेस्टकाट ने इनके 
चीवन-चरित के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण बातें छेड़ दी हैं जिनसे 
सभी सहमत नहीं हो सकते । डा० के ने ऐतिहासिक कबीर व पोराखिक 
कबीर के बीच अन्तर दिखलाने की गस्भीर चेष्टा फी है। नानक व 
कबीर के पूववर्त्तियों के विषय में मेकालिफ ने अपनी रचना 'सिखिह्ष्म'' 
के क्रमश; प्रथम व षष्ठ भागों द्वारा बहुमूल्य सहायता प्रदान की -है | 
हिंदी-सम्बन्धी खोज के ज्षेत्र में काम करने वालों के पथ-प्रदृ्शक मिश्र 
बन्धुओं का विनोद! अन्थ ऐसा है जिसे सभी को देखना पढ़ता है । 
विल्सन का 'रेलिजस सेक्ट्स आफ दि हिंदूज” 'संतबानी अन्थ माला? 
के विभिन्न भागों की भूमिकाए तथा शिवश्र॒तज्ञाज् के 'सुरति शब्द योग 
कह्पद्ध_म! की भूमिका प्रधान सामग्रियाँ हैं जिन पर इन संतों के जीवन- 
चरित गशित रखे जाते हैं | प्राशनाथ की जीवन चरित-सम्बस्धी यात्षों 
के लिए में नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों का ऋणी हूँ । 


परिशिष्ट 
( ३ ) विशेष बाते 


पृष्ठ १६ पंक्ति ७ | हिंदू-मुस्लिम एकता के साथफ़ गोरखनाथ--- 
महान्‌ योगी गोरखनाथ का श्राविर्भाव ईसा की दसवीं शताब्दी के पू्च 
ही. हो गया जान पढ़ता है | उन्होंने मुस्लिम काजी को यह बात सममा 
देने की भरपूर चेष्ट की कि जिस तदाबार का प्रश्ोग मुहम्मद ने किया 
था वह लोहे वा इस्पात की नहीं बनी थी, अपितु आध्यात्मिक प्रेम वा 
शब्द की बनी थी +- | हिमालय पर अ्चलित जादू के एक मंत्र में स्पष्ट 
कहा गया है कि इस तपस्वी संत ने हिंदुओं तथा मुसलमानों श्रर्थात्‌ 
दोनों को ही शिष्य बताया था < । बाबा रतन हाजी जिन्हें मुस्लिम 
परंपरानुसार गूगा ( ज्गभग १००० ई० ) का गुरु माना जाता है 
गोरखनाथ के अलुयायी " झ्थवा संभवतः उनके सुस्किम शिष्य जान 


इशाभाशापापा/ध्मरक कक 804 ॥अनकते११४%॥ ३३ ५ । रे; कलतोंइणएड़ जी एक 3. औ8... नए हे ॥ ५7। + समइकओर+ मद १8३४७; ]त. (67 लक क0०॥ ६ झजे।कंते; तहनकराठीचह ॥7 >वक22क जधम॥त5०) ॥...40880000;श।ारत+० ३१८३ -३ाआध ५७३७:७४७७७७३७२४७७०७७४०८८०४७६ ५०७७३४४४६७८७:५७०४७ ४७ 


+7महमद महमद न कर काजी, महमद का विषय विचारं। 
भहमद हाथ करद जे होती, लोहे गढ़ी न सार ॥ 
सबद मारे सबद जिलावे। 
जोगेद्वरी साख्री । 
:-“हिंदू मुसलमान बाल गुदाई दोऊ सहरथ लिए लगाई । 
रखबाली मंत्र जो भतों को हमसे दूर ही रखकर हमारी उनसे 
रक्षा भी करते हैं 


४०६ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


पढ़ते हैं | प्रसिद्ध हे कि वे मोहमंद नामक पर्चत पर निवास करते थे । 
यह भी कहा जांता है कि उन्होंने कई मुसलमानों को ग्रोगमत सें 
धर्मांतरित किया था। काबुल के योगी झाज भी रतनह्वाजी के फकीर 
कहे जाते हैं +।। रतनहाजी ने ही कदाचित्‌ 'काफिर बोध! की रचना 
की थी जिसे कुछ लोग गोरखनाथ की और कबीर की कृति सममते हैं| 
'अवलि सलूक” भी संभवत३ उन्हीं की लिखी पुस्तक है। उन्होंने #वू 
मुस्लिस एंकता के लिए किसी मुहम्मद नामधारी बादशाह से अनुरोध 
किया था | 


पृष्ठ २६ पंक्ति ९ | आनन्दभाष्य--मुझे विदित हुआ है कि इस 
ग्रंथ को स्वामी रामानंद की असली रचना मान लेना असंदिग्ध नहीं कहा 
जा सकता । 

पृष्ठ ६७ की २०-२३ पंक्तियाँ। कबीर ने कहा है कि “कत्नियुग में , 


क्षमा के प्रचारक” मुहम्मद को “इश्वरीय शक्ति बचा माया का शान 
नहीं था। ३८” 


पृष्ठ १०६ पंक्ति ३। कबीर ने हेश्वर का तीनों क्लोकों से परे होना 
एकसे अधिक स्थल्नों पर बतत्ाया है *। बिहार के द्रिया ने भी यद्दी 
कहा है+। कबीर ने ईश्वर को तीन पदों से अतिरिक्त चोथा 


+स१मद्तारपरेर भरा %४० सपा आशंप आरके से डध/ अप भा ३ ३२६९३ फेम ५8% कक ३० साजकानह का च० १५ ५/ 24) (रेकवेमाकय, 


[--गोरक्ष तत्वज्ञानदर्श, पृू० १८६ । 
२--जिन कलमा कल्ि माहि पढ़ाया ( पठाया ) । 
कुदरत खोज तिनहु नहिं पाया ॥। 
' कबीर ग्रंथावली, पृ० २८८; 'बीजकः ( रमैनी ३६ ) । 
+_.कहे कबीर तिहुरे लोक विवरंजित; ऐसा तत्त प्रनृप॑ । 
क० ग्रं० ( १६३-२२० ) 
+“तीन लोक के ऊपरे झभय लोक विस्तार। 
. सत्त सुकृत परवाना पांव पहुँचे जाय करार ॥। 
संतबानी संग्रह, भा० १, पृ० १२३। 


०4 तान्‍क्त+ सके 5लम स कतभ+ार+ आन ० आरन्‍कइका+ कक हक फालल ४0; 


परिशिष्ट ३ ४०७: 


भी कहा है < और यही भावना नीचे उद्धत पंक्तियों सें भी. व्यक्त 
होतो है ५० । कहे कबीर हमारे गोब्यंद | चौथे पद सेंबजन को ज्यंद्‌ ॥.. 
पृष्ठ १०६ प्रक्ति १४। भवरगुफा--कबीर ने स्वयं कहा है कि 
भोतर के कमल ( हृदय.) में बह्मय का निवास है जिसमें मन ( अपनी : 
भौतिक प्रवृत्ति का परित्याग कर ) अनुरक्त हो जाता है  । जोगमंजरी 
के आूनुसार, जो कदाचित्‌ किसी सहजानन्द जोगी की रचना है, भेँवर 
गुफा ब्ह्मरंश्र का हो पर्याय है | जिसकी पुष्टि निगेणियों द्वारा भी होती 
ई जान पड़ती है। योगमत सें 'सुन्नः का भी प्रयोग बह्षरंध्र के लिए 
होता हे । 


अल ननर कमा जन के. 3६ तक 3 लक. परम किमशकात७४60+॥ 25५०8 कोम०३४०8७॥७ ०४६५७ ४०० कैब तर +३४६3 0५ ०५ न+9) न ककत७ ५९५४५ ५५५५००५५५०६ ६०७ | अनिनीरीन नलीननननननननलनीत कली की मन “तनमन न." डे अन- जनननने अा-ननन्‍क, 


८ -“राजस तामस सातिग तीन्‍्ये, ये सब तेरी माया। 
चौथे पद को जे जन चीन्‍्हें तिनहि परम पद पाया ॥ 
क्क्‌० । ( १५०-१४८ ) । 
#--देखिये, क० ग्र ० पृ०, ( २९०-३६५ ) | 
तीन सनेही बहु मिलें, चौथे मिले न कोय | 
सर पियारे राम के, बैठ परबस होय ।॥। 
वही (६७-६९ ) । 
--भश्रंतरि कंबल प्रकासिया, ब्रह्मवास तहेँ होइ। 
मन भंँवरा तहेँ लुबधिया, जाएगा जन कोइ ।। 
बही (१२७ ) । 
वंकनालि के श्रंतरे, पच्छिम दिसा के बाठ। 
नीभर भर रस पीजिए, तहाँ भेंवर गफा के घाट ।। 
वही .( ८८,४ ) | 
““अब ब्रह्मरध्र ब्रह्म६ को धामा। अमर गफा है ताको नामा | 
जहाँ सहसदल कमल ध्यावे। नासा आगे दृष्टि रहावे ॥ 
जीगमंजरी भा० हे ( मेरी हस्तलिखित प्रति, पृ० १६४ ) । 





०५ हिन्दी काव्य में निगण संप्रेदाय 


पृष्ठ १११ पंक्ति ८ । परात्पर--केसोदास ने भी कहा है “अकेला 
सतगुरु ही सत्यपुरुष हे जो पिंड एवं ब्रह्मांड के परे है ( जो इग्रष्टि शरीर 
एवं समष्टि शरीर स्वरूप हैं )। वह अंतिम दूरी से “भी दूर है श्रौर 
उच्चातिउच्च से भी ऊँचा है| वहाँ तक के लिए न तो कोई मांग है, न 
चोमुहानी है न गली है ओर न कूचा है । (/ 


पृष्ठ ११४ पंक्ति ७ । कबीरपंथ और विशेषकर उसकी घर्मकसी 
शाखा के अंतगत निरंजन-सम्बन्धी भावना के विक्रास के लिए 'ग्रंथसूची' 
( परिशिष्ट २ ए० ) देखिये | 


पृष्ठ ११९ पंक्ति १२ । यद्यपि कबीर अद्वेतववादी थे फिर भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि कबीरपंथी भी चही हैं । कबीर के प्रति उनकी 
श्रद्धा ने उन्हें कबीर के अद्वेतवादी सिद्धांत से विपथ कर दिया, 
क्योंकि, चेसा होने पर उनमें कबीर के साथ समानता का भाव झा जाता 
जो उनके लिए श्रधम की बात समझी जाती ।* इसी कारण ये 
विशिष्टाह ती बन गये । फिर पीछे जब हिंदू एवं मुस्लिम भावनाओं का 
प्रभाव रोका न जा सका तो, निरपेज्ञ तक की जगह कबीर को ही उसका 
घमंदूत वा अ्रवतार माना जाने लगा।| घमदासी शाखा के अनुसार 


पलकलकनरन- कफ सडक 


-“सतगुरु सत्य पुरुष है श्रकेला | पिड ब्रह्मंड ते बाहर मेला ॥। 
दूरिते दूर ऊच ते ऊचा । वाट न घाट गली नहिं कूचा॥ 
'महात्माभश्रों की बानी” पु० ३७३ । 
+.....पारस परसे कंचत भौ, पारस कभी ने होय। 
पारस के अरस परस तें, सुबरन कहावे. सोय ॥। 
'बीजक (साखी, ३४२ )। 
-समरथ कौ परवाना लाये, हंस उबारन. श्ाये । 
कबीर शब्दावली, भा० २, पृ० ४७ । 
'हम हैं हजूरी श्रवगत ब्रह्म के, हंस उबारन ग्राये हो। 
धमदास की शब्दावली, पृ० ३१ | 


ता] 


परिशिष्ठ ३ ४८६ 


वे सर्वोच्च पुरुष के कई पुत्रों में एक समझे जाने लगे और निरपेत्ष 


परमात्मा की भावना का परित्याग बर दिया डइाया ( परिश्ष्ट २ 
देखिये ) 


पृष्ठ १२६ पंक्ति २७ । माया--कबीर के कथनानुसार, माया उस 
गाय के दूध की भाँति अनस्तित्व में ह. जो व्यायी नहीं हैं, अथवा उस 
भूक्की की ध्वनि के समान है जो खरहे की सींग की बनी है अथवा उस 
पुत्र के रमण करने की भाँति है जिसका जन्म बन्ध्या के गर्भ से 
हुआ है । फिर भी सापेज्षिक क्षेत्र के भीतर इस नितांत अभावरूपिणी 
माया को नष्ट कर देना महा कठिर हे, क्‍योंकि माया की लता के अपने 
फल्नों के साथ नष्ट कर दिये जाने पर भी, इसकी सूखी डाल से, जज्ाये 
जाने पर भी कोंपल निकल शआ्राती है। + 


पृष्ठ १४४ पंक्ति १ ( पाद टिप्पणों ) | “ग्रन्थ” सें यह पद नानक का 
माना गया है। यही भाव अगले पद में भी पाया जाता हे, जो 'प्रन्थ' 
के अनुसार कबीर की रचना है ।--राम रतन पाया करत विचारा, ( मैंने 
राम को विचार करते करते ही प्राप्त कर लिया )- “प्रगटे चिश्वनाथ 
जगजीवन में पाये करत विचारा?)८ भी देखिये | 


अररतांजशरकाकर कैब भसाए ७ "कप + तंडातक/:४ ७७4करेट' फ ,३०७१७॥#कराए।-+९३५ ४ १(॥॥४0)॥#7/ 0007 40दात्शाकक॥॥ ३७0॥ 7 | तॉजिग।११8/१/चमन कक 


सोरह संख के श्रागे समरथ जिन जग मोहि पठाया । 
क० श॒०, भा० ३, पृ० २। 

+-“+आ्रांगरि! बेलि प्रकास फल, शभ्रणव्यावर का दूत । 

ससा सींग की धुनहड़ी, रमे बाँक़ का पृत ॥ 

प्रब॒ तो ऐसी छ्लै पड़ी, ना तूबड़ी ना वेलि । 

जालण आंणी लाकड़ी, ऊठी कपल मेल्हि ॥ 

कबीर प्रंथावली' पृ०२६ । 

ई++क० ग्रं०ण पु० ३१ ( ३१५, १६१ )।! 
>--वही, १० १७६ पद २६७ । 


क़् 


४१० हिन्दी काव्य में निगंण संप्रदाय 


श् 


पृष्ठ १५६ पंक्ति ३। गुलाल ने इस बात को बड़ी दृढ़ता के साथ 
कहा है कि निगंणमत वेदांत के श्रध्यात्म के सिवाय कुछ भो ज्रहीं है ।॥. 


पृष्ठ १६९ पंक्ति ९ । राम- गुलाल के अनुसार कबीर का मत 
रामसत है | कबीर ने स्वयं उपदेश दिया है फ़ि 'रर” का टोप एंव 
मम? का कवच पहनो और ये दो अक्षर 'राम” शब्द के अंग हैं ।* 
फिर सी कबीर इस बात की घोषणा करते समय कभी नहीं थकते कि 
लोग 'राम” शब्द का श्रथ नहों जानते | उन्हीं की भाँति अ्रन्य अनेक' 
संत भी श्रवतारों को उनके सम्मानित पदों से च्युत करने के सम्बन्ध 
में दृढ़ हैं। रज्जबदास कहते हैं कि “परशुराम एवं रामचन्द्र दोनों सम- 
क्राल्ीन थे ओर आपस में हंष भी रखते थे फिर किसे हैश्वर माना 
जाय (??/८ “दत्तात्रेय, गोरख हनुमान व प्रहल्लाद में से किसी ने भी 
शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था ओर न शिक्षा पायी थी ओर फिर 
भो अ्रमर हो गये, किन्तु कृष्ण का प्राण एक ही तीर में चल्ला गया था ।?! 


कस 


|--कबिरा राम मता सो लही । हिंदू तुरक सबन की कही ॥। 
महात्मात्रों की वाणी ( श्र० ४ )। 
““ररा करि टोप ममा कर बख्तर । 
। क० ग्रं०, ( २०६-२६० )। 
“है कोद राम नाम बतावें। बस्त भ्रगोचर मोहि लखाये || 
रामनाम सब कोई बखाने। रामनाम का मरम' न जानें। 
कहे कबीर कछु कहत न झावे । परचे बिना मरम को पावे ॥ 
वही, ( १६२-२१८ ) 
>(--परसु राम औ रामचन्द मये सु एकहि बार। 
तो रज्जब द्वे दवंथिकरि को कहिए अ्रवतार ॥ 
.. 'सर्वांगी' ( साखी, ४२-२६ ) 
[--दत्त गोरख हशवंत प्रहेलाद । सास्त्रो पढ़िए न सुणिए साथ |। 
( बाद ) । 


परिशिष्ट ३ ९१९ 


बंषना कहुते हैं कि “वास्तव में इस पक्रार के स्वामी तथा उनके भक्तों 
में कोई मौलिक अंतर नहीं हे । ओर जो कुछ है वह 'केवल श्रेणी मात्र 
का है। दोनों को जन्म-सम्बन्धी संकट सहने पढ़े थे इसलिए एक जहाँ 
शक्तिशाली हाथी'की भाँति हे तो दूसरा छोटी चींटी सा है ।?”८ गुलाल 
ने कहा है कि “अबतारों को भी, अन्य क्ोगों की ही भाँति, मुक्ति के 
लिपु इेश्वर की भक्ति करनी पइती है ।७४” गुलाल शिप्य भीखा ने, 
इसके विपरीत, अचतारों के प्रति एक संतुलित सावना बना रखी है। 
उनका कथन हैँ कि “राम कृष्णादि अबतारों का मर्म किसने जान पाया 
है। ब्रह्म केवल एकमात्र हे; किंतु भक्ति के लिए अनेक देव अ्ररितत्व सें 
आ गये हैं ।?? _[ 


पृष्ठ १७३ पंक्ति ८। मूर्तिपूजा--गुज्ञाल ने यह भी कहा हे कि; 
' जो ज्ोग पत्थर पूजते हैं भौर तीर्थों में श्रद्धा रखते हैं वे उनके समान 
हैं जो धूज़ को तोलते हुए उसे आटा बतज्ाया करते हैं !?* “क्या 


अत 


मारे मरे न सिद्ध सरीर । कृष्ण कालबसि एकह्ि तीर।॥ . 
बही, साखी ४४ ॥। 
म-“ठोकुर चाकर की कितेम काया । जोनी संकट दोन्यो आया। 
एक कूजर एक कीड़ी कीना। एकह्ि भक्ति घररी दीना ॥ 
नासो बढ़ा नासो बाला | वषतना का ठाकुर राम निराला ।। 
ह बही, ४२, ८ । 
*“--सुर, नर, नाग, मानुष श्ौतार । बितु हरि भजन न पाव पार।॥ 
म० वा०, पृ० रह । 
.+“राम-कृष्ण अवतार को बिरला पावे भेव । 
भीखा केवल एक ब्रह्म हैं, भेद उपासन देव !। | 
बही, पृ० ८पण। ' 
*...पूजहि पत्थर जल को थान | जोखत धूरि कहत है पिसान ॥ 
म० वा० ( २०५६ ) | 


४9१२ हिन्दी काव्य में निगुंण संप्रदाय; 


पूजा के लिए अपने हेश्वर को मोज्न लेना ओर पिर उसी से मुक्ति की 
अ्भित्राषा भी करता अनियमित श्राचरण नहीं है १” कबीर कहते हैँ 
. कि, “पंडितों ने यह एक बुरी प्रथा चला दी है। जिस करण सारी 
पृथ्वी पर पत्थर बिखेर दिये जाते हैं |” “वे लोग भूर्ति को कपड़े पिन्हाते 
हैं, उसके माथे पर चंदन लगाते हैं और उसे माला भो दे देते हैं, जान 
पढ़ता है कि लोगों ने राम को खिलौना मान लिया है।” | 


अं 


पृष्ठ ३९३ पंक्ति १४ । प्रेम का हें धभाव--अह्ने तवादी भीखा भी 
अपने इस कथन-द्वारा लगभग इसी प्रकार बतलाते हैं कि “अपने प्रियतम 
को अपने नेक्ों को सेजपर पोढ़ाने का आनन्द हृदय में ही भरा सकता 
है मैं तो कहता हूँ कि ब्रह्म एवं आत्मा एक हैं, क्रिन्तु मिज्नन के उस 
आनन्द को कोन छिपा सकता है १?+ ओर भीखा का श्रमिप्राय यहाँ 
पर स्पष्ट: दढ्वं तप्रभावित नहीं हैं । दादू भी कहते हैं कि, “जब तक 
दूत की भावना है तब तक प्रेमरस का पान करो; तभी तक शरीर 


तमशलाबभातब्पकभ कम +कत तन... 


तक 


॥॥ -ठाक्र पूजहि मोल ले, मन हटठि तीरथ जाहि। 
देवा देखी स्व्रांग धरि, भूले भटका खाहि।॥ 
क० ग्रं० ( २१५४-७१ ) | 

कागद केरी श्रोवरी, मसि के कम कपाट । 
पाहण बोई (री) पिरथिमी, पंडित पाड़ी बाद ।। 

वही, ( ४३ २, २५०-२२ ) । 
माथे तिलक हथि माला बाना । लोगन राम खिलौना जाना ।। 
वही, १९३ । 


+ “नयन सेज पिय पवड़ाई, सो सुख मौज दिलहि में जनाई। 
बोलत ब्रह्म श्रातमा एके, भाव मिलन को सत्र दूराई॥ 


म० बा०, पृ० ११६। 


'परिशिष्ट ३ ४१३ 


अमर है” उनका फिर भी कथन है कि, इस हूं घभाव में भो, मैं बह 
निरपेक्ष ब्रह्म हूँ जिसके लिए एक और दो का प्रश्न नहीं उठ सकता 72 


पृष्ठ ३४३ यंक्ति २ । हंघीमाया--माया के भी इस हूं घीभाष के 
विषय सें रब भे कह है, “कि सन ओर माया के समान कोई अब 
शत्रु वा मिन्र नहीं है । पाप और पुण्य के लिए यही दोनों उत्तरदायी 
हैँ? एक अन्य स्थल पर ये यह भी कहते हैं कि, पुत्र (साधक) माता 
( माया ) को खा लेता है ओर माता € माया ) अपने पुत्र (साँखा- 
रिक मनुष्य ) को खा जाती हे ।+ माया का नितांत परित्याग साधारण 
काम नहीं है । ऐसा! करते समय सावधान रहना पड़ता है। कबीर का कहना 
ह “मैंने बढ़े प्रथत्न के साथ एक नाव (सर्प) समुद्र के बीच में पायी है । 
यदि मैं इसे पूणं तः छोड देता हूँ तो डूब जाता हूँ ओर यदि इसे में पकड़े 
रहना चाहता हूँ तो यह मुझे डस लेती है ।& इस कारण इसे सभाज्ञ 
 क्लेना बड़ी निपुणता व चतुरता का काम है। व्यवहार करते समय इसे 
उल्नटकर काट खाने का अवसर नहीं देना चाहिए | यदि कोई माया को 
इस प्रकार पूणत: चश में रखकर काम करता है तो वह उसका उपभोग 


>-“ले समाधि रस पी जिए, दाद जब लगि दोइ । 
बानी ( बेन० ) भा० १ १० ७८, वही पृ० छछ ( ३१५ ) 
पैर पृ० ६१ ( ४४-५ ) भी देखिए । 
+ ““रज्जब माया मन समि बेरी मीत न कीइ । 
कुक्ृत उपजें इनहूँ सो इनसों सुक्ृत होइ ॥ 
रज्जब एक पूतर मातहि भपे, एक मात सुत खाई । 
विभति सुबीछुती व्याउनी, नर देखो विरताइ ॥ 
सर्वांगी अंग १६, साखी ७ (पौड़ो हस्तलेख ) । 
३&--भेला पाया श्रम सों, भवसागर के मांहि। 
जौ छाँडों तो डबिहों, गहों ती डसिये बाँह ।। 
क० ग्र०, (११-४३) । 


४१४ हिन्दी काव्य में निगेण संप्रदाय 


: भी करता है और उस पर शासन भी रखता है । ( यह नियम यद्यपि 
अंतिप्त नहीं है फिर भी ) हम देखते हैं कि वह हमारी दासी ओर शुभ- 
_जितक बन जाती है ।। इस अकार वह सध्यम मार्ग ही, ।जसमें न तो 
उसका पूर्ण परित्याग हो ओर न उसका ग्रहण हो अ्रथया जसा कप्ोर ने 
ु अन्यत्न कहा है, जहाँ काजल की कोठरी में बिना किसी घब्तबरा के लगे रहा 
जा सके, आवश्यक हो जाता है| यही दहृघीभाव की माया निगणी संतों 
के मध्यम मार्ग की आधार-स्वरूपिणी ह | 
पृष्ध १७५ पंक्ति १ । प्रव्यावत्तन की यात्रा-निगण संप्रदाय के 
| सभी संत इस यात्रा को, पीछे को फिर लौटना बतलाते हैं । कबीर इसे “ 
लदी चाल” कहते हैं जो तक्नवार की धार पर चलने के समान है ।+- 
. रज्जवदास कहते हैं कि संसार के लोग सीधे ढंग से आगे बढ़ते हैं, किंतु 
संत वह ह जो पीछे की ओर चलता है। यारी इसे उलटी बाद कइ्ठते 
हैं ।+ भोर शिवदयाल इसका नाम उल्नटी घार रखते हैं ।१८ 
पृष्ठ १७८ पंक्ति २३ | अ्रल्नन्न ( अथवा अनल पच्छु )--यह उस 


[-+[ कबीर) माया दासी संत की, ऊभी देइ असीरश । 
विलसी अ्ररु लातों छड़ी, सु मिरि सुमिरि जगदीस ।। 
वही (३३--१०। 
+ “कहे कब्रीर कठिन यह करणी,जँसी पंडे धारा। 
उलटीचाल मिले परब्रह्म को, सो सतगुरु हमारा ॥। 
वही | १४५-१७० ) 
पउलदा चले सु औलिया, सूधा गति संसार। 
जन रज्ज्व यू जारिले, इनका यही विचार |। 
सर्वागी! ( २४-६९ ) 
2(--हरिमद मतवाले रहत हैं, चलत उबट की बाठ। 
प्रेम पियाला सुरति भर पियो, देखो उलटी बाट ॥ 
'म० बा", (प्र० ४१८) 


40008 


"परिशिष्ठ ३. ४१४ 


“मिस्र देशीय काल्पनिक पक्षों 'फ़ोंनिक्स! का थोड़ा बहुत रूपांतर जान 
पड़ता है जिसके संबंध में भिन्न भिन्न लेखकों ने मिन्न भिन्न कथाएँ कहद्द 
डाली हैं 'सब से प्रसिद्ध कथा यह है कि यह पक्षी एंक समय सें पक 

ही रहा करता | और ४०० वर्षो तक अरंब के रेगिस्तान में जीवित रह 

'कर अंत में अपने को उन सुगंधित टहनियों के ढेर पर जला देता है 
जो सूर्य की किरणों द्वारा आप से आप जल उठती हैं और जिनको 
ज्वाला इसके पंखों की घोंक से तीघ्र हो जाती हे । इसकी भस्म से 
इसका एक बच्चा निकल्न पड़ता है जो पूरे आकार का फीनिक्स बन 
कर शीघ्र तेयार हो जाता हैं। यह पत्नी हिन्दी में फारसी से 
आया जान पड़ता हे जहाँ इसे “आतिशजन” कहा करते हैं और जहाँ पर 
इसका ग्रीक नाम 'क़क़नूस” है। फारसी में इसको कथा कुछ भिन्न हं। 
वहा इस पक्षो को चांच सें अनेक छिद्र बतल्वाये जाते हैं जिनसे सुरीला 

, शब्द निऋज्ञा करता हे। इन छिद्रों से निकलनेवाले श्वासों से ही, ढेर 

पर बठकर पक्षों के गाते समय लकड़ियाँ जल उठती हैं । राख के ढेर 

से एक अ्रंडा उत्पन्न होता हे जिससे पक्ती का जन्म होता है । हिंदी में 
यह सारी कथा बदल्ल गई है ओर पक्तो के लिए पृथ्वी का स्पर्श करना 
कभी नहीं बतलाया जाता । उसका अंडा भी आकाश में ही उत्उन्न होता 
है ओर दिये जाने के अनन्तर प्रथ्वी पर आने से पहके ही फूट जाता है. 
तथा बरचा उड़कर फिर अपनी माँ के निकट चला जाता है जो ऊपर 
विहरती रहती है । इस पत्ती का संबंध यहाँ, उपय्क्त भस्म हो जाने 
की क्रिया के साथ अब कुछ भी नहीं रह गया है। फिर भी इसका 
अअनस्तः (अजल) पच्छु अ्रथवा श्रग्निपक्षी नाम यह सूचित करता है कि 
इसका संबंध फारसी के श्रातिशजन तथा ग्रीक भाषा के उस फ़ोनिक्स 


कारक तफकाइआ भा. 2७88 40॥ ३%॥॥+भक 


पालो तव नाम कुल्ल करतार, बांघ कर चढ़ो सुरत का तार । 
मीन मत चढ़कर उलटी धार, मकरगत पकड़ा शभ्रपनातार ॥ 
सार बचत, भा० १, पृ० २११३१ | 


४१६ हिन्दी काव्य में मिगुण संप्रदाय , 


के साथ भी कुछ न कुछ अवश्य रहा होगा जिसका उच्चारण फारसो में 
क़क़नूस हुआ करता है । ' 

पृष्ठ १६६ पंक्ति १३ । उन्नतीकरण-मन कभी भी पूर्शत; निष्क्रिय 
नहीं रह' सकता | यह एक बस्तु की ओर से दूसरो की औहेश भ्रवाहित होता 
रहेगा और जिस किसी वस्तु की ओर चल्ना जायगा उसके गुण ग्रहण 
कर लेगा। कबीर के शब्दों में मत ऐसा पत्ती है जो सभी दिशाओं में 
उड़ा करता है ओर जिस वृक्ष पर बेठता है उसके फल खा लेता है।* 
इसे पापों की ओर अमण करने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि 
न केवल इसके मार्ग सें बाधा डाली जाय, प्रत्युत, इसके लिए ऐसी विशु- . 
द्धवतर नाक़ियाँ बना दी जाये जिनसे होकर यह अबाधित रूप से और 
सरलतापूर्यक प्रवाहित हो सके । समस्या का हल इसे केवल दबा देने 
अथवा मनोमारण से ही नहीं हो सकता। कबोर ने कहा कि “मन को 
दबा कर कौन सफल हो सका ? चस्तुतः इसे कोन दबा ही सकता है?" 
ओर फिर यदि तुमने सन को दबा ही दिया तो मुक्ति किस लिए चाहते 
हो ? वह तो मन में ही है यही सभी कोई कहते हैं ।| श्रोर फिर भी 

कबीर का यही कद्दना हे कि बिना मन के मारे भक्ति नहीं हो सकती। 

जो कोई इस भेद से परिचित हो उसे विदित दो जायगा कि स्वयं मन 

ही तीनों भुतनों को स्वामी हैं ।+ नूरी” सन ( श्र्थात्‌ उप्नोतिमेय मन ) 


अइलनामरकअमरपक/५०आ5 २३३४ /जन कक ३ ५... 4७३%७.५/ 3.47 ह जतपयद्पकताकाकतमतइातेकस्‍ातक कनके।९३९४ए) ० 


/--कबीर मन पंश्ची भयो, उड़ि उड़ि वहुदिसि जाइ । 
जो जसी संगति मिले, सो तेसो फल खाइ॥ 
'क० ग्रं०, (२५७-१०४) 
[--मनका स्वभाव मनहिं बियापी, मतहिं मारि कवन सिधि थापी। 
कवन सु मूनि जो सतको मारे, मनको मारि कहहु किस तारे ॥ 
क० ग्रं० (३१५-२५५) 
+-“मन अंतर बोले सब कोई । मन मारे बिन भगति न होई। 
कहु कबीर जो जाने भेऊ | मन मधुसूदन त्रिभवन देऊ ॥ 
क० ग्र०, (३१५-२५५) 


प्ररिशिए्ठ ३ ;३ै७./ 


पर्मात्मा की अनुभूति का सोधन है और मन का वह रूप जिसे दबाने को 
आवश्यकता पड़ती है, 'खाकी' मन ( अर्थात्‌ धूल का बना मन ) है 
जिसे उसकी केहिमे खी वृत्ति कहते हैं। मनोविकार अथवा इच्छी स्वभा- 
चतः दोषपूर्ण नहरं.। जेसा कबीर ने बतज्लाया है “यह हमें राम के 
साथ भी मिला सकता हें, यदि हम केवल ह तना जान सके कि इसे अपने 
हृदय में किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है । इससे सी अधिक 
स्पष्ट शब्दों सें कबीर कहते है. कि “यदि सन रास के साथ उसो प्रकार 
रमण करने लगे जिस प्रकार माया के साथ विलास करता है तो वह 
" तारामंडल से होता हुश्रा केशव के घाम तक पहुँच जायेगा ।?”* निर्गेणो 
लोग इस काय को अपने प्रेम-ह्वारा सिद्ध करना चाहते हैं । प्रेम अपनी 
चिरह अथवा वियोग की वेदनापूर्ण सक्रिय दशा में साधक के सारे इंद्विय- 
व्यापारों को उस परमात्मा में केंद्रित कर देता है जो सक्ति, कृपा एवं 
सौंदर्य का आ्राघार स्वरूप हे ओर जो कामिनी जसे निम्न मनोविकार के 
विषयों का स्थान ग्रह कर क्ेता है | जिससे उसकी आँखे, उसके कान 
होंठ तथा हृदय सभी उसकी ओर उन्मुख हो जाते हैं ।५८ योग एवं ज्ञान 


“काम मिलाब रामक, जे कोड जापों राप। 
कबीर बिचारा क्या कर, (जाकी ) सुपरदेव बोल साथि।। 
क० ग्रं०, (५१-११) 
#.....जरं माया मन रमें, यों जे राम रमाइ। रा 
(तो) तारामंडल छाँडि के, जहूँ केसो तहेँ जाई ॥। 
वही (६-२४) 
£““वाम रा अंग विरकत भया, रक्त भया हरि नांइ । 
साथी गोरपसाथ ज्य अमर भगे कलि मांइ ।। 
ही (५१-१२) 
>> निहारों तुज्फको, स्रवन सुनों तव नांउ । 
बेन उचारहु तुब नाम जी, चरनकमल रिद ठांउ || 
वही (२५६-८७ ) 


घ्श्८ हिन्दी काव्य में निगंण संप्रदाय, 


' का कठिन कार्थ इस प्रकार सुगम बन जाता हैं। यदि हम हृदय से 'चाहें 
तो हमारा च॑ं चल मन, हमारे व्ययशील व अनियमित प्राण तथा बहकने 
वाली इंद्रियाँ सभी वश में आरा जाये ।(/ ओर जब प्ेसई हो जाय तो 
समझ पड़ेगा कि वेही चोर ( इंद्वियों के द्वारा काय करक्रेंबाला मन ) जो 
हमारे आध्यात्मिक धन की लूट मचा रहे थे, स्वयं इमारा घन बन गये । ५/ 


पृष्ठ १६६ पंक्ति १५ । सुरति--बाबू सम्पूर्णानन्द सममते हैं. कि 
सुरति शब्द स्रोत का बिगड़ा हुआ रूप है जिसकी परिभाषा “हिन्दू 
दाशनिक ग्रंथों में ( उनकी दृष्टि में ऐसा कहते समय कदाचित्‌ पातंजल “८ 
योगसूत्र पर क्विया गया योगवात्तिक नामक भाष्य रहा होगा ) चित्त- 
वृत्तियों का प्रवाह दी गई है ।”* गुलाल ने भीखा को बतलाया था 
कि सुरति और मन एक ही वस्तु है।। दादू का कहना है कि “चेतन 
वह सार्ग है जिस पर सुरति अग्नसर होती है ।”; ऊिंतु मैंने इसे 
स्मृति? शब्द से निकला हुआ माना है और ऐसी दशा में इसका तासपये 
४--दादू सहजे मन सं्थे, सहजे पवना सोइ। 
सहजे पंचो फिर भये, जे चोट विरह की होइ ॥। 
बानी, भा० ६ पृ० ४२-१२७ | 
५/--जबलग थो अ्रैँधियार घर, मूस थके सब चोर। 
जब मंदिल दीपक बल्थो, वही चोर धन मोर ॥ 
सं० बा० सं० (भा० १) पू० १०३। 
*..">विद्यापीठ (त्रेमासिक पत्रिका), भा? २,प१० १३५ । 
प-भीखा ! यही सुरति मत जानो । सत्य एक दूसर मति मानौ ॥ 
म० बा०, पृ० १६६ । 
7--चेतन पड़ा सुरति का, दादू रहु ल्यो लाय। 
बानी, ( वे० प्रे० भा० १ )पृ० ८६ | 


परिशिष्ट ३ क्‍ ४१६ 


बह नहीं रह जाता है जो साधारणत; लिया जाता हैं ।> इसके साथ 
निगणियों के दूस साधनासागं की भी संगति लग जापैंगी जो 'उल्नटी 
चात्! को निर्दिए-करता हू अर यह उस अभिप्राय के भो चिरुद्ध नहीं 
जायगा जो बा ० सेस्पूस्प्नन न्‍नद का है। स्खति भी चित्तवृत्तियों का 
प्रवाह ही है, यद्यपि यह उल्लरो दिशा की ओर चलता है ' चास्तव में 
सुरति की सहायता से हो उल्नठी चात्न संभव हो पाती है ।+ मेरी इस 
राय का समथंन छान्दोग्य उपनिषद्‌ से भी हो जाता ह जो सारे बन्धनों 
से छुटकारा पाने -के लिए स्सछृति का उपलब्ध कर लना आवश्यक मानती 
है. स्खृतिलस्से सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्त; ( १७-२७-२ ) । राधास्वामी 
सत्सग वाल्ले लोग सुरति व सुरत का अथ जीवात्मा वा व्यक्तिगत आत्मा 
लगाते हैं । इसका एक शअ्रथ॑ प्रेम ( सु-रति वा सुरत ) भी जगाया जा 


सकता है । 
पृष्ठ २०२ पंक्ति २२ । शभ्रजपाजाप -- रजबदास ने हल की परिभाषा 


देते हुए इस चह स्मृति ठहराया है जो भौतिक शरीर के श्रतर्गत शब्द 
एवं श्वासक्रिया की ओर निर्देश करती है।>८ एक अन्य स्थज पर 
उन्होंने कहा ह कि “अजपाजाप की साधना तब हुआ करती है जब कि 
आत्मा, मन, पचन तथा सुरति को श्राप से श्राप अहण कर लेता है और 


“यह बिचारि नहि करठ हठ, भूठ स्नेह बढ़ाइ। 
निमातु कर नाते बलि, सुरति बिसरि जनि जाइ।। 
रामचरितमानस ( २-५६ ) । 
क “पाली तब ताम कुल्ल करतार, बाँव कर चढ़ा सुरत का तार । 
मीन मत चढ़ गई, उलटी भार, मकर गत पकड़ा श्रपना तार ॥ 
सारबचन, ( १०२१३ ) । 
2८“ सरिर साबद अभ्ररु सास करि, हरि सुमिरन तिहु ठाँव । 
जत रज्जब भ्रातम' श्रगम, श्रजपा इसका नाँव 
संबगी ( १६१ )। 


४१० दिग्दी काव्य में लिगुश संप्रदाय 


तत्व के साथ उनका प्रयोग एक साथ करता है |६/ फिर उन्हीं के अलु- 
सार जो कोई “परमात्मा का नाम मुख से लेता है वह मनुष्य हं जो 
हृदय से लेता हे वह देवता हु, किंतु वास्तविक भजन अर्काशित हो गये 
हुए पूरे श्रात्मा से ही हुआ करता है।* कबीरपंथ दीं धर्मदासी शाखा 
के ग्रंथ 'अनुरागसागर” सें भी कहा गया हे कि अ्रजपाजाप वह साधन 
है जिसमें मन, पवन, एवं शब्द सुसंगति के साथ केंद्रित हो जाते हैं 
ओर जिसमें जिड्ला, माला अथवा हाथ की कोई आवश्यकता नहीं पढ़ा 
करती ।[ दादू का कहना हे कि “एक हिंदू रमणी अपने पति का नाम 
कभी नहीं लेती किंतु फिर भी उसके लिए अपने शरीर वा आत्मा का ” 
त्याग कर देती है |” यारो साहब के गुरु के गुरु बाबरी के शब्दों 
में, “इस अकार की उपलब्ध दशा से मनुष्य का सारा जीवन ब्याप्त 
४-+मन पवन अ्रु सुरति कौं, आतम पकड़े श्राप । 
रज्ञब लावे तत्त सों, पॉँही भ्रजपा जाप ॥ 
सर्वागी (१६-२२)। 
$..मष सो भज्जे सो मानवा, दिल सो भजे सो देव । 
जीव सों जपे सो ज्योति में, रज्जब साँची सेव ॥। 
वही ( १९-२ ) | 
[->जाप अ्रज॒पा हो सहज धन, परख गूर गम धारिए । 
मन पवन थिर कर दष्द निरखे कर्म मन्‍न्मथ मारिए ॥ 
हीत धुत रसना बिता कर, माल बिन निर्वारिए । 
सब्द सार विदेह निरखत, ग्रमर लोक सिधारिए॥। 


वही, पु० १३। 
[--सुन्दरि कबह, कंत का, मूष सों नाउ न लेइ। _ 
अपने पिय के कारनें, दादू ततमन देइ ॥ 
बानी, ६ बे० प्रे० ) भा० १, पु० २४१। 


 परिशिष्ठ ३ ५२ ९ 


है |”. इस स्थिति को आप से आप लाने के लिए हमें किसी वाह्म' 
साधना में लगना आवश्यक नहीं, क्‍योंकि इसके लिए उपयुक्त सारा 
साधन दमहे भीतर ही वर्तमान है। रज्जब ने कहा है कि मार्ग तो 
पथिक के ही भीन्ख्‌ विद्यमान है ।- बुल्ला ने कह हे कि इमें उस काशी 
तीथ में ही स्नान करना चाहिए जो हमारे शरीर के भीतर अवस्थित 
है।१८ कबीर तो काया के ही भीतर परमात्मा के साथ-साथ करोढ़ों 
काशी जसे तीर्थों को भी देखते हैं ।(/ गुलाल ने इसो कारण साधक 
से कायाविषयक पूर्ण ज्ञान उपलब्ध कर लेने की सम्मति दी ह क्‍योंकि 
» इसके भीतर सुक्ति का एकमात्र सार्ग अजपाजाप चल रहा है।/ इस 
प्रकार आप से आप चलनेवाला भजन साधक ल्‍को उसके लक्ष्य तक 
बिना किसी बाहरी सहायता के ही उच्ची भाँति पहुँचा देता हे जिस 
भाँति हनुमान बिना किसी जहाज की सहायता के लंका द्वीप तक कूद 
"प्रहुंचे थे । | 


+>। अं जपाजाप सकल घट बरते, जो जाने सोद पेषा ॥ 
मस० ब०, पृ० १। 
“संतों ! बाट वटाऊ माहीं । सो आपरा सम नाहीं ।। 
बिरला गुरु मुपि पाव । सो फिर बहुरि न ग्रावे ॥ 
सर्वांगी ( ४०-२ ) । 
2 «काया कासी घट करहु नहान्‌ | युग युग पावहु पद निर्वान ॥ 
॥ मण० ब्रा०, प्‌० २० ॥ 
&““-“काया मधे कोटि तीरथ, काया मे कासी । 
काया मरते कंबलापति, काया मधे बेकंठवासी ॥। 
क० ग्रं०, ( ४५-१७१ )। 
/““काया परचे जानहु प्रानी | श्रजपाजाप मुक्ति के खाती ॥ 
म० बा०, पूृ० १। 
“-+“नेह विनावे सौं किया, ध्यान धर्‌या बिन भ्रंक । 
रज्जब मनो जहाज बिन, हरणावत पहुँच्या लंक | 
सर्वांगी! ( १६४ )। . इसके ( पहले का पृष्ठ भी देखिये ) । 


हर हिन्दी काव्य में निगंण संप्रदाय 


जेसा मैंने पहले हो कह है अजपा जाप को भी निगणी लोगों ने 
गोरखनाथ से ही पाया है। गोरखपद्धति ( शतक ) की ईन पंक्तियों 
द्वारा यह प्रमाणित हो जायगा-- “श्वास हकार के द्वारा #छीहर जाता हैं 
झोर सकार के द्वारा भोतर आया करता है। इस प्रकुक् जीव 'हंस” का 
जप सदा करता रहता है | यह 'अज्पागायत्री योगी को' सुक्ति प्रदान 
'करती है श्रोर इसके लिए केवल दृढ्प्रतिज्ञ हो जाने से ही सारे पाप 
नष्ट हो जांते हैं। इसके समान न तो कोई विद्या है, न जप है, न ज्ञान 
है ओर न तो ऐसा कभी था न हो सकेगा ।7?& कबीर ने तो योगियों 
'के इस विश्वास को भी दुद्दराया हे कि एक दिन सें मनुष्य २१६०० » 
बार श्वास लिया करता हे ( दे० “कबीर अंथावल्लीः पू० १०६ पद 
६०08 ) | 

पृष्ठ २३२ पंक्ति १८ । सहस्रार - जो बुद्ध को मूर्तियों में दीछा पह्ता 
है--बुद्धू की मूर्तियों में लक्षित होनेबराली केशराशि ग़ुप्तकाल्लीन मूति- 
कल्ला की विशेषता मानी जाती है। परन्तु यह' कार्ल्ली की चेत्य गुफा के 
हारमंडप की पिछली दीवार पर निर्मित उन उसारों पर भी दीरत 
पढ़ती है जिसके कुछ अंशों का निर्माण-काल ईसा को प्रथम शताब्दी 
मानी जाती है और इसके लिए कोई कारण नहीं कि उनका शेष प्रंश 
भी उसी समय का क्‍यों न समझ लिया जाय 0 इस थिषय में केयक्ष 
इतना ही कहा जा सकता हूँ कि भिन्न-भिन्न काल को विशेषताओं के 


88--हकारेण वहिर्याति, सकारेण विशेत्पुनः । 

हंसइंसेत्यम. मंत्र जीवों जपति सर्वदा ॥ 

भ्रजपा नाम गायत्री, योगिनां मोक्षदाय्रित्री । 

प्रस्याः संकल्प मात्रेण सर्वे पाप प्रमच्यते । 

श्रनया सदृशी विद्या श्रनया सदृशों जप; | 

श्रनया सदृश ज्ञान न भूत न भविष्यति ॥ 
पृष्ठ २२-३ ( इलोक ४7२, ४४-४५ ) । 


| ॥#. ह#॥/ का) + / | साह/तराआाक, 


हाँ 


परिशिष्ट ३ ४9२३ 


सम्बन्ध म्रें विद्वानों ने अपनी भिन्न-भिन्न धारणाएँ निश्चित कर ली हैं । 

प्रथम दस द्वितीय शताब्दी के अन्तगंत बुद्ध के उपदेशों में स्पष्ट अन्तर 
लद्दचित होने फगी था जेसा कि भज्ञा व महायान सम्प्रदाय के सिद्धांतों- 
ह्वारा प्रमाशित हो जाला हैं। साँची तथा सारनाथ के शिल्रालेखों से' 
यह भी प्रमाणित होता है कि सम्राट अशोक को भो इस प्रकार की 
अधशमिक प्रवृसियों को रोकने के लिए कठोर आज्ञाएं निकलनी पड़ी 
थीं | अतणएव इसमें आश्चय नहीं कि योगमत को बोद्ध धर्म ने बहुत पहले 
से अपनाना आरम्भ कर लिया था। यह बात कुछ अंशों सें उन योगिक 
पद्मासनों-द्वारा भी सिद्ध हो जाती हे जिनमें हमें अधिकतर सभी प्राचीन- 
तम मूर्तियों के छुद, बठे हुए दिखलायो पड़ते हैं। कहा जाता हे कि 
नागाजन ( तीसरी शताब्दी ) ने अपने जीवन-काल को अपनी नाकद्वारा 
पानकर बढ़ा लिया था।| यह साधना उन नेती आदि शरीरशोधक 
यौगिक साधनाओं की पूर्वगामिनी हो सकती है जिनका अ्रभ्यास योगी 
लोग किया करते हैं ।* योगमत का बोद्धघर्म में आकर अपने भीतर 
भिन्न-भिन्न सप्रदायों को श्रस्तित्व में लाना, इस बात से प्रकट होता 
हैं कि उसके अन्तगंत नाथ सम्प्रदाय और सिद्ध सम्प्रदाय जसे उन 
योगमार्गी वर्गों का भी प्रचार होने लगा जिनकी उत्पत्ति भोद्धधर्म से 
ही बतलायी' जाती है | इस प्रकार बुद्ध को, श्रागे चलकर, योग के उस 
पटचक्र सिद्धांतानुसार भी महायोगी माना जाने लगा+ जिसकी परिणति 


।०० बाट्स: श्रॉन यूवान च्वांग' भा० २, पृु० २०३। 

*-वाटर्स: अत युवान च्यांग मा० २, पृ० २०३ | 

नी जआापट्चक्र क्रा भावनापरिंगत हत्वग्ममध्यस्थित, 

संपर्य आिछवरूपिणं लयवशादात्मानमध्या/श्रतः । 

युष्माक्त मधुसदनों नववपूर्घारी स भुयाग्मुदे, 

पस्तिष्ठेत्तमलासने कृतरुच्िर्व॑द्धक लिगाकृति: | 
सुभाषित रत्न भाण्डागार, पृ० २७ इलो० २०३ । 


_िररयाथइपककएुकनेशाारमामपहबरफम०क५»५भ काने न्‍भपक बा + २ कस ८९ ५-भा मा ॥ कानपआ न 8रप७ 44००7 कक ५ कै कृत जेट धन हि 0 $ इक हि कक ४ अवाजब्लरर 4०0. 8% 3... ३-4 कपफाामला। 


४२४ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय « 


सहस्रार में होती है। महायोगी बुद्ध का इतिहास बहुत प्राचोन हे 
झोर यह सम्भन्न हे कि उक्त केशराशि, अन्य भोतिक चस्तुश्रों की 
 अपेज्षा सहस्नार की ही प्रतीक हो । यह बहुत कुछ उप 





#दखार के उस 
प्रतिरृप के ही समान है जो आवेलन की पुस्तक #सर्पट पावर! में 
दिया गया हैं। बुद्ध की मूर्तियों के शिरों के उच्चतम भाग में जो अ्रंश 
एक थोड़ा सा दीख पड़ता हे उसके विषय में कहा जाता है कवि यह 
. विज्ञक्षणता “कभी-कभी चामत्कारिक घटना के रूप में प्रकट होती ह”? 
झोर “उसका प्रत्यक्षीकरण सचसाधारण के लिए नहीं हुआ करता ।”?< 
इससे स्पष्ट है कि किसी समय यह भी समझा जाता था कि बुद्ध के शिर * 
के सम्बन्ध सें कोई रहस्यपूर्ण बात अवश्य है । 


य्् 


|] 

मुझे तो यह. जान पढ़ता है कि पूवकाल्लीन मूर्तियों में सहस्रार के 
उस संकेत को न समझ सकने के कारण, जिसके उदाहरण कार्लीगरुफ़! 
के उसारों सें पाये जाते हैं, गांधार के ओक शिल्पियों ने उसे मब्बेदार 
बालों के रूप में परिवर्तित कर दिया और उक्त कल्ला के श्रागे पुनरुद्वार 
हो जाने पर भी पुरानी भूल ज्यों की स्यों बनी रह गड्ढे । 


पृष्ठ २४६ पंक्ति १७। आँखों का उल्नदना--हुस क्रिया का प्रसंग 
प्राथ: इन सभी संतों में श्राया है। इसके प्रमाण सें अन्य, अनेक 
उद्धरण भी नीचे टिप्पणी में दिये जाते हैं |" आँखों के उल्लटने का 
अभिप्राय कभी-कमो श्राध्यात्मिक श्रन्तमखोकरण (प्रत्यात्त्तन की यात्रा) 
भी लिया जा सकता हे । किन्तु यह क्रिया निश्चित रूप से योगाभ्यास 
' की भी हे | 


'॥0 शक मांभांकला, # 7. का का रपप्रछ्ाज#0कलीकआा 


क्र 


द-वाटसें: आँत युवानच्वांग! भा० १, पूृ० १६७ । 
+....है दिल में दिलदार सही, 
भ्रेखियाँ उलदी करि ताहि चितइए । 
2 सुन्दर विलास भ्रात्मानुभव, १, 


परिशिष्ट ३... ४२४, 


पृष्ठ २९२ पंक्ति ५ | बुलला ने नीचे उन सभी अभ्यासों की चर्चा 
संज्षेप में कर दी है जो निगणी लोगों की साधनाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं ॥ 
“आत्मा को ब्रिकुटी (अ मध्यदष्टि)-द्वारा देखो। सुषुम्ना-द्वारा जप 
( अजपाजाप "करो । श्वास प्रश्वास को क्रिय्रा इंगला एवं पिंगला के 
द्वारा चलती रहने दो ( प्राशायाम ) । ह सो प्रकार साधक दसचे द्वार में 
प्रवेश कर पावेगा । 9८”? 


पृष्ट २५७ पंक्ति १७ | बिहार के दरिया ने भी मुक्तावस्था की चर्चा 
दुष्टि उलटि लागो रहे सो5हं ठाक्र भूष । 
म० बा० पृ० १८५ (गुलाल) 
जौ पे कोऊ उलहठि निहारे आप,..... 
निरखि निरखि अंतर ले लाओ बिन माला को जाप । 
दसों दिस्ता में जोति जगामग, वाकों तात न मात ।। 
वही, पृ० ३३ (गुलाल) 
नयन से देख उलट ठाक्र दर्बारा । 
वही, भीखा पुृ० ८८ । 
स्वास की श्रास में प्राणका बास हैं, प्राण की श्रास में बसत साईं । 
रहुत दिन रति सों नयन देखियत, चंद्र को बिब ज्यों चंद्र माहीं।। 
वही, केसोदास पृ० ४५३। 
जो कछ इन नयनन लखि श्राई, सो सब माया लखब कहाई । 
दिव्य दृष्टि करि उलटि समाईं, लखे अलेख लखे लिन पाई ।। 
वही, गूलाल पृ० १६५ ॥ 
>-- त्रिकूटी द्वारा देखे श्राप्‌ू । सूखमन द्वारा सुमिर जापू ॥ 
इंगला पिगला श्राव जाय, दसवें द्वारा रहें समाय ॥ 
वही, १० (१८-४२) 


। में दि हे 
४२६ हिन्दों काव्य में निगण संप्रदाय 


रंवर्ण में आव्ृत होरे के रूप में की है।- कबीर ने मधा नजेत्र सें 
गजनेवाले मेघों का वर्णन किया है जब असंख्य तारागण की चकमक 
बनी रहती है, बिजली चमक्रती है और परिणाम यह होत्म कि साधक 
उस समय होनेवाली बृष्टि से सराबोर होऋर अ्ुनुभूलिको उत्कृष्टतम 
दशा को पहुँच जाता है ।+ बुह्ला ने भी त्रिकुटी का बिजलो के १ काश में 
देखा हे जब आकाश काले-काले बादलों से भर जाता हैं ओर अनाहत 
का गजन सुन पड़ने लगता है।। थारो को गगन (८ त्रिकुटी ) का 
ग़र्जन सुन पड़ता है और छत्तीसों राग त्रिचेणी के उस किनारे पर 
सुन पड़ते हैं । जहाँ से तीनों तीर उद्भून होते हैं ओर जहाँ पर श्रन- 
हृद की बाँसुरी बजा करती है।* इन संतों ने परमात्मा की भी चर्चा 
को ६ जिसे इन्होंने श्वेतरूप में देखा हे। गुज्नाल् कहते हैं “अरे मन 
श्वेत का सुन्दर होता हुआ देख । वह उज्मवत्ल प्रकाश और वह सुफटिक- 
मयी ज्योति चर्शनातीत हैं। समग्र बीतते जाने पर भी मज्लिन न होने-' 


फरमान... 7क हक का कर के. कह ओके |. ० भधटव4 कपनक कला 


जब हो रा हिरम्बर होइहे, तब छटिहे संसार । 
सं० बा० सं०, २१०१ पृ० १२२। 
+-गगन गरजि मघर जो, तहँ दीखे तार श्रंनतरे । 
ब्रिजुरी चमबी घन बरखिहे तहेँ भीजत है सब मंत रे ॥ 
क० ग्र०, प्‌० (८८४ ) 
[--श्याम घटा घनघोर चहूँ दिश श्राइया । ह 
अनहद बज प्रथोर तब गगन सुनाइया ।॥। 
दामिनि दमक जे त्रिवेशी जनाइया । 
बूला हृदय विचार तहाँ मन लाइया ।। 
म० बा०, पृ० ७९, १० ५७ । 
+-बाजत अ्रनहद बाँसरी तिरबेनी के तीर । | 
राग छतोसों होइ रहे गरजत गगन गंभीर || 
द सं० बा० सं०, भा० १, पृ० १२१। 


परिशिष्ट ३ ४२७ 


वाला वह मणिदीप गगन सें निराधार बना हुआ जलता ह ।?! शाह 
फकीर ने एक उस खेल का वर्णन किया है जिसमें हीरा दूर देश से उप- 
ह्लण्य किये रे अनुपम माणिक के ऊपर अपना प्रकाश फलाता है। मन का 
पक्षी श्वेत लक्ष्रें पर उड़ा करता है और जिसमें उस श्रगम का रूप 
'सफटिक्मयी उज्ज्वज्ञता सें हो भासित होता हे |»८ बुल्ला ने अपने अनुभव 
का आनंद से भरे शब्दों-ह्वारा त्रिकुटी की मिल्लमित्नी ज्योति, जगमगाते 
स्वर, अ्रनहद की दुन्दुभी के गंभीर गजन, वहाँ पर विद्यमान अनुभवी 
पश्चिम घाट वा पिछचाडे के घाट की ओर लगायी जानेवाली दोड़, 
उत्तरी माग पर होनेवाले भ्रमण तथा, श्रन्त सें, उस उज्ज्वल निरफपेक्ष पर- 
मात्मा का भी वन किया है ।+ यारी के गुरु बीख ने अ्रपने आनंद के अलु- 

भव का बढ़ा सदर विवरण दिया है। वे कहते हैं कि हमारा लाज़ ब्रिकुटी 


(-४# ३४ 


[सुन्दर सेत सुहाई रे मन। सन्दर सेत सहाई | 
उज्ज्बल उदिति छब्रि बर॒ति न भ्रावे स्वेत फिटुक रोहनाई। 
श्रवर जे परे प्रधारहिं में मानिक जोत जगाई॥। 
म० बा०, पू० ५५ ॥। 
४ “लाल बेबूनी लाल फिरंगा हीरा ऊरर बलता है। 
मत परिद जोर पतन संग स्त्रत लड्रि पर चलता है ।| 
स्वेत फिदूक है भ्रगम' निशानी, तागें यारी खेलता है ॥ 
शाह फक्कीरा' खेल रचो है, पांच तीन दल फूलता है ॥ 
वही, पृ० १८ । 
++सोह हंसा लागलि डोरी । सूरति निरति चढ़ मनुआ मोरी ॥ 
मभिलमिल भिलमिल तरिकुटी ध्यास। जगमग जगमग गगना ताम ॥ 
गहगह गहगह भ्रनहद निशान । प्राश पुरुष तहाँ रहल जान ॥ 
लहरि लफ्रि दउड्े पछिव घाट । फहर फहर चले उत्तर बाट ॥ 
सेत बरन तहेँ आपे झ्राप। जन बूला सोइ माई बाप ॥ 
सं० बा० सं०, भा० २, पृ० १७१ । 


_अन्‍्मनामक डा 


५क्‍ में ५ [५ 
भ्श्८ हिन्दी काउ्य में निगण संप्रदाय 


के किनारे चंशीवादन कर रहा है। उसके ललाट पर सौंदर्य उत्कृष् 
रंग च चातुर्य की | अभिव्यक्ति स्पष्ट दीख रही है। गंगा व यर्सुता इन 
दोनों की लहरों को संयत्त करके उस ज्योति का निरीक्षयु# करो ओर 
अ्पनो कादरता का परित्याग कर दो । अ्रनहद को छोड़ #€ उस सुषुर्ना- 
द्वारा आगे बढ़ो जहाँ प्रचंड वायु बह रहा है | धारा के अंतर्गत डेंग्कार 
निवास करता हे जो नाशसान है । यहां पर अपने स्वामी को पहचान 
लो और उसके साथ हो लो । यही पर तुम उस लिंहिनी ( माया ) की 
भी पहचान करोगे ।$8 घरमंदास कहते हैं कि कबीर ने उन्हें उस अरारीरी 
पुरुष के दर्शन करने का आदिश दिया था जिसके सिंहासन व छंन्न श्वेत 
हैं । जिस देश में उसका निवास है वह भी श्वेत हे ओर वृक्ष तथा 
'फूले हुए कमल भी र्वेत हैं । उसे केवल श्वेत हंस ( विशुद्धू जोवास्मा ) 
ही प्यारे हैं । <- 
ध8--त्रिकुटी के नीर तीर बाँसुरी बजाबे लाल, 
भाल लाल से सब्र सुरंग रूप चातुरी। 
यमुना ते और गंग अ्नहद सुरतान संग, 
फेरि देख जगमग को छोड़ देव कादरी' । 
वायू प्रचंड. चंड बंकनाल मेरू दंड, 
श्रनहद को छोड़ दे श्रांगे चल बावरी । 
३४ कार धार वास इनहूं का हैँ विनास, 
खसम को साथ करि चीन्‍्द्र ले तू नाहरी । 
जन वीक्ृक' सतगुरु सबद रिकाब धरु, 
चल सूर जीत मंदान घर आवरी । 
म० बा०, पृ० २। 
“अमर लोक में पुरुष विदेही, निगम न पावे पारा हो । 
सेत सिंहासन सेत छत्र सिर, सेतहि हंस पियारा हो । 
सेत भूमि जहँ सेत व॒च्छ हैं, सेतहि कमल सुहाला हो । 
द शब्दावली, पृ० ३२ । 


कप कफ हि अ>ककढ०३.. 7 ए धकह7 के 2०७... (०० हक «नरक »। ४ 32 


हि. 


परिशिष्ट है । ४२९३६ .. 


पृष्ट २६४ पंक्ति ७। श्राध्यात्मिक मांग पर आगे बढ़ने के इस 
वर्णन से अंग्रेजी के लेखक 'बनियन” की पुस्तक “पिलग्रिम्स प्राग्रस' 
( तीथथंयात्रीषेक उत्तरोत्त गसन ) का स्मरण हो सकता है क्योंकि 


इन दोनों यात्रोओों में समानता लक्षित होती है | किंतु यह बात ध्यान 


में रखने योग्य हे कि वह तीथयाच्ियों का आगे बढ़ना जहाँ श्राध्यात्मिक 
यात्रा का एक रूपकात्मक चित्रण मात्र हे ओर उससें विविध कठिनाइयों 
का दिग्द्शन कराया गया है वहाँ इन संतों के वर्णनों को हम बेस नहीं 
कह सकते । उसके विपरीत यहाँ पर वास्तविक रूप सें श्रभुभूत की गई . 
उन बातों का वर्णन है जो साथकोों के सामने आया करती हैं । ह 

पृष्ठ ३०४ पंक्ति १६। तांनब्रिक पअ्रभाव--यह न समझना चाहिए 
कि गोरखनाथ ने वास्तविक तांत्रिक उपासना का सवथा परित्याग कर 
दिया था क्योंकि उन्होंने केवल इसके दश्टकोण में अतर क्षा दिया था, 
आर इसे सिद्धिप्राप्त योगियों के लिए पक प्रकार से कठिन परीक्षा का 
रूप दे दिया था जो४ सह जोली एवं श्रमरोली नामक भेदों से थुक्त बच्रोली 
योगियों में प्रचलित है | उसका उद्देश्य चीय को कठिन दशा सें भी सुर- 
छलित रखना समभा जाता है ।+ कब्रीर ने इसी तथा इसके समान श्रन्य 
अभ्यासों फे लिए शाक्तों के प्रति घृणा प्रदर्शित की थी। किंतु ताथ्रिक. 
साधना का उपयोग कुछ और भी होता हे जिसके लिए. निगणी लोग 


इार्मरक्षत/॥ त 


है «०-० विदू भ्रगनि मपि पारा | जो राखे सो गूरू हमारा ॥| 
क्‍ योगंदवरी साखी । 
ने य,००००००००००-० ०-० विंदू मभ्यासेनोध्वमाहरेत्‌ । 
चलितंच निर्ज विदुमृध्व माक्ुष्य रक्षय्ेत्‌ ॥ पुृ० ४६ । 
प्रहजोलिइचामरोलिवंज्ोल्या भेद एकतः | 
पित्तो ल्बगणत्त्वात्प्रथमाम्वुधारां, विहाय निःसार्तयान्त्यधाराम । 
निर्पेष्यते शीतल मध्य धारा, कापालिके खंडमतेउइमरोली ॥। 
द “गारक्षपद्ध लि, पु० ५१ । 


४३०. हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


श्रप्रत्यह् रूप से आभारों हैं। आथर अवेलन के अध्ययन से भर्ल्क भाँति 
स्पष्ट है कि गृह शरीररचना का वह सारा ज्ञान हट न्गिणियों को 
नाथ-पंथी योगियों से प्राप्त हुआ था दग्रों सें ही (क७सित हुश्रा 
था फिर भो निगणियों के लिए तंत्रों का क्कित रूप ही सब . 
कुछ था और कबार-द्वारा शाक्तों के प्रति प्रदर्शित की हुई घृणा 
आगे चल कर भी उसी प्रकार विद्यमान रहती झ्राई । निश्चित रूप से 
यह कहा नहीं जा सकता कि कबीर के अनंतर कोई भी निगेणी संप्रदाय 
तांन्रिक प्रभावों से बच. सकता था। गुल्ञाल ने अमरोली सहजोली 
एवं कदाचित बच्चोली ( जब्ोज्ञी ) ) को भा चर्चा उन्हें स्वोकार करते 
हुए से की है |& 'अनुरागसागर” के रचयिता ने पारस तथा मूल 
नामक उन साधनाओों के विरुद भी श्रावाज उठायो है जो कतिपय 
नंगण पंथों में प्रचलित हैं. ओर ये साधनाएं क्गभग उसी प्रकार की 
हैं जिस अकार की कनफदा योगियों की अ्रमरोल्ली हाती है ।| “श्रमर 
मुज ? ( ए० २२२-२२६ ) में कबीर पारसक्रिया को व्यायह्।रिक रूपधे8 
देते हुए जान पइते हैं जिससे इस बात का समथन होता हैं । 


0 काका ९७ ०आ कषाव्काजर अड आन तह (कक ० फल १ ता पक २ -ननल एणकअ+ ९ >बकथाअन्‍कनक। 








2४४४४०/ंंधभं/र* मी अं ४ आस अकचका २५ #धक 


“जबरोली (बजरोली ?) प्रमरौली भोली जबरीली मन मान | 

सहजौली की रहुनि जानिए, पंचर्य श्रक/स समान ॥ 

म० बा०, १० १६९४ | 

[--जाहि नीरते काया होई। थापिहिं ताकहँ निजमत सोई ॥ 

काथा मल बीज हैँ क्रामा | राखिहि ताकहँ गष्तहि नामा ।। 

प्रथमहि थाका गप्तहि राखी । सीपहि साधि संधि तब भाखी ॥ 

नारि भ्रंग कह पारस देहे। श्राज्ञा माँगि शिष्य पहँ लेह ॥। 

प्रथमहि ज्ञान शब्द समुभौह | तेहि पीछे फिर मूल पिलेहैं ॥ 

पृ० १४२ । 

4--कबी २--पा रस पान बालकहेँ दीजे ।. ..कामिनि कहूँ पारस है सेवा । 
पृ० २२१ । 


परिशिष्ट ३ ४३१ 


पष्ठ ३४४ पंक्ति £ । परंतु रागों के अंतगत भी पदों का क्रम शोष॑क 

के अ्रनुसार दिया गया है जप कबीर ग्रंथावलो' सें सिल्लता है | 
पृष्ठ रेषढू पंक्ति २० । उद्टर्वॉसियॉ--न्रि पिटकाचाय राहुल सांकृत्या- 
यन के श्रनुसार ४६ कबोर की उल्टवांसियों तथा सिद्धों की संध्याभाषा 
में दूर का सम्बन्ध हे। फिर भी इन दोनों में महात्‌ श्रन्‍्तर भी हे । 
उल्ट्वॉसी का असत्यासास भी होना आवश्यक हे किन्तु संध्याभाषा के 
विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते । डल्टबाँपो में वह प्रत्यक्ष अथ जो 
साधारणत; व[स्तविक स्थिति वा व्यवहार का विपरीत प्रदेश त हुआ करता 
है, श्रेता को चकित कर देने का एक साधन होता है ओर इसके द्वारा उसके 
मोल्लिक एवं गृढ़ अपिप्राय को ग्रहण कराया जाता है। किन्तु संध्याभाषा 
में जहाँ एंक संधि दो प्रकार से आती हैं (संधि किसी श्लेप के रूप में अथवा 
सृंधि किसो गृह लक्ष्य के रूप में ) वहाँ हो इसका असली रूप दीख पड़ता 
“है ( संध्याभाषा जिसके प्रकाश व अंधकार संबंधी दो रूप होते हैं )। 
बात यह हैं कि इसका उद्दश्य प्रकाशमय अथवा दाशनिक अर्थ ठथा 


धर दा०--सकल नरक नारी ढिग कहिए 
सं।ई नरक गरू कंस चाहिए ॥। 
उप्रभिवारा महँ संत कहो, 
कही. गन समभ्राइ ॥ 
पृ० २२२। 
झामित--परहे तन लेव गसाई, जो होवे मम काज। 
तन मन घन निद्ावर, सुख संपति कल लाज ॥ 
कर धर सिज्या पर बेठाबा, अंतरगति स्थिर ठहरावा ॥ 
जोई मख (मों ? ) सोभीतर देखा। सबहि कसौटी कीन्‍्ह परेखा ॥ 
पृ० २९५ । 
देखिये प्रमरमुल/ प्‌ृ० २१६ भी | 
»-- सरस्वती , भा० ३२, पृ० ७१५-७१६ | 


'ंदरै हिष्री काव्य: में मिशुश सभराष 


अ्धकारसय अथवा दुराचार-मुलक कर्मकांड से सम्बन्ध रखने वाला 
अ्रभिप्राय भी बतत्नाना था ओर, अपनो पतित अचस्था में श्राकरर, इसका 
दार्शनिक संकेत उक्त अनेतिक विधियों के छिपाने के लिए एक / दाना सात्र 
रद गया । 

पृष्ठ ४३ से ६२ तक । नीचे (संख्या १ से लेकर १२ तक) की पाद 
टिप्पणियाँ कबीर के जीवनचरिंत की कुछ बातों के संबंध में दी जाती हैं । 


सफर नस म++ न कक कमाना फ पाक करत तिल नल + व» ०७००० ० ताप लटकल-ीनिननान )+कावथ हफब पते जज... ललिता विननशीभताओ,. फब० फलऊ अब 2] जप हल_ ७ 4. वकक्‍कमन, लक्तक कक कह. १ के ककीफ 5 हू । सात मोम. १4३॥|आमलक 


१--जाक ईद बकरादि कल गउरे बध करहि। 

मानियहि सेष सहीद पीरां । 

बापि वेसी करी पूत ऐसी सरी । 

लिहूँ रे लाक परसित्र कब्ोरा ।। 

रेदास 'ग्रथ' पृ० ६६८ 
_ जाके ईद बकरीद नित गऊरे बच करे, 

मानिये संख सहीद पीरा। 

बापि बसी करी पृत ऐसी घरी, 

दाँव नवखंड परसिध काबीरा ॥ 

पीपा, 'सर्वायी' (१३७३-२२) । 

२--जुलाहा गर्भ उत्वन्यो साथ कबीर महाम्‌ नि । 

उत्तम ब्रह्म सुमिरणं नाम तस्मात किन्याति ( ज्ञाति ) कारणाम्‌ ।। 

सर्वागी' गप्रंथसाधमहिमा, १३। 

यहू एक विशेष बात हूँ कि श्रासाम तथा बंगाल के 'जुगी' लोग सभी' 
कातने व बूनने की ही जीविका करते हूँ ( दे० डिस्टिक्ट गज टियर-++ 
शिवसागर, १० ८५-८६, कामरूप, पृ० ७७, दुरंग पृ० ५५, चित्तागांग 
प्‌ृ० ६०, बोगरा पृ० ६£प-तो प्राखाली पु० ३७ शोर नवगांग का भी । 
३--मेरी बोली प्रबी ताहि लखें नहिं कोह। 

मेरी बोली सो लखे जो धर प्रब करा होइ॥। 

क० ग्रं०, पु० ७९ पादठिप्पणी 





पिशिल | ३४ 


४«जतरे भरोसे मगहर बसियो, मेरे तन की तपनि बफाईं। 


पहले दरसन मगहर पायो, पुनि कासी बसे श्ाई॥ 
बही, पृ० २९६, पद १०, ग्रन्थ! पृ० ५२३ । 


५-०हँस उबारन सतेगुरू जग में भाइया। 


। सका कैशशफोओ 


कासी में परणट भये दास कहाइया।॥। 
बाँनन व संन्‍्यासी तो हाँसी कीन्हिया। 
कासी से मगहर आये कोई नहिं चीन्हिया ॥ 
मगहर गाँव गोरखपुर जग में श्राइया। 
हिंदू त्रक प्रबोधि क पंथ चलाइया। 
धमंदास 'शब्दावली' पृ० ४। 


“कासी हासी करवत डोले, संग गतिका मतबवाली ॥। 
प्रथ शब्दावली (ह० लि० ) ऊपर का ५ भी देखिये । 


शिरदे कठोर मरथा बनारसी नरक न बंच्या जाई । 
हरि का दास मरे मगहर सेन्‍्या सकल तिराई॥ 
ह क० ग्रं०, ( २९४-३४५ ) | 
जो कार्सी तन तर्ज कबीरा, रामहि कौन निहोरा। 
बही, ( २३१-४०२ )। 
चरन विरद कासीहि न देह । कहे कबीर भल नरके जेहू ॥। 
वही, ( १८४०२६० ) । 
जिए जल छोड़ि बाहरि भई मीना" 
तजिल बनारस सति भए भोरी ॥ 
मग्रा रमत श्रीराम -ग्रंथ, पृ० १७६, पद १५। 


। के 
रथ 

| 
* 

पि 


प्+“घट घट अ्रबिनासी भ्रहे सुनहु तकी तूम सेख । 


बीजकर ( रमेनी ६३ ) । 


४१४ हिन्दी काव्य में निर्गुंण संप्रदाय 


सेख प्रकर्दी सेख, सकदों तुम मानहु बचत हमार ।। 
श्रादि भ्रंत औ जूग जूग देखहु दृष्टि पसार । 


६--साँ बे साथू जू रामानंद । 
जिन हरिजीसों हित करि जानयो, और जानि दुख दंद ॥। 
जाको सेवक्र कबीर धीर शअ्रति सुमति सुरसरानंद । 
तव हरिदास उपासिक हरिकौ सूरसु परमानंद ॥॥ 
उतते प्रथम तितोचन नामा, दुखमोचत सुखकंद । 
खेम सनातन भक्ति सिधु रस रूप रघु रघुनंद ॥ 
प्रलि रघवंंशहि फब्यों राधिका पद पंकज मकरंद । 
कृष्णदास हरिदास उपास्थो, बुन्दावन को चंद ॥॥ 
जिन बिन जीवन मृतक भये हम, सहत विपति के फंद । 
तिन बिन उर को सूल मिटे क्यों जिये व्यास भ्रतिमंद ॥॥ 
“-राधाकृष्णदास-द्वारा अपने सूरदास का जीवनचरित्र 
उद्बत ( देखिय्रे 'राबाक्ृष्ण ग्रन्धावली , भा० १ पृ० ४५४ । ) ॥ 
ग्रापन अस किये बहुतेरा। काहुन मरभ पाव' हरि केरा ॥ 
इन्द्री कहाँ कर बिसरामा। (सो) कहाँ गये जो कहुत हुते रामा ॥। 
सो कहाँ गये जो होत समाना। होय मृतक वहि पर्दाहि समाना ॥। 
रामानंद राम रस माते । कहहि कबीर हम कहि-कहि थाके ॥। * 


--बीजक' पद ७७ । इस पद की प्रारंभिक पंवित का पाठ साधा- 
रणतः अपन शभ्रास किजे' पाया जाता है, कितु विचारदास ने अपने 
सटिप्पण संस्करण की पादटिप्पणी में बही पाठ दिया है जिसे मैने 
्रपने उद्धरण में स्वीकार किया है, यद्यपि उन्होंने स्वयं इसे स्वीकार 
नहीं किया है। किंत' मुझे जान पड़ता है कि इस पद का यही पाठ इसे 
बोधगरंय रूप देता है । 


परिशिष्ट ३ ४३६५: 


राम मोहि संतगुर मिले भ्रनेंक कलानिधि, परमतंत्त्व सुखदाई' । 
काम अ्रगिन तन जरत रही है, हरि रस छिरकि बुभाई'॥ ' 
दरस पैरस,ते दुरमति नासी, दीन रटनि ल्‍यौ भाई । 
पाषंड भरे कपूपट खोलि के, भ्रनभे कथा सुताई।। 
यहु संसार गभीर अधिक जल, को गहि ल्यावे तीरा। 
न्‍ताव जहाज खेवइया साथ, उत्तरे दास कबीरा॥। 
क० ग्रं० ( १५२-१६० ) । 
घर के देव पितर को छोड़ी, गर के सबद लयो। 
“प्रन्थ॒ ( ४६२-६४ )। 


१०-संवत पंद्रह सौ थो पाँच मो, मगहर कियो गवन । 
ग्रगहन सूदी एकादसी, मिले पवन में पवन ॥। 
संबत पंद्रह सो पछत्तरा, कियों मंगहर को गवन। 
माघ सुदी एकादसी, रलो पवन में पवत.॥ 


““विल्सन को केवल पहली साख्री ही मिली थी। दूसरी किसी 
समय पीछे दीख पड़ने लगती है । 


ट्रंवनियर तथा भ्रबुलफजल दोनों ही पुरी की किसी ऐसी श्रनुश्न ति 
को चर्चा करते हैं जिसके अ्नू सार कबीर जगन्नाथ के मन्दिर के 
निफैट गाड़े गये थे। ( ट्रंवनियर:ट्रैव्स भा० २ पृ० २६९, पुरी का 
डिस्ट्रक्ट गजेटियर पृ० १०४ तथा जरेट भा० २प० १२६ ) । 


११-हिन्दुस्ताती ( त्रेमासिक पत्रिका ) १६३२ पृ० २०६-२१३ । 


१२-क रवतु भला न करवट तेरी । लागू गले सुन विनती मोरी । 
कहहि कबीर सुनहु रे लोई | श्रब तुमरी परतीत न होई ॥ 
ग्रंथ/ पू० २६२ । 
सुन भ्रैथली लोई बे पीर । इनमुृंडियन भजि सरन कबीर ॥। 


४३६ हिन्दी काव्य में निगुण संप्रदाय 


पृ० ४९। कुछ शअ्रन्य सन्‍त-- इस पुस्तक में जिन सन्‍्तों के जीवन 
परिचय दिये गये हैं, उनके अतिरिक्त कुछ ओर हैं जो कबीर-द्वारा प्रभा- 
बवित जान पढ़ते हैं ओर जिनकी चर्चा करना आ्रावश्यक है 


१--मीराबाई--यदायपि मीराबाई व्यवहारत: संगुणोपासिका थीं 
और कृष्ण की उपासना रणछोड़ के रूप में किया करती थीं, फिर भो 
यह सच है कि उनके कहे जानेवाले पदों सें निगण विचारधारा रपष्ठ 
दीखती है । उन्होंने श्रपनी प्रेम सम्बन्धो विनय कृष्ण एवं ब्रह्म दोनों 
के प्रति एंक साथ को है ।& ओर ब्रह्म को उन्होंने अपने भीतर निवास 


२०2/#सासकभक्>अा०७७-क-तात+न्‍न नन्‍कलन कक दिन के ऑफ अल पनषनोनिननननक जे. जम अखब ले. हम. व» अकनन्‍न्‍+न्‍्काक पम्कक जे हे... निनर के». >रकपकनन भामपमबनकक 34 माजकए >> कक 


मेरी बहुरिया को धनियाँ नाउँ। ले राख्यो रमजनिया नॉंउ' ॥ 
इन मूं डियन मेरा घर धधरावा। बिट्वहि रामरमौवा लावा।। 
ऋ्हेँ कबी रसुनहु मेरी माई । इन मं डियन मेरी जाति गँवाई ।। 
“-प्रन्थ प० ६२ । 
बूडथा वंश कबीर का उपज्या पूत कमाल । 
हरिका सिमरन छाड़ के घर ले श्राया माल ॥। 
““क० ग्रं० ( २६३-१०५ ) । 


चले कमाल तब सीस नवाई । भ्रहमदाबाद तक पहुँले श्राई ।। 
““बोधसागर ( कबीरसागर्र ) पृ० १५१५। 
गंग जमन के अंतर निरमल जल पाणी । 
कबीर को पूत कमाल है, जिन इह गति जाणी ॥ 
““किमाल-“जानी  । 
9--मात-पिता तुमको दियो, तुमद्दी भल' जानों हो । 
तुम तजि और भतार को मन में नहिं श्रानों हो ।। 
तुम प्रभु पूरत ब्रह्म पूरन पद दीज हो॥ 
“बानी ( वे० प्रे० ) पृ० ८ पद १२ । 


जा 3#ए/#कनम, 


परिशिष्ट ४३७ 


करनेवाला |- तथा “गगन मंडल? चाला < बतज्ञाया है | वह सुरति.. 
एवं निरतिं का दीपक जल्षाती हैं. जिसमें प्रेम का तेल व मनसा की. 
बत्ती. जन्ना क न है ५८ जिस सेज पर सोने से उन्हें कोई नहीं रोक 
सकता चह' निर्गेष अधांत्‌ सुषुम्ता की सेज है ।> प्रेमिका होती हुई भी 
वे ज्ञान की गल्ली से होकर चलतो हैं॥8 उनकी इस रचना के भीतर 
सारी, निगंण साधना आ जाती हे--“यदि मैं अपने साहब को पा सकू 
तो उसे अपनी आँखों में बसा लू ' मेरा साहब सेरी आँखों में निवास 
करता है जिस कारण में इन्हें बंद करने से डरती हूँ । ब्रिकुटी में मरोखा 
बना हुआ हे जहाँ से में उनकी मॉकी लगाऊगी। अपनी सुरति द्वारा 
में शून्य महल्न को, देखू गी ओर उसमें ग्रानन्द की सेज बिछा द गो । 
मोरा सदा अपने को अपने प्रियतम के प्रति समर्पित करतो है, बह प्रीतस 


“+-मेरे पिय मो माँहि बसत है, कहूँ न श्राती जाती । 
नह: | 05१8 )] 


£--गगन मण्डल पे सेज पिया की; किस विधि मिलणा होय । 
(वही ( ४-३ ) | 


>--सुरत निरत का दिवला सजोले, मनसा की कर बाती । 
प्रेम हटी का तेल मेगा ले, जगा करे दिन राती ॥ 
“यही ( १०-१६ ) | 


 “-“-तेरा कोई नहिं रोकनहार, मगन होय मीरा चली । 
ऊचो अटरिया लाल किवड़िया, निरग॒ण सेज बिछी । 
सेज सुषमणा मीरा संबे, सुभ है श्राज घरी ॥। 


भक 


“वहीं ( ११-६८ ' । 


वी8-मान भ्रपमान दोऊ धर पटके, निकली हूं ज्ञान गली ।। 
बानी, ( ११-१३ ) । 


स््भ. ७».. $ के. ७ ७... | शक # 


फ््पे हिन्दी काव्य से सिगश संप्रदाय 


जो नागर तश्रा शिरिधर हे। +”” बह अनाहत सादे को ' श्रवण करती' 
है। ७” और अनादि एवं अ्रविनाशी प्रीतम को पाकर जरा मरण से मुक्त 
+ हो जाती हे। ८८” इस प्रकार मीरा में हमें सगुग अधा”' निर्शश्ष 
दौनों प्रकार के उदाहरण मिकते हैं श्रौर यदि हम लुगीगँ इस बात का 
ध्यान रखे कि उन्हें रामानम्द के शिष्य रदाल अथवा उनको ' रखनाओं 
से प्रेरणा मिली थी तो हमें आश्चय करने का कोई कारण से मिलेगा । 





मीराबाई मेड़ता के राव बोरमदेव के अनुज रतनप्िह की पुत्री थीं । 
जुनका जन्म लगभग सन्‌ १४४८ हैं? हुआ था बियाह राणा साँगा 
के पुत्र भोजराज के साथ सन्‌ १५१६ ह० में हुआ था। ज्गभग सन्‌ 
१११८ में वे विधवा हुईं थीं आर सन्‌ १६४६ है. में सर गह। 
( गौतीशंकर दहीराचन्द ओमा : राजस्थान का इतिहास प्रू७० ६५०-१ )। 


२, बावरी, बीरू, भीखा, अ्रजबदास और शाहफकीर-- बावरी और 
पारी के गुरू बीरू निर्गण सम्प्रदाय के इतिहास में लबतक भ्रैघजे चित्र ही 


ऋरामककिकका 7# ञ् के ड़ । ५ जा] हे क्र ४३ फिकुल्व + अ4 #+ 5 क $ 7 । 


+“+ननन बनज बसाऊँरी, जो में भाहब पाउरी । 
इत नेनस मोरा साहब बसता, इरती पलक नाऊँरी । 
त्रिकटी महल में बना हैं फरोखा, तहाँ से फॉफी लगाऊरी । 
सुन्च महल में सुरति जनाऊ, सुख को सेज बिछाऊंरी । 
मारा के प्रभू गिरत्रर नागर, बार-बार बलि जाऊं ॥ 
“बही ( ३०-६५ )। 
& “बिन करताल परनावग बाजे, भ्रनहद की फतकार रे ।। 
“बही (४२-१ ) | 


“साहब पाया प्रॉँदि अनादी, नातर भव में जाती ।। 


““बही, ( १-१ ) | 





४३३, 


रह गये थे जबतक गाजीपुर जिस के भुरकुडा फे निवासी बाबा रामबरस* 
दास ने महात्माओं की वाणी का प्रकाशन नहीं किया | इस प्रकाशन- 
हासा उन कई के. वसस्‍्लुतः रुचिकर जीबन पर पश्च्छा पफाश पढ़ता 
है। ये लोग ऊँची. अ्राष्यात्मिक श्रणी के संत जाम पढते हैं | इनके कुछ 
पदों को परिशिष्ट ३ में उद्घत. किय्रा गया है । बाबरी का ,कुड्दको का 
निवासी, भी कहा गया है ओर उनका समस अकबर ( सन्‌ १५५६८ 
१६०४ डे० के पहले आता है। भीखा जिनके पढ़ों से उद्धरण लिया 
गया और जिनकी चर्चा भी इस पुस्तक में की गई है, वे भी शझाध्या्मिक 
दृष्टि स इन बाचरी के ही चंशज थे और गुज्लाल्न के प्रत्यक्ष शिष्य 
थे । गोविन्द, भीखा के शिष्य थे न कि गुरू जेसा कि पहले कहा गया 
था | बाबरी की परंपरा की चंशायक्षी निम्नक्षिखित रूप सें मामी जाती 
है. १. रामानंद, २. दयानद (ये बोनों गाजोपुर जिल्ले के पता 
स्थान के निवासी थे ) ३. मसाय्रानन्द ( देहकी मिवासी ) ४, बाबरी 
४, बोर ६, यारी ७. झुकल्ो ८. गुज्ञाल ६. भीखा १०. गोवबिश्द 
झोर ११. पक्टू | जगज्ञीवन भी जो वृजन के गुरु थे इसी परम्परा की 
एक शाखा के थे और बुढ्ला के शिप्य थे, अजवदाल व शाहककोर भी 
इसो परम्परा के थे । इनकी कुछ रचनाएं 'महएमाओं की बाणी' में 
दी गई हैं | इनके विषय में और कुछ भी पता नहीं चत्कता । 






४३. बोरभान वो रभान ( जिनका शआाविभाव-कालछ्ष' रेबरंड कें० के 
अनुसार सन्‌ १५४३ है० और विद्सन के श्रनुसार सम्‌ १६४२ ई० हैं ) 
साथों वा शोर साधकों के संप्रदाय के प्रबतक हैं जो गंगा थे युक्त 
के ऊपरी द्वाबे तथा भमिरज्नापुर आदि स्थानों में पाये जाते हैं. और के 
नारनोज् के निकट अवस्थित शजसार के निषासी कहे जाते हैं । थे 
ऊदाकादास के शिष्य भी कहे गये हैं जो कहीं-कहीं गेरखनाथ के शिए्रथ 
माने गये हैं, किंतु जिन्हें ड7० के रदास का शिष्य टहराते हैं | 'ऊदाका- 
दास”! को “मालिक का हुकुम! भी कहते हैं । इस पंथ की प्रधान 


४३० द्िग्दी काव्य में लिंगंणा सेभदाध 


चुस्तक 'निर्यानबानी” है जिसे सपसाधारण को आऑवबों से सुरत्ित रखा 
जाता है श्रोर जो इसीक्षिए प्रकाशित नहीं है । पंथ के सिद्धांत एक गद्य 
पुस्तक में दिये गय हैं जिसे 'श्रादि उपदेश” बहा जाता हे#अआर जिससें 
एक हेश्वर के प्रति भक्ति, नम्नता सतोष, स्वच्छुता मुज्क वस्तु निषेध, 
एक पतनीत्रत, श्रहिसा श्रार सादे श्वेत वस्त्नों के व्यवहार का उपदेश है । 
किंतु इन उपदेशों के होते हुए भी, साध लोग बस्धं को छापने सें 
निपुण होते हैं | साथ दर्शन पर इस्लाम का प्रभाव स्पष्ट है | कबीर को ये 
लोग एक प्रकार का घमदूत वा ईश्वरोय दूत' मानते हैं ।+ 

गोरखनाथ के साथ निगगंणियों के प्रत्यक्ष सम्बन्ध का प्रमाण इस 
बात सें मिलता है कि साथों द्वारा वे एक महान पुरुष माने जाते हैं। 
'सत्त अबगत्त, गोरख, उदय कबीर” जसे शब्द व वाक्यांश इनकी फरु सा- 
बाद की चौकी? ( मठ ) के ऊपर खुद हुए हैं। ये शिव को भी महत्ता 
देते हैं जो यज्ञ में भाग नहीं लिया करते ।/८ वीरभान को डॉ० विल्सन 
डा. के! आदि, ईसाई घर्म-द्वारा प्रभावित बतजाते हैं । फिसु इस बात 
के दूर से संभव होने के श्रतिरिक्त कोई प्रत्यक्ष प्रमाण इस कथन की 
पुष्टि सें नहीं हे । एक पत्नीत्रत मात्र ही इसाइयत के प्रभाव का प्रमाण 
नहीं हे | दिंदुशओं के सामने यह आदर्श कम से कम 'वाल्मीकीय रामायण! 
के समय से चक्षा आता हे । साथों की झनन्‍्म धारणाएं निगण संप्रदाय 
के साधारण सिद्धान्तों के अनुकल ही जान पड़ती हैं। ( दे० दांट 
“आर० पएु० पएूल्च० टॉजक्शंस” भा० १, ए० २९; पूख० विरखस 
“सेक्ट्स” एू० ३५२; डा० के; ' कबीर एंड हिज़ा फ्ाज्नोवर्स पू० १६४ 
ओर यू० देव 'सरस्वती' भा० ३७ पृ० ३१ ) 

४. लाज्दास -लालदासी पंथ के प्रवतक थे जो १७ वीं इस्त्री 


परारकैवम-काहक 7 पमजबर, लह0॥ के 0॥%७//७ कक ?/अक्रप्स-रमैरम परे २० १०१: #न फैक्क। ५११९७ ' "सर्व सअरमना प्रंपा।२ कर अपर ।ब अर/जनत4 उप (४3) लेक अकपवीकस 'जड़दक कहर ०४५४ 4. 4. इकक. 4 50०] 'कॉनआाककक्गी खा ह+ ऋिष्ए। ताक. / &। 


7“ हुम्ना' होते हुकमी दास कबीर । पंदायस ऊपर' किया बजीर ॥ 
उस घर का उजीर कबीर | भ्रवगत का सिप दास कबीर ।। 
»>“>सत की भगति महादेव प॥ई । जग्य जाइ ने भीखा खाई ॥ 


क परिशिष्ट २ | ४४१ 


शताब्दी |के पूर्वार्ड में हुए थे। उनके अनुयायी श्रश्चिकतर अलवर के 
मेश्रों ल्ञोग, थे । उनके ऊपर कबीर का पूर्ण प्रभाव है और उन्होंने राम 
नाम की अ्रमैधूक्तता का उपदेश दिया है। ( डा० “के? 'कबीर एड हिज 
फ़ालोबस”, प्‌ृ० ७६ ३..) । 

९, गरीबदास--गरीबदासी पंथ के प्रवतक कहे जाते हैं जो पंजाब 
के लेहतक जिले में पाया जाता हैं। वे भी कबीर के कट्टर अनुयायी थे । 
उनके समान उन्हें किसी ने भी देवर्व व आदशरत्व नहीं प्रदान किया 
है। उनका दावा है कि सुस्दे स्वयं कबीर ने ही दीक्षित किया था। 
प्रसिद्ध है कि उन्होंने बहुत अधिक बोनियाँ लिखी थीं जिनमें से केवल 
कुछ' ही चुनकर 'ेलवेडियर प्रेस” द्वारा अकाशित हुई हैं और उनका 
प्रयोग इस ग्रंथ में जहाँ-तहाँ किया जा चुका है | उनके 'गुरुप्ंथ साहिब! 
में चोबीस सहख पद्य संग्रहोत समझे जाते हैं जिनमें से एक सहस कबीर 
के ही हैं । उनकी साखियाँ 'कबीर मन्शूर” के अंतर्गत कबीर को जीवनी 
के संबंध सें उद्घुत की गई हैं | (दे० ग? के! कबीर आदि घ० १६५)। 

६. रासचरन--शाहपुरा ( राजपूताना ) के निवासी थे और राम- 
सनेही संग्रदाय के प्रवतेक थे जिनका आविर्भाव १८ थीं इस्वी शताब्दी 
में हुआ था | उनकी विस्तृत रचनाएं हैं जो मुझे अ्रभी हाल सें मिलनी हैं । 
उन्होंने कबीर के सिद्धान्तों को दुहराया है और उन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ 
देखा है । उनके अनुयाय्रियों और विशेष कर दूल्हाराम ने भी बहुत 
बानियाँ लिखी हैं। ( दे० डा० के! 'कबीर''*? पृ० १६५ || 

. ७, पानपदास--पानपदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थ्रे और बिजनोर 
जिले के नगीना घामपुर के निवासी थे । उनकी ओर कबीर की बानियाँ 
पंथबालों-ह्वारा मान्य सममी जाती हैं. और थे लोग मेरठ, देहक्की सर- 
धना आदि स्थानों सें पाये जाते हैं । उनका ठीक-ठीक समय चिदित 
नहीं, किंतु $८ वीं इसवी शताब्दी सें हुए होंगे ( दे कबीर मन्शूर 
सा० १, ४० ३७ )। 

प्रृ० ३७८ । उनसनि ( उन्‍मन ) एक संस्कृत शब्द है जिसका अथ 


हिन्दी काव्य में निगुंगा संप्रदाय 


अतिचेतन होता*है । किंतु कबीर में कभी-कभी इसकी विचिश्न व्युत्पत्ति 
दीख पड़ती है ओर बिना श्रर्थ के परिवर्तन के यह उनमन ,( वहसन ) 
सममा जाता है जो इनसन ( यहमन ) के विपरीत हँन #हा को 'तत” 
भी कहा गया है ओर इसीक्षिएण सत्य को तत्व,कहुओह । इन संतों के 
ग्रनुसार हमारे भीतर का सत्य 'उनमन” अथवा बह सन है जो पराध्पर 
( तनन्‍्मनत्व ) के साथ संबद्ध हैं। यह' प्रकाशमय भन है जो 'हक्सन! 
अर्थात्‌ सांसारिक अनुभवोंचाले मन के विपरीत हे और जो इसी कारण 
'खाकी! वा घधूलिमय है । 


